प्रस्तावना 


समकालीन भारतीय साहित्य पर साहित्य अकादेमी यह छोटी-सी 
पुस्तक प्रकाशित कर रही है, यह जानकर मुझे प्रसन्‍नता हुईं। इसमे 
ढेखको ने प्रत्येक भारतीय भाषा की पार्व॑भूमि, साहित्य के विकास 
की सक्षिप्त रूपरेखा और वर्तमान धाराप्रो का सर्वेक्षण दिया है। इनके 
दृष्टिकोणो मे एक प्रकार की अन्विति है, चूंकि विभिन्‍न भाषोंक._ 
लेखक एक ही समान उत्स से प्रेरणा पाते हे और सबका भावनात्मक 
भर वोद्धिक श्रनुभव भी कम या अधिक मात्रा में प्रायः एक-सा है। 
हमारा देश बाहर से आने वाले विचारो के प्रति कभी भी भ्रसवेदनशील 
नही रहा है; परन्तु उन सब विचारों को हमारे देश ने सदा भ्रपना 
विशेष रग और छटा प्रदान की है । 

साहित्य एक पावन माध्यम है, और उसके सत्प्रयोग से हम भ्रज्ञान 
भ्रौर पक्षान्धता की तामसिक शक्तियों से सघर्ष कर सकते है; और 
राष्ट्रीय एकता तथा विश्ववधुत्व स्थापित कर सकते हे । साहित्य मे 
भूतकाल की गूंज, वर्तमान का प्रतिबिम्ब और भविष्यत्‌ के निर्माण की 
शक्ति होती है। 'तेजोमय वाक' के द्वारा ही पाठक जीवन के प्रति भ्रधिक 
मानवी और उदार दृष्टिकोण विकसित कर सकते हे, जिस दुनिया में 
वे जीते है उसे श्रधिक समझ सकते है, अपने-भ्रपको पहचान सकते है, 
ओऔर भविष्य के लिए विवेकमय योजना बना सकते हे । 

में श्राद्मा करता हू कि यह छोटी-सी पुस्तक पाठकों को हमारे मन 
भौर हृदय, श्राशा भ्ौर प्राकाक्षाओ के निर्माण-क्षणो की वेदना का लेखा 
दे सकेगी । 


““त० राधाकृष्णन 


न 


क्रम 


१. भ्रसमिया बिरिचितुमार बरुभा ! 
२, उड़िया मायाघर मानसिह २४ 
३. उर् स्वाजा प्रहमद फारुकी ४८ 
४ केल्तड वि० कृ० गोकाक ७६ 
५. कश्मीरी पृथ्वीनाथ पुष्प" १०५ 

६ गुजराती भनसुखताल भवेरी १२५ 

७. तमित् ति० पी० मीनाक्षिसुन्दरम्‌ पिल्ले १५२ 

८, पैलुगु के० रामकोटीश्वर राव १७४ 

९. पजाबी दृशवन्त्सिह १९४ 

१०, बंगला काजी प्रब्दुल वदूद २१४ 
११. मराठी मगेश विटृठल राजाध्यक्ष..._ २४० 
१२, मलयालम सी० कुम्जन्‌ राजा २७१ 
१३ पंस्कृत बे० राघवन १६६ 
१४, सिन्धी ला० ६० अजवाणी ३७१ 
१४. हिन्दी सच्चिदानन्द वात्स्यायन ३९४ 
4६ अंग्रेजी के० प्रार० श्रीनिवास भ्रायंगर. ४३० 
परिशिष्ट १-शेखक-परिचिय ४६६ 


परिशि्ट २-नामानुक्मणी डी9६ 


आज का भारतीय साहित्य 


असमिया 


बिरिचिकुमार बरुप्ना 


सामान्य परिचय 


भाषाग्रो के भारोपीय परिवार में से एक है 'भसमिया । यह उस 
परिवार की पृ्व॑ की भोर की बिलकुल छोर की भाषा है। यह सब 
प्रकार से सपृर्णतया भाये भाषा है, व्याकरण, शब्द-हूप, वाक्य-रचता 
प्रादि सभी दृष्टियों से । उडिया भौर बंगला ही की तरह प्रतमिया भी 
प्राच्य भ्रपभ्रश से निकली है। 

प्रसमिया साहित्य का सबसे प्राचीनतम लिखित उदाहरण तेरहवी 
शती ईस्वी मे मिलता है। यह नमूना घामिक साहित्य का है और प्रायः 
ससक्ृत से निकला हुआ है। इस उदाहरण से कई शताब्दियों तक के 
साहित्य की धारा का पूर्वाभास मिलता है। चौदहवी शती ईस्वी से भ्रस- 
मिया साहित्य स्थानीय सामन्तो और छोटे-छोटे राजाप्रो के प्राश्रय मे 
पतपता रहा। इसी काल में माधवकदली ते 'महामाणिक्य तामक कचारी 
राजा की प्रार्थना पर रामायण का श्रनुवाद किया । महाभारत में से कई 
कयानक भ्रसमिया मे भ्रनूदित हुए। 'नाग-देवी' मनसा के स्तुति-गीत भौर 
उसके विषय में लोकवार्ताओो का प्रणयन भी इसी काल मे हुम्ना । 

प्रसमिया साहित्य, ईसा की पद्रहवी शर्ती मे, शकरदेव द्वारा प्रवतित 
तव्य-वैष्णव-श्रान्दोलन के उदय के साथ-साथ अधिक उभरकर सामने 


२ आ्राज का भारतीय साहित्य 


आाया। मध्य-बुग में आसाम के सास्कृतिक और प्राध्यात्मिक जीवन में, 
म्रमम-निव्गसियों की दृष्टि में शकरदेव का व्यक्तित्व सवसे वडी घटना 
है। गकरदेव और उनके अनुयायियों के धामिक श्रान्दोलन का लक्ष्य 
केवल धर्मोपदेश देना और अपनी शिप्य-मडली बढाना ही नहीं था। 
उन्होने श्रसमभिया जीवन और साहित्य को, वृद्धि और जिक्षा को वडी 
प्रेरणा दी । शकरदेव और उनके अनुयायियों ने असमिया मे युग-प्रवर्तेक 
साहित्य निमित किया । पद्रहवी और सोलहवी शती ईस्वी में सत कवियों 
ने जो साहित्य निमित किया वह कई प्रकार का था महाभारत, रामायण 
और भागवत पुराण के अनुवाद, उनके आधार पर आख्यान, वेंप्णव 
सिद्धान्तों के भाप्य और टीकाएँ, धामिक गीत तथा नाटक, जिन्हें क्रम" 
'बरगीत' श्रौर 'अ्रकिया नाट' कहा जाता था । 

गसमिया साहित्य ईसा की सत्रहवी छाती में, आहोम राजाओं के 
आ्राश्नय में विकसित हुआ | इसी काल में उसमे बुरजियों का सवसे अधिक 
विकास हुआ है। भ्राहोम राज-दरवारों के मुख्यत गद्य में लिखें ऐति- 
हासिक वृत्त या अभिलेखो को 'वुरजियाँ नाम से भ्रभिहित किया जाता 
है। इस काल के इस विलक्षण ऐतिहासिक साहित्य के विपय में मर 
जी० ए० ग्रियर्सन नें भ्रालोचना करते हुए लिखा है “असमिया लोग 
श्रपने राष्ट्रीय साहित्य के प्रति गव॑ अनुभव करते हे । यह गव॑ उचित 
ही है । जान की और अध्ययन की एक ऐसी शाखत्रा में वे सर्वाधिक सफल 
हुए है जिसमे भारत सामान्‍्यत बहुत पिछडा हुआ है। वुरजियो की ऐंति- 
हासिक रचनाएं श्रगणित है, भौर वहुत वडी-वडी हे । अ्रसमिया नागरिक 
के लिए वुरजियों का ज्ञान एक श्रावदयक भर भ्रनिवायं गुण माना जाता 
है।” (लिग्विस्टिक सर्वे श्राफ इण्डिया) घामिक साहित्य के अतिरिक्त 
असमिया के और भी जो वहुत-से गद्य और पद्च के ग्रन्य राज-दरवारों के 
आश्रय में लिखे गये, वे वैद्यक, ज्योतिष, गणित-गास्त्र, नृत्य और स्था- 
पत्य के विपय में हे। कई श्युगारिक प्रसगो पर भी गीत और पद्च रचे 
गये, और “गीत-गोविन्द' के कई भ्रनुवाद भी हुए । 


असमिया ३ 


जब राजाश्रय मे ऐतिहासिक और उपयोगी साहित्य का विकास हो 
रहा था, तब वेष्णव सत्रो और मठो की छाया मे एक भिन्न प्रकार का 
साहित्य जन्म के रहा था। इनका नाम 'चरितपुथी' (वंष्णव सनन्‍्तो की 
जीवनियाँ) था । यह हमारे साहित्य मे एक नया ही प्रकार था। ग्रब तक 
तो साहित्य देवी-देवताओ्रो के एकछन्र भ्रधिकार मे था, परन्तु श्रब बुरजियों 
और चरितपुथियो, दोनों मे, पहली बार मातव-चरित्र को भी उसका 
विषय बनाया गया | 


आधुनिक काल 


अट्ठारहवी झती का श्रन्तिम भाग और उन्नीसवी शती का प्रथम 
भाग असम के इतिहास के अधेरे काल-खण्ड हे। खानाजंगी भौर बलवे 
के प्रतिरिक्त मोआमरियों के बीच धाभिक सघष्ष भी हुए । मोग्रामरिया 
वेष्णो का एक लडाकू सम्प्रदाय था। अन्त में बर्भियों के आक्रमण 
(ईस्वी १८१६-१८१९, १८२४) भी हुए और श्रसम को स्वतन्त्रता 
खोनी पडी । श्रग्नेजों ने आसाम को १८२७ में हथिया लिया । ब्रिटिश 
राज्य के भ्रारम्भ मे (१८३६-१८७२) अ्रसमिया भाषा को स्कूलो तथा 
कचहरियो में कही भी स्थान नहीं मिला। अ्रत शअ्रसमिया भाषा के 
विकास और प्रगति का यह यूग नहीं था। ईस्वी १८३६ मे, जिस वर्ष 
असमिया की सरकारी स्थिति समाप्त हुईं, उसी वर्ष श्रसम में 
अमरीकन बैप्टिस्ट मिशन के कुछ सदस्य भ्ाये । अ्रपत्ती और चीजों के 
साथ, धर्म-प्रचार के साधनों मे वे एक छापाखाना भी वहा ले श्राये । 
१८४६ ईस्वी में अ्मरीकन मिशनरियों ने शिवसागर से भ्रसमिया 
भाषा में अरुणोदय' नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ 
किया । धार्मिक पुस्तिकाओं के साथ-साथ, मिञ्रनरियो ने विविध विषयों 
पर स्कूल के पाठ्य-प्रथ भी प्रकाशित किये । मिशनरियो के प्रयत्नों से 
और उस समय के स्थानीय नेताग्रो के मत से सहायता पाकर, असमिया 
को सन्‌ १८८२ में अपनी उचित स्थिति पुन प्राप्त हुईं। इस काल के 


४ झ्राज का भारतीय साहित्य 


भाहित्यिक इतित्व के विषय में मिस्टर पी० एच० मूर नामक मिजनरी 
विद्वान और भाषाणास्त्रज्ञ ने १९०७ में कहा था 

“भ्रसमिया का आधुनिक साहित्य, चाहे वह ईसाई धमे-विपयक हो 
था अन्य, उननीसवी शत्ताब्दी के अतिम आठ वर्षो की ही उपज मानना 
चाहिए । श्रसिमया ईसाई साहित्य के सस्थापको में ब्राउन, ब्रान्सन और 
निधि लेवी की त्रयी विशेष रूप से प्रख्यात है ।” 

फिर भी साहित्य सजा को सार्थक करने वाला लेखन वीसवी शती 
के आरम्भ में शुरू हुआ । उन दिनो कलकत्ता के कालछेजो मे जिन असमी 
तरुणो ने शिक्षा प्राप्त की थी उन्हीके प्रयत्न से यह कार्य बढ़ा । कलकत्ता 
में पढने वाले स्वश्री चन्द्रकुमार प्रगरवाल (१८५८-१९३८), लक्ष्मी- 
नाथ वेजबरुभ्रा (१८६८-१९३८), हेमचन्द्र गोस्वामी (१८७२-१९२८), 
भ्रौर पद्मनाथ गोहाँई वरुआ (£१८७१-१९४६) ये चारो मित्र थे। इन 
चारो तरुणो ने १८८९ में 'जोनाकी' (जुगनू) नामक एक मासिक पत्रिका 
शुरू की । इस पत्रिका में प्राय उन्ही स्व॒रों का आरोह मिलता है जो 
कि अग्रेजी रोमाटिक भ्रान्दोलन मे विशिष्टता से पाया जाता है। आधु- 
निके असमिया साहित्य के पुनर्जागरण की मूल उत्स वह राष्ट्रीय चेतना, 
इन लेखको तथा उनकी मित्रमंडली के लेखको के द्वारा विविध रूपिणी 
श्रभिव्यजना पाती रही । 

इन लेखकों ने न केवल कोमल गीत, स्फूरतिदायक, देशभक्तिपूर्ण 
कविताएँ भ्रौर ओजस्वी, वर्णनात्मक कविताएँ, कई विपयो को छूते हुए 
निवध, कहानियाँ, नाटक और साहित्यिक, सामाजिक तथा धामिक 
उपन्यास ही लिखे, वल्कि ऐतिहासिक गवेपणा तथा लोक-गीत और 
लोक-वार्ताग्रो के सम्रह-जैसे कार्यो में भी बहुत दिलचस्पी ली । 


आरभिक रोमाटिक 
पँग्रेजी साहित्य से इन कवियों ने अपनी मृख्य स्फूर्ति ग्रहण की । 
वे सब प्रेम भ्रौर सौदर्य के भावगीतो के लेखक थे । इन कवियो मे लक्ष्मी- 


भ्रसमिया ५्‌ 


नाथ बेजबरुआ सबसे अधिक सव्यसाची थे। वे उत्तम कवि तथा महान 
निबधकार होने के साथ-साथ विख्यात पत्रकार भी थे। उनकी कविता 
ने सब रूढ श्ुखलाओ को तोड दिया। उन्होंने न केवल भाव-जगत मे 
एक नवीन स्वर दिया था, अपितु वे ताजे साहित्य-हप और शैलियो को 
भी शुरू करनेवाले थे। प्रेम-गीत, प्रकृति-विषयक कविताएँ, आख्यान- 
काव्य, तथा वीर-काव्य उनकी विशेष देन हे । उनके देशभक्तिपूर्ण गीतो 
और कविताओं मे (उदाहरणार्थ 'अमोर जन्मभूमि', 'मोर देश', असम 
सगीत' और 'बीन बैरागी' मे) लक्ष्मीनाथ ने भ्रसमिया सस्क्ृति और 
इतिहास की महत्ता को बड़ी उमग और उच्छवसित आहयसा से वर्णित 
किया है। बेजबरुआ की राष्ट्रीय भावनाओं को अतीत के रोमाटिक 
आदर्शीकरण ने उत्प्रेरणा दी, और उन्होने श्रपनी रचनाओं में प्रसम की 
उस भावी प्रगति मे भ्रटूट झ्रास्था प्रकट की, जो केवल राजनीतिक और 
भौतिक ही नही, सौदय समन्वित एवं नेतिक भी होगी । 

देश-भक्तिपूर्ण कविता के दूसरे लेखक कमलाकान्त भट्टाचाय॑ हे । 
कमलाकान्त कौ देश-भक्ति केवल एक विस्मृति श्रौर नींद में डूबे हुए 
देश को अपने अतीत सास्क्ृतिक गौरव की दिशा में जगाने के लिए नहीं 
थी, बल्कि उनका उद्देश्य देश मे लोकतन्त्रात्मक शासन की आ्रावश्यकता 
सिद्ध करना भी था। कमलाकान्त के 'चिता' और 'चिंता-तरग” नामक 
दो प्रसिद्ध काव्य है। स्वतन्त्रता के अभाव भर उसके कारण हुई देश की 
दुर्देशा को उन्होने बहुत गहराई के साथ अनुभव किया है । 

चन्द्रकुमार भ्रगरवाल ने कई सुकोमल पद्य लिखे, जो श्रब 'प्रतिमा' 
और 'बीन बैरागी' नामक काव्य-सग्रहो मे सकलित हे । इन पर फ्रासीसी 
दाशनिक आगस्ट कौत और वैष्णवो के मानवता की पूजा के सिद्धांत का 
प्रभाव है। दुर्गेश्वर शर्मा भौर तीलमणि फूकन प्राध्यात्मिक विचारों 
वाले दो और कवि हे । दाशंनिक कवि दुर्गेश्वर शर्मा का प्रधान विषय 
आत्मा और परमात्मा, तथा व्याकुल भ्रात्मा की भ्रात्म-ज्ञान के लिए 
शादवत प्राकाक्षा है। नीलमणि फूकन की कविताओं में भावों की 


६ श्राज का भारतीय साहित्य 


अपेक्षा विचार श्रधिक है । उनकी “मानसी” नामक कृति में कवि की 
सादर्य-पिपासा लक्षित होती है और उनकी 'सन्धानी' में भी इसी प्रकार 
की सत्य और सौन्दर्य की भ्रमर टोह दिखाई देती है। फूकन १९४२ में 
अगस्त क्रान्ति में भाग छेने के कारण कारावासी हुए थे। कारागार 
की अ्रपनी अनभूनियों को उन्होंने 'जिजिरी' नामक कृति में अभिव्यक्त 
किया है | 
लितिग्बर वदबरुओआ अग्रेजी साहित्य के गम्भीर अ्रव्येता थे । उनकी 

रचनाझो में शक्‍्सपियर, बह स्वर्थ और मिल्टन के प्रभाव का प्राचुर्य 
मिलता है। अ्रसमिया नापा में अतुकात मृक्तछद, सानेट और विलापिका 
आ्रादि उन्हीके द्वारा घुरू हुए। अतुकात पद्य-रचना के लिए उन्होंने 
माइकेल मधुमूदन दत्त के उदाहरण से परे जाकर णेक्सपियर तक के 
भण्दार को भी टटोला। उनके काव्यों मे ऐतिहासिक “कमतापुर घ्वस' 
(१९१२) और 'यृद्ध क्षेत्रत श्राहोम रमणी” विख्यात है । दोनो काव्य 
आहोम इतिहास में से है, और ये ऐतिहासिक भावों से भरे है । बडवरुशा 
की अपने पितृदेश के प्रेम से परिपूर्ण ये वीर-रमयुक्त पक्तियाँ अ्रसमिया 
में लोकोक्ति का रूप धारण कर चुकी हे 

“जो रणागन में अपना जीवन अपित करता है 

अपने पितृदेश की मुक्ति के लिए समर-रत, 

उसे मृत्यु के वाद आनन्द मिलता हे । 

उसके लिए मृत्यु जाब्वत विश्ाम है । 

सुख से भरा, विव्व माता के अ्रक में, 

उसके लिए अ्रग्नि मधुर चाँदनी के समान है, 

मिट्टी का बिदछावन फूलों की सेज है, 

और उसके गठन को छेंदनेवाले भाले 

उस पर फूलो की वर्षा की तरह हैँ ।” 

इसी काल के दूसरे मनोरजक कवि हे अविकागिरि रायचोधुरी | 

श्रविकागिरि अ्रमम में कवि, गायक, सगीत-रचनाकार, पत्रकार, राज- 


ग्रसमिया ७ 


नीतिक क्रातिकारी और देश-भकत के नाते विख्यात हे । अपने युवा-काल 
में उन्होने कोमल प्रेम-गीत लिखें। उनका प्रतीकवादी काव्य 'तुमि' 
१९१५ मे प्रथम प्रकाशित हुआ । छोटी-छोटी दछ्षमात्रिक पक्तियों मे, 
यह कविता अपनी कोमलता, मधुर लय और मनोहारी सगीत के कारण 
प्रद्वितीय वन पडी है। 'तुमि' की विषय-वस्तु कवि के सुन्दर और प्रती- 
न्दरिय कल्पना-चित्रो से भरी हुई है। बाद के जीवन मे, स्वतन्त्रता के 
आन्दोलन और उसमे बन्दी-जीवन के अनृभव के कारण जीवन और 
काव्य के प्रति कवि का दृष्टिकोण बहुत अधिक बदल गया। अरब 
प्रव्किगिरि केवल उद्वोधपूर्ण राजनीतिक कविताएँ ही लिखते हे । 

इस काल के सबसे महत्त्वपूर्ण कवि है रघुनाथ चौधुरी, जिन्हे सामा- 
न्यत 'विहंगी-कवि' (पक्षियों के कवि) कहा जाता है। उनके प्रथम 
कविता-मग्रह 'सादरी' (प्रिया) में पक्षियों भौर फूलो के प्रति कवि की 
विशेष ममता दिखाई दी थी । उसके वाद उनकी दो और छबी कवि- 
ताएँ अलग से प्रकाशित हुई, जिनके नाम हें कैतेकी' (बुलबुल) और 
'दहीकटरा' (पक्षी विशेष) । इन दो कविताओं में विहग-विषय ही कवि 
के मन में भ्रधिक प्रतिष्ठित हुआ । 'केतेकी' की केन्द्रीय कल्पना यह्‌ 
है कि इस पक्षी के आगमन के साथ-साथ सारी पृथ्वी को एक नवजन्म 
प्राप्त होता है। केतेकी' का गीत एक प्रकार का 'तनुरहित आनन्द श्र 
मनृप्य के लिए अज्ञेय पूर्णता का सुखद स्वर-मिलाप है। कवि ने यहाँ 
इस विपय के द्वारा प्रकृति के उन सौदय॑-स्थलो का चित्रण किया है जो 
उन्हें प्रिय हे । कालिदास की कृतियो ने उन्हे बहुत प्रभावित किया है । 

यतीच्धनाथ दुशारा* मे विनेतिक निराशावाद की रोमाटिक विक्ृति 
अपनी पूरी अभिव्यक्ति पाती है। उनकी रचनाएँ उनकी व्यक्तिगत भाव- 
नाओो, परस्पर विरोधी मनोदशाझ्रो, लज्जालु प्रेम और भावनात्मक आशा- 
भग आदि का छेखा है। दुआरा ने असमिया कविता को भाव्दिक भ्ौर 


“आपको रचना 'वनफूल? को खतन्त्रता के वाद प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ असमिया ऋरथ 
के नाते साहित्य अकाढेमी का पुरस्कार दिया गया | 


८ श्राज का भारतीय साहित्य 


छादिक विविधता की समृद्धि दी, मानो वे ही प्राकृतिक कल्पना-चित्रों की 
समृद्धि और ताज़गी से भरी नई फसल असमिया साहित्य में लाए। 
उन्होंने अपनी वहुत-सी कल्पना-प्रतिमाएँ नदी, नाव और नाविको से 
प्रेरित होकर बनाई है । यतीन्द्रनाथ की एक पुरानी कृति 'अमर तीर्थ! 
(१९२६) थी, जो कि खय्याम की रुवाइयो का एक भाव-कोमल और 
उत्तम अनुवाद है। वे अपने गद्यकाव्यो (कथा-कविता) के लिए विख्यात 
ही नहीं, वल्कि इस घारा मे वे एकमात्र सफल असमिया लेखक है । 

रत्नकात वरकाकती की कविताओ्रो में भौतिक प्रेम के कोमल भाव 
बडे ही आकर्षक और सुन्दर ढंग से व्यजित हुए है । रत्वकात को रवीद्र- 
नाथ ठाकुर के अध्ययन से, विशेषत. छन्दों के मामले मे, बहुत लाभ 
हुआ है । छद के क्षेत्र मे देवकात वरुआ ने भ्रसमिया कविता मे एक नया 
चमत्कार उत्पन्त किया | देवकात ने अपनी प्रेम-कविताओं को उस 
नाट्यात्मक स्व-सवाद (मोनोलॉग) के रूप मे ढाला, जैसा कि रावर्ट 
ब्राउनिंग में पाया जाता है।. - 

डिम्बेश्वर निश्ोग और विनन्दचन्द्र वरुआ ने कई सबकक्‍त भक्तिपूर्ण 
ऋमवद्ध कविताशो की रचना की | उन्होने मुख्यत. भ्रसम के गौरवमय 
अतीत को उसके दुखद वर्तमान के विरोध मे अकित किया। जहा-जहा 
उन्होने प्राधीन को फिर से उठाया है, धैर्य, स्फूति और वर्तमान और 
भविष्यत्‌ के लिए प्रकाश पाने के लिए ही उठाया है। वे अपने पुरातन 
काल के श्रेष्ठ पुत्रो और पुत्रियों का स्मरण करके उगती हुई पीढी को 
उनके आद्णशों पर चलने का आदेश देते हे । विदेशी सत्ता और भोपण 
की श्रृखलाओ को तोडकर पुन एक समृद्ध और जीवन की सव विद्याग्रो 
में प्रततिशी । असम के निर्माण का सन्देश देते हें । साहित्य, भाषा, 
सस्क्ृति, स -कुछ पुन. सजीवित करना होगा । भ्रधिक ज्वलब्त देश- 
भक्तिपूर्ण विता प्रसनन्‍नलाल चौबुरी के पद्मो मे पाई जाती है। 

इस अरद्धंशताब्दी में जिन अनेक महिलाओ ने साहित्य को योगदान 
दिया, उनमे नलिनीवाला देवी प्वसे अ्रधिक प्रतिभाशालिती हूँ । रहस्य- 


असमिया ९ 


वादी कवयित्री के नाते नलिनीबाला देवी मे भ्रपरिभाषेय व्याकुलता 
है, एक ऐसी चीज के लिए प्यास है, जो [किसी व्याख्या में नही 
बंधती । वही केन्द्रीय विषय उनके 'सधियार सुर, 'सपोनर सुर' तथा 
'प्रशमणि' नामक तीनो काव्य-सग्रहों मे मिलता है। उनकी सभी 
कविताओो मे एक ऐसे हृदय के दर्शन होते है जो कि जीवन के व्यापक 
दुख और दर्द से घायल है। धर्मर्वरी देवी बरुआती दूसरी प्रसिद्ध 
भक्ति-प्रधान कवयित्री हे । धर्मेश्वरी देवी के 'फुलर शराई' (फूलों का 
टोकना) और 'प्राणर परश' ( प्राण-स्पर्श ) नामक दो काव्य-स ग्रह 
प्रकाशित हुए हे । दोनो ही मे प्रकृति मे परमात्मा के दर्शन और व्यक्ति- 
गत श्रात्मा के विव्वात्मा मे मिलन की इच्छा में गहरी प्रास्था व्यक्त 
हुई है। गद्य ओर पद्च दोनो क्षेत्रों मे श्राज की अनेक उदीयमान लेखिकाशो 
में सुप्रभा गोस्वामी, प्रीति बर्भा, लक्ष्यहिरा दास, सुचिब्रता रायचौधुरी 
आदि उल्लेखनीय हे । 


युद्धोत्तर कविता 


गत महायुद्ध तक असमिया कविता के प्रधान विषय द॑वी तथा भानवी 
दोनो प्रकार के प्रेम के भ्रतिरिक्त प्रकृति भौर देश-भक्ति थे “तब से 
हमारे कवि, विशेषत नये कवि, समाजवादी और माव्सवादी सिद्धान्तो 
से भ्रधिकाधिक परिचित होने लगे हे । वे जीवन को अब सरल और 
सुगम नही, बल्कि भ्रत्यन्त जटिल भ्ौर परस्पर विरोधी समस्याओ्रो से 
ग्रस्त मानते है । उनकी कविताएं, भ्रनिवायंत , असबद्धताश्रों को लेकर 
लिखी जाती हे भर हास्य-व्यग्य दोनो ही की विविध जीवन-छवियों का 
सामजस्य उनकी गरभीर कविताओं तक में पाया जाता है | ये तरुण कवि 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूरोपीय प्रतीकवादियो के सिद्धान्तो 
और टेकनीक की ओर भ्रधिकाधिक भ्राकृष्ट होने लगे हे । इनमे से कुछ 
टी० एस० इलियट तथा कुछ बुद्धदेव बसु, जीवनानन्द दास, भ्रमिय चक्रवर्ती 
आदि आधुनिक बगाली कवियो से बहुत प्रभावित है, क्योकि इसमे से 


9० झ्ाज का भारतीय साहित्य 


वहुत-में अ्समिया लेखकों की कालेज की शिक्षा कलकत्ता मे हुई या 
उन्होंने वगला-कविता गहरी सहानुभूति के साथ पढी। ये कवि अपनी 
रचनाओ में पूजीवादी शोपण का उल्लेख करके, वर्ग-तघर्ष और समाज- 
व्यवस्था मे शीघ्र ही भ्रामूलन-चूल परिवतंन करने की झोर सकेत करते 
है । नई समाज-व्यवस्था के कारण उत्पन्न सेक्स के उलके हुए प्रश्न, और 
अ्रवचेतन मत की वारीकियाँ भी इस नई कविता में विचित्र शैली और 
भ्रपरिचित भाषा में व्यक्त होती हें। यही नही, इस नवीन शब्दावली 
के वान्ते, इन कवियो ने अनेक अ्भिव्यक्तियो के लिए विज्ञान और मनो- 
विज्ञान से बन्द लिए है । भ्रत न केवल विषय-वस्तु वरन्‌ इस नई कविता 
का वाह्म रूप भी एकदम नया है। ये कवि ऐसे है कि जिन्होने परपरागत 
काव्य-झप और टेकनीक भी छोड दिए हे भौर उन्होने मुक्त-छद को 
तथा छद के मुक्त रूपो को भी अपनाया है। उनके कल्पना-चित्र नये हे, 
और जहां परपरागत भ्रतिमानो का प्रयोग भो उन्होने किया है वहाँ एक 
विनक्षण ढग मे नया अर्थ ही उनकी रचनाम्नो में परिलक्षित होता है। 
इन छेखको में इन प्रकार की प्रतीकवादी कविता के सबसे प्रथम 
प्रयोग करने का श्रेय हेम वरुभा को है। बरुप्रा की कल्पता-चित्रावली 
तवीन भौर व्यग्यात्मक विपर्ययों से समन्वित है तथा टेकनीक क्षिप्त और 
अनाधारण है। नवकात वरुआ ने भी इसी शेली मे प्रयोग किये है। उनका 
है भ्ररण्य, हे महानगर' एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसमें बोल- 
चाल की साधारण भाषा ओर कठिन सस्कृत शब्दों का विचित्र मिश्रण 
है । उनकी नई काव्य-जेंली जटिल भाव-प्रतिमाओ से ग्रस्त है । तवकान्त 
बोरा और महेन्द्र बोरा दानो ही एक-सी आलकारिक शैली अपनाकर 
अपनी रचनाओं में अग्रेजी, सस्कृत और अ्समिया के प्राय स्वंविदित 
अथवा अज्ञात ओर अल्पविदित उद्धरणो का उपयोग करते हे, और बाद 
की पक्तियों में प्रामतोर से उन उद्धरणो की विवेचना ही रहती है। 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रकारिता ने इस नई कविता के 
विकास ने सहायता दी। विजेषत- 'रामधेनु' (इद्व-बनूष) नामक मासिक 


अस्मिया ११ 


पत्रिका के प्रास-पास सब नये भ्रच्छे लेखक जमा हो गए हे, जैसे वे एक 
परिवार के सदस्य हो । क्योकि इन तरुण कवियों मे कई लोग साहित्य 
को राजनीतिक श्रौर सामाजिक वाद-विंवाद तथा भ्रराजकतापूर्ण भौर 
भ्रव्यवस्थित रूप में प्रचार का माध्यम मानते हे, श्रत उनके पद्च पत्र- 
कारिता के स्तर से ऊपर नही उठ पाए। आ्राधुनिक भ्रसमिया कविता में 
सबसे खेदजनक स्थिति यह है कि पुराने कवियो ने प्राय लिखना बन्द 
कर दिया है, और तरुण कवि श्रभी प्रयोगावस्था में ही हैं। अभी 
असमिया में सच्चे अर्थो मे, नई कविता का जन्म होना वाकी है। 


ताठटक 


नाटक और रगमच दोनो क्षेत्रों में असमिया की परम्परा वडी ही 
समृद्ध रही है। भ्रकिया नाट (जो कि मध्ययुगीन नाट्य-रचना थी) 
भ्रभी भी गाँवों मे लोकप्रिय मतोरजन के नाते श्रपना प्रभाव कायम रखे 
हुए है। परन्तु श्राधनिक भ्रथों मे नाटक पश्चिम से हो आया है। 
असमिया मे पद्िचिमी ढग के सबसे पुराने नाटककार गुणाभिराम वरुआ, 
हेमचन्द्र बर्थ भौर रुद्रराम बरदले हे। इस कला-हप का पहला सुविक- 
सित उदाहरण हमे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआा और पद्मनाथ गोहाँई बरुआ 
में मिलता है। बेजबरुआा के नाटकों में देश-भक्ति की भावना सबसे 
प्रधान थी। 'चक्रध्वज सिह' में उन्होने श्रसम के इतिहास के एक गौरव- 
पूर्ण अ्रष्याय का चित्रण किया है। यह नाटक भ्राहोम राजा चक्रध्वजसिह 
(१६६३-१६६९) के राज्य पर आधारित है। उनके राज्य-काल में 
झसम पर बार-बार मुस्लिम झ्राक्रमण हुए और लचित वरफूकन के 
सुधोग्य नेतृत्व में आाक्रामको को मार भगाया और पूरी तरह हराया। 
'बेलि-मार' (सूर्यास्त), जिसमे कि असम पर बर्मा के झ्राक्रमण (१८१६) 
की कहानी है, न केवल तत्कालीन घटनाओं को चित्रित करता है, अपितु 
उसमे उस समय के श्राहोम-राज-दरबारों की उस विलास-जजंर हासो- 
स्मुखता की भी गध है, जिसके कारण असम को अपनी स्वतन्त्रता 


१२ आज का भारतीय साहित्य 


खोनी पडी । एक दूसरे ऐतिहासिक नाटक “जयमती” में इतिहास का 
चित्रण होने के साथ-साथ एक भोली-भाली नागा लडकी डालिमी के 
चरित्र के श्राम-पास रोमाटिक विस्मय का भाव-वलय बुना गया है। 
लक्ष्मीनाथ के प्रहमन खुब व्यग भर हास्य से भरपूर है । 

पंञ्ननाथ गोहाँई बरुआ हमारे गद्य और पद्म के महान लेखको में से 
एक हूँ। उन्होने ऐतिहासिक और पौराणिक दोनो प्रकार के विषयो पर 
नाटक लिखें और तीन प्रहसनों की रचना कौ। उनके चार नाटक 
जयमती' (१९००), 'गदाधघर' (१९०७), 'साधनी” (१९११) और 
'लचित फूकन' (१९१५) आ्राहोम-इतिहास पर श्राधारित हे । कथानक 
के विकास की दृष्टि से उनके नाटकों में सयम का सर्वथा श्रभाव तो 
दृष्टिगत होता ही है, साथ ही उसने इनसे कोई नई दिशा या प्रकाश भी 
नही दिखाया । श्रति भावुकतापूर्णता, भूत-प्रेत, परलोक-विपयक वस्तुओं 
के अनावव्यक वर्णन, प्रक्ृति-प्रेम, प्रयोजनहीन सवाद और हास्यभरे अनु- 
चित दृश्यों के कारण इन ऐतिहासिक नाटकों में कथानक के सहज संगठित 
विकास में बाबा पडी है। गोहाँई वस्त्मा ने सामान्य जनता और ग्रामीण 
दृष्यो के चित्रण में बहुत कुअलता दिखाई है। अपनी “गाँववूढा' नामक 
कृति में तो वे बहुत ही सफल हुए हैँ । इस प्रहसन में उन्‍नीसवी भती की 
ग्रतिम दशाव्दी के ब्रिटिंग गासन का बहुत यथार्थवादी चित्र दिया गया 
है। दीनवधु मित्र के वगाली नाटक “नीलदर्पण” की भाँति 'गाँववूढा 
एक प्रयोजन-प्रधान नाटक होने के साथ-साथ इस शताव्दी के आरम्भिक 
काल के नाट्य-साहित्य को एक सार्थक देन है। इस नाटक में गाँव की 
सरपत्री का निजुल्क रूप से काम करनेवाले एक वूढे की जिम्मेदारियों 
और कप्टों से भरी जिन्दगी का चित्र है। वेचारे का घर-वार और व्यक्ति- 
गत जीवन, भ्रत्यधिक कार्यव्यस्तता के कारण, प्राय. भूत्य हो गया | इस 
कार्य के लिए उसे कोई पुरस्कार झ्रादि दिये जाने के स्थान में छोटे-बडे 
सभी सरकारी इन्स्पेक्टरों के हाथो भिडकियाँ और अपमान तक सहनता 
पडा। 


प्समिया १३ 


चद्रधर बरुआ दूसरे प्रसिद्ध नाटककार हे । उनके 'मेघनाद वध' 
(१९०४) और 'तिलोत्तमा सभव' नामक दो पौराणिक नाटक मुक्त-छद 
में है और दोनो मे इन्द्रजीत के वध और तिलोत्तमा के लिए सुदोपसुद 
के परस्पर विनाश की कथा है। कथानक के विकास और चरित्र-चित्रण 
दोनों मे माइकेल मधुसूदन दत्त का प्रभाव स्पष्ट है। “भाग्य परीक्षा 
नामक प्रहसन मे भाग्य श्लौर लक्ष्मी के बीच में परिहासपूर्ण निर्णय 
दिया गया है। इस प्रहसन मे, लेखक ने ग्राम-जीवन के बहुत-से चित्र 
समूचित परिपादर्व और जनसाधारण की भाषा में उपस्थित किये हे । 
यहाँ यह भी विचारणीय है कि इस काल के बहुत-से नाटककारों को 
गम्भीर नाठको की अपेक्षा प्रहसन-लेखन में अत्यधिक सफलता प्राप्य हुई। 
इन प्रहसनो में मित्रदेव महन्त के 'बिया विपयंय', 'कुकुरीकतार' तथा 
'अठमगला' श्रादि बहुत लोकप्रिय हुए । उनकी विपय-वस्तु, सवाद और 
दृश्य हास-परिहास से युक्त भर मोनरजक हे । 
भारत-भर मे स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय श्रादोलनन चल रहा था । 
ऐसे समय में ऐतिहासिक नाटक वडी सख्या में लिखे गए। आसाम 
के प्राचीन इतिहास से उन्हे कथानक के रूप में बहुत-सी तैयार सामग्री 
प्राप्त हुई। नकुलचन्द्र भुइयाँ का 'बदन वरफुकन , प्रसन्‍तलाल चौधरी 
का 'नीलाम्बर', शैलधर राजखोवा का 'स्वर्गं देव प्रताप सिह' भ्रौर देवचद्र 
तालुकदार का 'भास्कर वर्मन' भादि कुछ ऐसे ऐतिहासिक नाटक है जो 
कि इस शताब्दी के भ्रारम्भिक काल मे लिखे गए थे। भास्कर वर्मन 
में तालकदार ने सचमच ही एक धीरोदात्त वीर और विद्वात चरित्र 
निर्मित करने के साथ-साथ ऐतिहातिक पाव्वंभूमि को भ्रत्यन्त स्पष्ट और 
सप्राण रूप से व्यक्त किया है। अतुलचद्र हजरिका में लगभग एक 
दर्जन पौराणिक नाटक लिखे हे । इसके भ्रतिरिक्त ऐतिहासिक विपयो 
पर भी उन्होने अपनी छेखनी चलाई है, जैसे 'कल्नोज बुंग्ररी' और 
छत्रपति शिवाजी” मे । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भतुलचद्र हजरिका ने 
असमिया-रगमच की माँग पर अनेक ताटक लिखे, चूँकि उनके नाटको से 


र आ्राज का भारतीय साहित्य 


पहले वगाली लेखकों की रचनाएँ हो असमिया-रंगमच पर खेली जाती 
थी। असमिया साहित्य से परमृखापेक्षिता की इस प्रवृत्ति का परि- 
माज॑न श्री हजरिका ने किया । 

स्वतन्त्रता के वाद, देग-भक्ति की विशेष भावना से परिपुर्ण कान्ति- 
कारी ढग के ऐतिहासिक नाटक और भी लिखे गये । चंद्रकात फूकन के 
'पियली फूकन” भ्रौर प्रवीत फूकन के 'मणिराम दीवान' में उत्मीसवी 
शताब्दी के उन दो देशभकतो का जीवन व्यक्त है, जिन्‍्होने अ्रग्रेजो को 
भगाकर देश को मृकत करने के गुप्त षड़यत्न किये थे। दुर्भाग्य से 
दोनों की मन्रणाओं का पहले ही पता चल गया और बिता मुकदमा 
चलाए ही उनको फॉसी पर चढा दिया गया। १९४२ के अगस्त-आादोलन 
के शहीद 'कुशल कोवर' पर लिखा गया सुरेन्द्रनाथ सेकिया का नाटक 
बहुत सफलता शाप्त कर चुका है। 

कमलानद भट्टाचार्य का 'नगा कोवर' और ज्योतिप्रसाद अगरवाल के 
'शोनित कुँवरी' और 'कारेडर लिगिरा' रोमाटिक ढंग के नाटक हे । 
ज्योतिप्रसाद अगरवाल आधुनिक असमिया नाटक और रगमच के इति- 
हास के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हे। वे उत्कट देश-भक्त, प्रथम श्रेणी के 
कवि और गीतात्मक नाढको के प्रणेता हैँ ! यूरोप में शिक्षा भ्रहण करने 
के कारण श्री ज्योतिप्रसाद के गीतो, धुनो भौर नाठकीय रचना-कौशल 
पर बहत-सा प्रभाव विदेशी है । 
उपन्यास 

वीसवी शती से पहले भ्रसमिया साहित्य में उल्लेखनीय उपन्यास बहुत 
ही कम थे | रजनीकात बरदले ने उपन्यास को सृजनशील कल्पना-मुक्त 
गद्य-रचना का सही रूप दिया | रजनीकात ने अपने कथानक सुख्यत 
बु्रजियों में से लिये। परन्तु उनका पहला उपन्यास 'मिरी जीयरी' 

(मिरी बिटिया)" जो १८१५ में लिखा गया था, ऐतिहासिक उपन्यास 


१ इस उपन्यस का हिन्दी अनुवाद साहित्य अकादेमी की ओर से प्रकाशित हो 
रहा है । 





असमिया १५ 


नहीं था | इस उपन्यास मे एक मिरी युवक भौर यूवती की प्रेम-कहानी 
दुृहराई गई है। उपन्यास की घटनाएँ सुबनसिरी नदी के किनार पर घटित 
होती है, जो कि उस करुणापूर्ण मानव-कथा की केवल मूक पाश्वंभूमि 
ही नही, भ्रपितु उसमे सक्रिय भाग भी लेती है। झ्रारभिक अ्रसमिया 
साहित्य में श्रादिवासियों के प्रति ऐसा प्रेम भौर प्राचलिक प्रकृति का 
ऐसा सजीव अध्ययन वास्तव मे अद्भुत ही है। बरदले के दो भ्रौर 
उपन्यास 'मनोमती ? (१९००) और “'रहदई लिगिरी” (१९३०) भी 
प्रेम विषय को लेकर ही है। दोनो का निर्माण असम पर वर्मा के 
आक्रमण की पाद्वेभूमि पर हुआ है। तीसरी रचना “दढुवा द्रोह' 
अद्वारह॒वी शती के एक राजनीतिक आन्दोलन पर झ्राधारित है | गरदले 
अपने इन उपन्यास (१९०९) की भूमिका मे यह स्वीकार करते है 
कि सर वाल्टर स्काट और बकिमचद्र चटर्जी की रचनाओं के प्रभाव ने 
उन्हे अपने देश के पवत और घाटियो के सौदय की भ्रोर आकृप्ट किया । 
फलत उन्होने भ्रपने उपन्यासों के कथानक आसाम के इतिहास में से ही 
चुने । भूतकाल के नायको के शौर्य और देश में प्रचलित वेष्णव धर्म 
के गुणो के लिए उनके मन में जो विश्ेष प्रेम था, उसके कारण बरदले 
की रचनाएँ कही-कही प्रचारात्मक भी हो गई हे। परन्तु कहानी 
कहना ही प्रधान उद्देश्य रहने के कारण उनके उपन्यास जनता पर 
अपना प्रभाव कायम रख सके हे । पद्मनाथ गोहाई वरुआ के 'लाहरी' 
झौर “भानुमती' नामक दोनो ही उपन्यास प्रेम-विषय के झास-पास 
केद्रित हे। उनमे आहोम-काल की पारवभूमि है। ऐतिहासिक पाएवं- 
भूमि होने पर भी दोनो उपन्यासों मे कोई ऐतिहासिक घटनाएँ या 
पात्र नहीं हे। देवनद्र तालकदार और दडिनाथ कलिता ने अपने 
उपन्यासो में स्त्री-पुरुष-सबधो की खोज करने का प्रयत्न किया है । 
फलत: इस दिद्या में वे अ्समिया उपन्यास को रजनीकात वरदले से 
आगे बढा ले गए । तालुकदार ने “श्रादंपीठ' मे गाँधीवादी विचारों का 


१ इस उपन्यास का अनुवाद भी अकांदेमी प्रकाशित कर रही दे | 





ग्रममिया साहित्य में उपन्यास उहूत थोड़े हूँ । गत बाकी तक वे 
अपनी परिपक्च अवस्धा तक नहीं एहुँच सके। इशर कुछ बर्षो से, 
उनका स्तर काफी ऊँचा उठा और हमारे उपन्‍्यात्रों में कई नई प्रवृत्तियाँ 
का गईं। हमारे उपन्यासकार पुरानी रोमाटिक शैली 


जिसका नाम 'जीवनर वबादन' (जीवन की राह) हैं। इसमें प्राम-जीवन 
का सच्चा चित्र खीचा गया है, जिसके कारण उसे व्यापक्र लोकशण््तता 
मिली है। ह्तिश बैका के आजिर मानृह (आ्राज का मनृप्य) ध्यद्ननाय 


दर्मा बा जीवनर तीन अध्याय (जीवन के तीन ग्रव्याय), चद्धकात 


गगे का 'सोनार नागल (सोने का हल), गोविन्द महन्तर का 'ृपकर 
नाति' (दृयक के वंचज), आदि कुछ ऐसे उपन्यास है जिनमें सामाजिक 


जीवन का विधिप्ट अव्ययन प्रस्तुत किया गया है। नवकांत वस्त्रा का 
'कपिलीपरिया साधु” एक प्रेम-कथा के आस-ास बृफित, कपिली नदी 
के ब्नारे बसने वादे लोगों की दुर्भान्यपूर्ण कहानी है। यह नदी हर 
साल मनमाने ढंग से अपना प्रवाह बदलती है। 'ठावर आहू नाई 
(अब आर बादल नहीं है) में जोगे दास ने समाज के आचार-विचार 
और रीतिनीति पर प्रथम विव्व-्युद्ध का जो प्रभाव पदा था उसका 
चित्रग किया है। एक कहानी-लेखक के नाते उनमे विशेष प्रतिमा है । 
वरेन्रकुमार भद्टात्रार्य ने अपने (राजपये रिग्ियात्री! नामक उपन्यास में 
एक ऐसे क्वातिकारी णुवक की जीवनी चित्रित की है, जो कि समाज की 
बुराइयाँ दर करना चाहता है। छेखक का दृष्टिकोण वौद्धिक और घैली 





आ-* 


असमिया १७ 


इधर पिछले कई वर्षों में प्रकाशित कुछ और मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास अपनी रचना-शैली, मानव-हृदय के भ्रवचेतन हेतुओं और 
प्रेरणाओ्रो के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हुए है। प्रफुल्लदत्त गोस्वामी के 
केंचा पातर कंपनी (हरी पत्तियों का कपन) में एक यूवक के मानसिक 
आ्रादर्शो के बीच हढ्व व्यकत हुआ है, और राधिकामोहन गोस्वामी के 
नाकनेया' (परमोच्च बिंदु) मे, एक ऐसे निराश यूवक के जीवन का 
चित्र है जो आज के समाज के साथ श्रंपना तादात्म्य स्थापित नहीं 
कर सका । 


कहानी 

असमिया कहानी पश्चिम के प्रभाव से विकसित हुई। लक्ष्मीनाथ 
बेजबरुआ कहानी को एक ऊँचे कलात्मक लोक मे उठा ले गए। वह 
अपने जीवन-भर सपादक थे भौर सम्पादक के दृष्टिकोण से कहानी को 
जाँच सकते थे । जिसके पास' बहुत थोडा स्थान हो, उसे कहानी के 
झ्राकार और भाषा को सक्षिप्त करना ही पडता है । बेजबरुआ की सब 
कहानियाँ (जो कि भ्रब 'साधुकथार कुकी, 'जोनबिरी तथा 'सुरभि' नामक 
तीन सम्रहों मे मिलती हे )जीवन के प्रशो को चित्रित करके उसके अनुभव 
और क्षणिक बिबो के टुकडे व्यक्त करती हे । शरच्चद्र गोस्वामी भौर 
उन्होने मिलकर अपनी कहानियो मे स्थानीय रग को प्रमुखता प्रदान की । 
यथाथेवाद उनकी कहानियों का विशेष गुण है । यद्यपि गहरी मानवीय 
सहानुभूति, करुणा और परिहास उनके क्षेत्र से परे नहीं है, फिर भी 
भ्रपनी मध्यवर्गीय ग्रथियो के कारण उनकी श्रभिव्यजना कुठ्ति है। 
नगेद्धनारायण चौधरी ओर तैलोक्यनाथ गोस्वामी की कृतियों में गहरी 
सामाजिक हेतना देखने को मिलती है। गोस्वामी के 'अ्रुणा' भ्रौर 
'रीचिका' नामक सग्रहो मे ऐसी कहानियाँ हे जिनमे हमारे भ्रास-पास 
की जिंदगी के यथार्थ चित्र भ्रकित किये गए हे । 'भ्ररुणा' सम्रह की 
'जारज' शीषक कहानी बहुत ही सबल है । उसमें यह दिखाया गया है 


१८ ग्राज का भारतोय साहित्य 


कि उसके रतन नामक एक पात्र को विवाह के कारण कितने दुख और 
सामाजिक भ्रन्याय सहने पडे हे । अपनी दूसरी कहानी 'विधवा' में लेखक 
ने यह दरसाया है कि एक माँ और लडकी (जो दोनो दुर्भाग्यवश विधवाएँ 
है) सामाजिक उत्पीडन की शिकार कंसे बनती है, और दोनो को क्‍्या- 
क्या सहना पडता है । दूसरे महायुद्ध के साथ-साथ जो बुराइयाँ हमारे 
समाज में श्राई, 'मरीचिका' की कहानियाँ श्रधिकतर उन्हीके विपय में 
है । गोस्वामी का “जिया मानुह' (जीवित मनुष्य) इसी विषय पर लिखा 
गया एक छोटा उपन्यास है । युद्ध के कारण सामाजिक नैतिकता कैसे 
लडखडा रही है, भ्ौर उसमे कौन-से सुधार जरूरी है, इसका सही समा- 
घान प्रस्तुत करना ही इस पुस्तक का मुख्य विषय है। मही बरा भर 
लक्ष्मीनाथ फुकन की कहानियों में श्रसमिया-परिहास उत्कृष्ट रूप मे भ्रभि- 
व्यक्त हुआ है, भौर हलीराम डेका की कहानियों मे व्यग्य का पुट भ्रपनी 
विद्येपता लिये हुए है । 

असमिया में आधुनिक ढग की कहानियाँ लक्ष्मीनाथ शर्मा ने सबसे 
अधिक लिखी हे । नारी और उसकी भावनाझ्रो को पहली बार ही उनकी . 
कहानियो में स्थान मिला है। उनके वाद बहुत-से ऐसे लेखक इस क्षेत्र 
में भ्राये, जिन्होंने श्राधुनिक तारी और उसके प्रेमाख्यानों के विपय में 
अपनी लेखनी चलाईं। वीना बरुप्ना, रमा दास इत्यादि ऐसे ही लेखक 
है | बीना बरुआ के “पट-परिवततेन' में श्रधिकतर कालेज की लडकियों 
झौर उनकी चचल भावुकतापूर्ण प्रेम-चर्चाओो की ही कहानियाँ हे । उन्होने 
आम-जीवन के विपय मे भी लिखा है। 'आधोनीबाई' नाम के उनकी ग्राम- 
कहानियो के सग्रह में प्रकाशित इसी शीर्षक की कहानी बहुत ही सशक्त 
बन पडी है। उसमे भ्राधोनीवाई नाम की ऐसी ग्रामीण स्त्री का चित्रण 
किया गया है, जो श्रन्य ग्रामवासियों की सेवा-सहायता करती रहती है 
आर फिर भी उसकी ऐसी दयनीय दक्षा है । उसमे ग्राम-जीवन के जो 
विशद चित्र गुम्फित किये गए हे उनका भ्रकत लेखक ने बडी सूक्ष्मता से 
किया है । रमा दास के प्रति पाठक उनकी सुन्दर वर्णन-शेली झौर शिल्प- 


श्रसमिया १९ 


. विधान के कारण श्राकर्षित होते हे। वर्णन की स्पष्टता, सवाद की 
आकषकता, कथाकार के नाते विचारों का ठोसपन और भाषां द्वारा 
भावों की सुक्ष्म छुटा्रो को व्यजित करने की क्षमता, भ्रसमिया की कुछ 
भ्रत्यन्त श्रेष्ठ कथाश्रो में मिलती है । बहुत-सी कहानियों का भ्राधार 
समाज-मान्य प्रेम-व्यापार से भिन्‍न प्रकार का प्रेम-व्यवहार है। इस 
चीज को व्यक्त करने के लिए लेखक मनोविश्लेषण भर सहानुभूति का 
प्रयोग करते हे । उनकी 'सेतु-बधन', 'बारिषा जेतिया नामे' (जब ग्रीष्म 
श्राता है) इत्यादि कहानियों मे यह गण स्पष्ट दिखाई देता है। दीना- 
नाथ शर्मा के 'ऊषा' भौर 'सप्राम' नामक दो उपन्यास बहुत लोकप्रिय 
हुए है । परन्तु लेखक भ्रपनी उन कहानियो के लिए विशेष विख्यात है, 
जो 'दुलाल' (१९५२), 'प्रकलसरिया' (१९५३), "कोग्मा भातुरिया 
ग्रोथर तलत” (१९५२) भ्रौर 'कल्पना भ्ररु वास्तव नामक सम्रहों में 
प्रकाशित हुईं हे । शर्मा की भ्रधिकतर कहातियों प्रेम-विषयक हे भर 
उनमे विशेषतः नारी के कुत्सित और अ्रविश्वसनीय जीवन का 
चित्रण पाया जाता है । उनकी 'सोवरन' शीर्षक कहानी मे एक नव विवा- 
हिता पत्नी के असन्तुष्ट प्रेम का बडा ही वास्तविक चित्रण हुआ्ना है और 
उन्होने नारी-मन की जटिलताओं मे बडी कुशलता से प्रवेश किया है। 
उनके विषय सीमित, पुनरावृत्तिपूर्ण भौर भ्रपेक्षया अ्रधिक सकीर्ण हे । 
लक्ष्मीघर शर्मा के बाद विगत दूसरे महायुद्ध तक लिखने वाले भन्य 
कहानी-लेखक फ्रायड से बहुत प्रभावित हुए । फलत वे भपती रचनाग्रो 
में सेक्स की भावना भरते रहे। कदाचित्‌ इसका कारण यूरोपीय छेखको 
का भ्रध्ययनत भी रहा हो । इनमे से बहुत-से लेखकों ने प्रनेतिक प्रेम- 
रोमास और अनियत्रित सेक्स-आकषण को बिना किसी हिचकिचाहट के 
स्वीकार कर लिया, मानो जीवन की श्रत्य बातो के समान यह भी एक 
सामाजिक मान्यता हो । परिणामस्वरूप तस्न प्रेम के चित्रण में उन्हें कोई 
पश्ञोपेश, शका या सकोच नहीं जान पडा । ऐसा प्रतीत होता है मानो वे 
स्त्री-पुरुष के मौलिक सम्बन्धो का चित्रण करने मे नये सामाजिक और 


२० आ्राज का भारतीय साहित्य 


वेयवितक वातावरण में पनपे विचारों का सर्वथा नये ढंग से मृूल्याकन 
करना चाहते हे । 

दूसरे महायुद्ध के वाद कहानी, कविता, नाटक तथा उपन्यास आ्रादि 
साहित्य के सव अगो में आमूल-चूल परिवर्तंत हो गया। आज की कहानी 
विशेषत मध्यवर्ग, किसान और मजदूरो की समस्या से अधिक सब्तनिविष्ट 
है। नये सामाजिक, और आधथिक परिवेश, उसकी असगतियाँ, सधि तथा 
अवसर की विपमता भ्राज की कहानी के विषय हो गए हे । दूसरे महा- 
युद्ध के कारण जो सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक उथल-पुथल हुई 
है, नई कहानी नये सामाजिक मूल्यो को उससे नापना चाहती है। वह 
पुरानी समाज-व्यवस्था मे रहते आये किसानों के जीवन के सुख भर 
सन्‍्तोष की तुलना नई समाज-व्यवस्था में मजदूरों की अ्रसतुष्टि, व्यथा, 
शोपण-उत्पीडन, चुनौती और घृणा के साथ करना चाहती है। ऐसे छेखको 
में अब्दुल मलिक ने अपनी असाधारण कथानक-रचना और मनोरजक 
भाषा के कारण विशेष खझ्याति अजित की है। जोगेश दास, बीरेन्द्रकुमार 
भट्टाचायं, हेमेन बरगोहॉई, भवेन्द्रनाथ सैकिया तथा भ्रन्य कई लेखको ने 
भ्राधुनिक कहानी को भ्रनेक प्रकार का रूप और वेविध्य प्रदान किया है। 


निबन्ध 

उन्‍नीसवी शती में जो गद्य बहुत परिपक्व था, वह श्रागे जाकर 
निवन्ध के रूप में विकसित हुआ। लक्ष्मीवाथ बेजबरुआ ने अ्रसमिया 
साहित्य में व्यक्तिगत निबन्ध की प्रतिष्ठा की । असमिया के स्फुट गद्य- 
लेखको मे उनका नाम सबसे भ्रग्रणी स्थान रखता है । निबन्धकार के 
नाते उनमें अत्यन्त दुलंभ मनोहारिता भौर परिहासयुक्त उदार भ्रालोचना 
मिलती है। चेस्टरटन की भाँति बेजबरुआ भी कहानी और निबन्ध के 
बीच का एक साहित्य-प्रकार निर्मित करने मे सफल हुए । इन्ही विशेष- 
ताश्रो के कारण उनके निबन्ध इतने मनोरजक बन पड़े हे | देतदिन 
जीवन की छोटी-छोटी घटनाश्रो और भनेक घरेलू विषयो को उन्होने 


झसमिया २१ 


हास्य की सामग्री मे परिवर्तित कर दिया है। अपने निबन्धों में उन्होने 
असमिया साहित्य में सर रोजर दी कावरली के ढंग का एक चरित्र 
कृपावर बडबरुआ के रूप मे निरभित किया। कुंपाबर की सनक मे 
असमिया जीवन और शिष्टाचार की पद्धतियाँ सन्निहित हे। उन्होंने 
बडबरुभार भावर बुरब॒ुरनी' ( बडबरुआ के विचार-बुद्बुद्‌ ) शीर्षक 
से जो मनोरजक निबन्धमाला लिखी है, वह भ्रसमिया साहित्य में 
सुपरिचित है| भ्रधिकतर प्रासगिक विषयो को लेकर ही वे निबल्‍्ध लिखे 
गए हे , उनमे देश के खोखले मनृष्यो और संस्थाओं का मजाक उडाया 
गया है। उनके निबन्धों में उच्चकोटि के परिहास भ्रौर निरीक्षण की 
सुक्ष्म शक्ति के भ्रदुभुत समन्वय के साथ समकालीन जीवन भौर समस्‍्याश्रो 
पर गम्भीर विचार किया गया है, क्योकि प्राय सभी निबन्ध व्यग्य-विनोद- 
मयी शैली मे लिखे गए हे, इसलिए वे मनोरजक श्र श्राकर्पक हे । 
बाद में हलीराम डेका और हेमचन्द्र बर्आ ने आत्म-निबन्धो की यह 
शेली सफलतापूर्वक भ्रपनाई । 

यत्पि सत्यनाथ बरा ने भ्पने समकालीन सामाजिक रेखाचित्रों के 
केन्द्र सभा” नामक सप्रह में बेजबरुआ का ही अनुकरण किया है, फिर 
भी वे एक गभीर महत्त्वपूर्ण गच्-लेखक के नाते ही अधिक सफल हुए । 
उनके विचारपुर्ण तथा सुनिबद्ध निबन्ध 'सारथी' भौर (चिताकली नाम से 
प्रकाशित हुए है । भ्पने इन निबन्धो के द्वारा सत्यनाथ ने जहाँ असमिया 
भाषा का एक स्तर निर्मित किया वहाँ व्याकरण तथा मुहावरों को फिर 
से नया रूप देकर उसकी गद्य-शैली को भी निखारा । दूसरे प्रसिद्ध गद्य- 
शैलीकार है बाणीकात काकती | श्रपने विशाल अध्ययन, विषयों के 
व्यापक ज्ञान श्रौर विद्वत्ता के कारण बाणीकात इस प्रदेश के एक भ्रत्यन्त 
मेघावी पुरुष बने । उनकी बुद्धि की भाँति ही उतकी छेखनी भी तीखी 
और प्रखर थी। काकती ने बडी ही स्पष्ट और सुलभी हुई शैली में 
असमिया भाषा और साहित्य के विषय मे जो विद्वत्तापूर्ण और उत्कृष्ट 
निबन्ध प्रस्तुत किये, वे भ्रसमिया साहित्य की अमर निधि है। 


२२ भ्राज का भारतीय साहित्य 


इस बात मे कोई सन्देह नही कि भअग्नेजी शिक्षा ने राष्ट्रीयता के विकास 
में श्रपूर्व सहायता ही नही दी, बल्कि उसने भाषा, सस्क्ृति तथा इतिहास 
में हमारी रुचि भी जाग्रत की । फलत कई विद्वान आसाम के प्राचीन 
साहित्य के भ्रष्ययन मे जुट गए भ्रौर ऐतिहासिक निबन्धों के लेखन की 
दिशा में वडा कार्य हुआ । हैमचद्र गोस्वामी के प्राच्यविद्याविषयक शोध- 
निवन्ध सुन्दर गद्य में गुम्फित हे। सूयकुमार भुइयाँ के ऐसिहासिक ग्रन्थों 
में आहोम इतिहास की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है| भुइयाँ 
हमारे साहित्य के विश्यात शिल्पी हे भौर उनके ऐतिहासिक प्रबन्धो में 
पुरानी भ्रसमिया वुरजियों मे मिलनेवाले अनेक पुराने और अब लुप्तप्राय 
शब्द तथा मुहावरे प्रयुक्त हुए है । बेणुधर शर्मा के ऐतिहासिक निबन्ध 
भी बडे ही मनोरजक होते हे । शर्मा की शैली सर्वथा भ्रपनी शैली है एव 
विशुद्ध भ्रसभिया शब्द-रूपो के छिए उनके मन मे गहरा प्रेम है। सुरयकुमार 
भूइयाँ ने वहुत-से पुराने ग्रन्थों के सम्पादन और प्रकाशन मे अपना जीवन 
लगा दिया है। सर्वश्री हरिनारायण दत्त बर्आ, कालिराम मेधी, बिरिचि- 
कुमार वरुआा, उपेन्द्र लेखारू, महेश्वर निश्नोग, सत्येद्वनाथ शर्मा भ्रादि 
अनेक लेखक सफलत!पूर्वक उनका अनुगमन कर रहे है । इन विद्वानों ने 
नेक विषयो पर ऐसे वहुत-से पुराने ग्रन्थो को सपादित किया है, जिनके 
द्वारा उन्होने अंसमिया भाषा के विकास और प्रगति को निश्चित करके 
असमिया जनता की परपरा की अ्रविच्छिन्तता को सिद्ध किया है। 
असमिया जनता के सास्कृतिक और लोक-जीवन मे पहली रुचि लक्ष्मीनाथ 
वेजबरुआ, भौर नकुलचद भुइयाँ ते अपनी लोक-कथाझ्रो और गीतो के 
सग्रह के द्वारा दिखाई। आधुनिक काल मे सास्कृतिक और ऐतिहासिक 
विषयो पर कई महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावशाली रचनाएँ लिखी गई हे । 
विगत आधी शताब्दी की साहित्यिक कृतियों की सख्या और विविधता 
इस वात का पूर्ण विश्वास दिलाती है कि झसमिया साहित्य की परम्परा 
में एक महान और पूर्णतर सासकृतिक भविष्य के बीज निहित हे । 


असमिया रहे 


अ्समिया पर चुने हुए सदर्भे-प्रथ 

असमीज लिट्रेचर--डा० बिरिचिकुमार बस्झआ, प्रकाशक पी० ई० 
एन०, इंडिया । 

स्टडीज इन भ्रर्ली प्रसमीज लिट्रेचर--डा० बिरिचिकुमार बरुआ | 

स्टडीज इन लिट्रेचर श्रॉफ भ्रसम--सूयकुमार भुइयाँ । 

ऐस्पेक्ट्स ऑफ श्रर्ली भ्रसमीज लिट्रेचर--प्रकाशक गोहाटी विश्व- 
विद्यालय । 

लिग्विस्टिक से ऑफ इंडिया--जी०ए० ग्रियर्सन, खंड ५, भाग १, 
पृ० ३९३-४४६। 

अ्रसमी : इट्स फार्मेशन ऐड डेवेलपमेट--वाणी काकती । 

शकरदेव ऐड हिलज़ प्रेडीसिससे--डा० महेश्वर नियोग। 


उड़िया 


मायापर मार्नासहु 


भाषा और लोग 


भारतीय गणराज्य के दक्षिण-पूर्वी अंचल में उड़ीसा राज्य की 
भाषा उद़िया है। उड़िया बोलनेवाले एक करोड़ पचास लाख बोग हैं। 
उड़ीसा राज्य की राजनीतिक सीमाओ्रों के बाहर कई लाख उड्िया-भाषी 
लोग वसते हैं। प्राचीन भारत में जिन्होंने किंग, उत्तलल तथा श्रोड़ नाम 
से सैनिक और नौसेनिक गौख प्राप्त किया उन लोगों की भाषा 
उड़िया है। प्राचीन उत्लत्ों का साम्राज्य कई शर्तादयों तक गंगा 
के किनारे से गोदावरी के तट तक फैला हुआ था। उनके साम्राज्य समुद्र- 
पार कई उपनिवेक्षों के रूप में भी विस्यात हुए हें। वस्तुतः प्रसिद्ध 
शलोद्भवों का राज्य दक्षिण-पूर्वी एशिया के कई देशों में फैला हुश्रा 
था। परल्तु जेस्ता कि साधारणतया होता है, उपनिवेश भर साम्राज्य 
तो भ्रव मिट गए हैं, भौर प्राचीन कलिंग भ्रव एक छोटे-से उड़ीसा 
राज्य के रुप में सिमट आया है।' भव वह भारतीय गणतंत्र का एक 
भाग है, और उड़िया जनता के पास फिर भी श्रेष्ठ कला और स्थापत्य 
की भव्यता के हूप में एक महात साम्राज्य विद्यमान है। उन प्राचीन, 
सबक साम्राज्य और बे के निर्माताओं वे प्रपनी रहस्यातक तथा 
पतित भावी पीढ़ियों के|लिए एक पमृल्य धरोहर के रूप में यह कता- 


उडिया २५ 


प्रेम सुरक्षित रखा है। उडिया लोगो की भवन-निर्माण की शक्त्ति प्राय 
एक सहस्नाव्दि तक जीवित रही । इसका ग्रारम्भ खण्डगिरि, उदयगिरि 
की दूसरी शताव्दी ईसा पूर्व वाली जैन गुफाओों से हुआ, और वह 
परम्परा तेरहवी शताब्दी ईस्वी में कोणार्क के श्रत्यन्त सुन्दर और 
भव्य पापाण-स्वप्न में आकर ज॑से रुक गई। वस्तुत यह विचारणीय 
वात है कि साहित्यिक कला का विकास तभी हुआ जब ऐसी किन्ही 
परिस्थितियो के कारण, जिनका कि पुरा परीक्षण अभ्रभी तक हो नहीं 
पाया है, इस देश की शिल्प-स्थापत्य-रचना-सम्बन्धी कलात्मक प्रभि- 
व्यजना प्राय. समाप्त हो गई । 

असमिया, बगाली भौर उडिया पडित सभी 'बौद्ध गान ओ दोहा 
(जो कि आठवी और नवी शताव्दी ईस्वी की रचना है) को ही भ्रपती 
भाषाओ्रों का सर्वप्रथम साहित्यिक ग्रन्थ मानते है । उडिया आज जैसी 
बोली और लिखी जाती है वह प्राय चौदहवी शताब्दी मे बगला और 
असमिया जैसी भ्रपनी भाषा-भगिनियों के समान मुखरित हुई । 

चौदहवी शताब्दी से उन्‍तीसवी शताब्दी के भ्रन्त तक, जवकि अत्या- 
धृनिक काल का भ्रारम्भ होता है, पाच सौ वर्षों मे, उडिया साहित्य का 
विकास श्रौर निर्माण प्राय उन्हीं रेखाओं पर हुआ, जिनपर अन्य आधु- 
निक भारतीय साहित्यों का। कही-कही रूप श्रौर सजावट में स्थानीय 
वास्तविकता आ गई है। समूचे साहित्य का रूप ऐसा है कि उसमे 
घामिक और साहित्यिक दोनों तत्त्वो का सम्मिश्रण है । धामिक साहित्य 
में भ्रकल्पनीय स्वप्न, भावना और कुण्ठाएँ उन लेखकों के मन मे मिलती 
है जो कि रामायण-महाभारत और भागवत पुराण के तीन सयुकत वर्तुलो 
के बाहर से कोई विषय लाने का साहस नही कर सके हे । परन्तु इत सकु- 
चित क्षितिजों मे महान तथा अ्रमर कृतियाँ रची गई हे । इससे सम्बन्धित 
क्षेत्र मे भी जितनी रचनाएँ हुई हे वे सख्या मे विशाल है । यदि असस्य 
भाव-गीतो तथा गीत-काव्यों को छोड भी दे तो उडिया मे कम-से-कम 
रामायण के बारह अनुवाद और महाभारत के चार अनुवाद प्रसिद्ध है । 


२६ श्राज का भारतीय साहित्य 


प्राधुनिक थुग 

मध्य यूग अपने पौराणिक वातावरण सहित आधुनिक यूग से एकदम 
भिन्‍न है। परिचिम के सम्पक्क से जनता के स्वप्न और दृष्टिकोण का 
पुननिर्माण हुआ, और उन्हे एक नया मूल्याकन करने की शक्ति प्राप्त 
हुईं। इसीमे से एक आधुनिक सप्राण साहित्य निर्मित हुआ, जिसमे 
भाव-सवेदन और दृष्टिकोण के व्यापक क्षेत्र ऐसे है, जो कि प्राचीन महान 
लेखको के लिए एकदम श्रज्ञात थे | 

दु खद ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण पर्चिम से यह सम्पर्क 
उडीसा में शायद बहुत देर से आया और इस प्रकार से भ्राया कि जनता 
के लिए हानिकारक था। पडोसी भाषा-भगिनि बँगला की तुलना मे उडिया 
श्रपेक्षात ज्यादा पिछडी हुईं है। उसका यह कारण नहीं है कि यह 
भाषा और भाषा-भापी जनता कुछ मूलत हीनतर हे । परन्तु वे प्रव- 
सर, जो कि बगाल को' मिले भर जिनके कारण बगाल भ्रग्रेजी राज्य में 
कई दिशाझ्रो में समृद्ध बना उडिया-भाषियों को कम से कम एक शताब्दी 
के लिए प्राप्त नही हो सके । 

उडिया-भाषा-भाषियों को अपना राज्य केवल विगत बीस वर्षो से 
मिला है। सोलहवी शताब्दी के अभ्रन्तिम चरण मे जब से उडीसा का 
स्वातन्व्य छिना तब से चार सौ वर्षो तक, यानी जब अग्रेजों ने भारत 
छोडा उसके १० वर्ष पहले तक, उडीसा और उडिया-भाषी चार अलग- 
अलग प्रदेशों मे बे हुए दलितो और निर्दयता से शोषित भ्रल्पसख्यको के 
रूप मे मिलते हे ; उडीसा स्वायत्त खण्ड-राज्य के रूप में अभी-अभी 
भ्रागे बढा है। प्लासी के युद्ध के सौ वर्ष बाद जबकि बंगाल का प्रपना 
एक विश्वविद्यालय था, अग्रेजी स्कूल और कालेज तो भ्रगणित थे और 
उसके साथ वँगला उच्च स्तर पर विकसित हो चुकी थी। उनकी तुलना 
में उडिया और असमिया मे दिखाने योग्य कुछ भी नहीं था। यहाँ तक 
हालत थी कि उड़ीसा मे एक पूरा पृक्‍्का हाईस्कूल भी नही था, भर इन 
सबके बावजूद यदि किसी प्रदेश 'की भाषा भौर साहित्य न केवल 


उडिया २७ 


जीवित रहे बल्कि पनपे तो उसका श्रेय मुख्यतः उस विद्रोह की 
शक्ति को देना चाहिए जो कि उडिया भाषा में शोषण के विरुद्ध व्यक्त 
हुई। भ्राधुनिक उडिया साहित्य के जनक भर उस विद्रोही शक्ति के 
प्रतीक भ्रत्यन्त विद्वान और योग्य व्यक्ति थे फकीर मोहन सेनापति । 
फकीर मोहन सेनापति (१८४३-१९१८) भ्रपने ग्रोत्र-ताम जैसे ही 
सचमृच मे झ्राधुनिक उडिया साहित्य और राष्ट्रीयता के सेनापति बने । 
वे कई बातो में एक विलक्षण और अभूतपूर्व व्यक्ति थे। उनकी विधिवत 
शिक्षा-दीक्षा केवल तीन या चार साल तक हुईं। उन्होने भ्रपने चाचा के 
सहकारी के नाते जिन्दगी की शुरुआत की । उनके चाचा उन दिनो मे, 
उनके जन्म-स्थान जहाजी व्यापार के लिए प्रसिद्ध बालासोर नामक 
बन्दरगाह मे, टूटे हुए जहाजो को सुधारने के काम पर निरीक्षक थे । यहाँ 
से शुरू करके, भ्रपनी प्रतिभा झौर परिश्रम की सहायता से, फकीर मोहन 
उडीसा की कई रियासतो के दीवान बनते गए । उन्हे पाँच भाषाग्रो का 
बहुत अच्छा ज्ञान था, थोडी-बहुत भ्रग्नेजी भी वे जानते थे। उडीसा में 
उन्होने सबसे पहले सहकारी ढग पर मुद्रण, प्रकाशन और पत्रकारिता 
का काम किया । उन्होने अकेले ही सम्पूर्ण रामायण और सम्पूर्ण महा- 
भारत का मूल से आधुनिक उडिया भाषा मे भ्रनुवाद किया, यद्यपि 
उडिया भाषा में दोनो ही महाकाव्यों के बहुत-से भ्रनुवाद पहले से थे । 
फिर उन्होने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी, जो कि उडिया भाषा की सबसे 
पहली कहानियाँ थी । गीतिकाव्य, भजन, खण्डकाव्य, परिहास-व्यग्य भ्ोर 
बुद्ध पर एक महाकाव्य इत्यादि कई प्रकार की रचनाएँ लिखकर उन्होने 
अपने भ्रवकाशप्राप्त जीवन में करीब आधे दर्जन उत्तम उपन्यास लिखे। 
ये भ्रभी भी अपनी टकसाली भाषा, घरती के प्रेम, गहरे स्पन्दतमय 
यथार्थवाद, परिहास और उच्च नैतिक स्तर के कारण भ्रद्वितीय हे । 
फकीर मोहन को अभी भी उडीसा के बाहर के लोग नहीं जानते । 
मेने कई ऐसे झाई०ए०एस० अफसरो से, जो कि उडिया-भाषी नहीं हे 
परन्तु उडीसा में रहने के कारण जिन्हे भ्रध्ययन के लिए फकीर मोहन 


२८ ध्राज का भारतीय नाहित 


के एक-दो उउन्यास पढने बावब्यक' होते हे, खुना है कि उपन्यासकार 
के नाते सिनायति' आवुनिक भारतीय साहित्य में सच्रमृच अद्वितीय है । 
जनता के ऋेत्रक्न होने के नाते वे इसी क्षेत्र के ब्रन्य कई लेखकों के 
रूतिदता और अग्नदृत थे | जब कि बगल के प्रसिद्ध वकिसचल् 
अत्यधिक सन्‍्क्ृतमणी शैली में नवाबो, त्रेगमों, राजाओो, राजकुमारियो, 
उच्च्र-मब्णवर्गीर और भव्रवर्गीय वगालियों के बारे में लिख रहे थे, तब 
यह उड़ीसा का ब्रज्नात उप्न्पासकार, सीवे-सादे अभिक्षित जलाहो, नाइपयो 
आर किसानो के बारे में, उन गाँवों के चौकीदारों के वारे में जो कि खुद 
डाकुओ से मितकर वदमाणी कराने हे, गहरो और गाँवों में पाई जाते- 





काम करने वारे लोभी क्लकों, घमण्डी वकीलों, पुराने खानदानों के उन 
ख़बक वेटो के बारे में जोकि अन्नेज़ी थिना के पहले घूँठ से ही मदमत्त 
हो गए थे और अपने-प्रायक्षों तथा अपने माँ-वायो को वडी कठिनाइयों 
में डाल रहे थे, उन सत्रके बारे में फकीर मोहन ने लिखा है । फकीर 
मोहन क्रो ब्ग्रेज़ी में कोई विधिवत जित्रा नहीं मिली थी। वह 

तरह ने वद्या लाभ ही हम्ना । वह मख्यत. जनता के आदमी थे | जन- 
सादारम की घरेल सजक्त भाषा, जिसमे गाँवों की गलियों की सही सन्त 
आती हो * धान के खत और तालाव जहाँ गाँव की र्त्रियाँ श्रपने कपड़े 
लेकर धोने के लिए और दैनिक गप-शप्र के लिए आन जूठती हो, बह 


सत्र फत्रीर मोहन के ब्रिक विपय थे। इन सवक्तना उपयोग उन्होंने 





हा] 


अपनी कहानियों तथा उपन्यासों में बहुत ही आकर्षक और हरमावजगाली 

से किया है। इन सारी चीज़ो को उन्होंने ऐसे अ्रसाधारण साहित्यिक 
महन्त्र शरीर सहृदयता के साथ चित्रित क्रिया है कि यदि वे ऐसा न 
अऊरते, तो आज वे सत्र अमम्नव जान पडती । 


फक्रीर मोहन के उपन्यासों और कहानियों में हमें स्त्री और पुरुषों 
की ऐसी सजीव चरित्र-नालिका पिलती है कि उनकी यवायंवादिता और 


- 
ध्य 
ग्न्ग्न् 
हि... | छः 
30 | 
गण 
| 
£॥ 
| 
६ 
श्थे 
दा 
न 
न 
| 
६5 
श्जञ 
है| मै 
न्न्नी 
श्र 
/्फ 
हि 
न््नी 
ञ 
| 


उडिया २९ 


साहित्यकार ही अपनी रचनाओ मे निदिष्ट कर सकते हे भ्रौर जिनके 
कारण वे पात्र भ्रमर हो जाते हे, और सारे जीवित स्त्री-पुरुषो की अपेक्षा 
भ्रधिक प्राणवान जान पडते हे । उडिया-समाज के सभी स्तरो की एक 
राष्ट्रीय चित्रशाला का जैसा निर्माण फकीर मोहन ने किया है, उससे 
मुझे बार-बार महान सर्वातीस के 'दोन किखोते” नामक इस्पहानी 
वलासिक ग्रन्थ की याद हो आती है, जिसमे कि स्पेन की आ्रात्मा का स्पष्ट 
और कलात्मक प्रतिबिम्ब है, ऐसा कहा जाता है । 
उनका उपन्यास “छमाण आठगुण्ठ* (छ एकड और भ्राठ गुण्ठा) 
एक ऐसे सरल, शिशु-विहीन जुलाहे दम्पत्ति की कथा है, जिसे कि एक 
गाँव के साहुकार ने अ्रपनी करता से बहुत भ्रधिक शोषित किया था। 
इस पुस्तक में सेनापति का ग्रामीण यथार्थवाद अपनी भ्रन्तिम सीमा पर 
है। यह उपन्यास सबसे पहले 'उत्कल साहित्य' नामक पत्र में क्रमश. 
प्रकाशित हुआ । ऐसा कहते है कि उस उपन्यास मे हत्या का जो मुकदमा 
श्राता है उसकी खोज-बीन झौर पूर्व॑ के वर्णन इतने सजीव थे कि दूर-दुर 
से गाँव के लोग यह देखने के लिए कठक मे श्राते थे कि यह मुकदमा 
सचमृच कंसे हो रहा है, भोर वे इस उपन्यास के पात्रों को सजीव मान- 
कर चलते थे। 
इस उपन्यासकार ने कई मौलिक बातो मे प्रेमचन्द के 'गोदान' को 
पचास वर्ष पहले ही जैसें पृव-कल्पित कर लिया था, यद्यपि दोनो उपन्यासो 
की धटनाओ में कोई समानता नही है। सेनापति का 'लछमा' एक ऐति- 
हासिक उपन्यास है, जिसमे कि बगाल में श्रौर उडीसा मे 'बर्गी' या मराठा 
शाक्रमणकारियो के अत्याचारों का वर्णन है। उनके 'मा्मूं' भर 'प्राय- 
दिचत्त' नामक उपन्यासो में यूरोपीय सस्क्ृति के प्रभाव से पुरानी समाज- 
व्यवस्था के विघटन का चित्र है, जो एक आदर्णवादी युवक के मन के 


*इस उपन्यास को साहित्य जकादेमी ने भ्रन्य भारतोय भाषाओं में अनुवाद के 
लिए चुना हे | हिन्दी अनुवाद हो चुका दे, जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है | 
विदेशी भाषाओ में भी इस उपन्यास के अनुवाद की सिफारिश की गई दे | 


३० श्राज का भारतीय साहित्य 


हरद्ध के रूप मे चित्रित किया गया है । इन्हे एक प्रकार से प्रायदिचित्त 
और पुनर्जीवन के नीति-प्रधान ग्रथ मानना चाहिए, क्योकि इनमे जो पात्र 
दिखाए गए हू, वे कई प्रकार के ऊँचे-नीचे भ्रनुभवों में से गृजरते हुए, 
गलतियाँ करते हुए, फिर सदाचार और सच्चे जीवन-पथ पर लाए 
गए हे । 

फकीर मोहन न केवल एक साहित्यिक रचयिता थे, बल्कि बगाल के 
सास्कृतिक और भाषा-सम्बन्धी श्राक्रमण के विरोध में जो भ्रान्दोलन 
उडीसा में शुरू हो रहा था, उसके प्रमुख कार्यकर्ता भी थे । उन्होने 
अपनी मातृभाषा के पुनर्जीवन के कार्य मे बहुत बडी सहायता की, श्रौर 
उसके कारण उडिया साहित्य में उनका स्थान श्रद्वितीय हो गया है। 


राधानाथ और मधुसूदन 


फकीर मोहन अपने कार्य में भ्रकेले नहीं थे। उस' समय प्रतिभा- 
शाली लेखको का जो एक दल प्राचीन उडिया साहित्य भर सास्क्ृतिक 
परम्परा के पुनर्जोवत के लिए प्रशसनीय सेवा-कार्य कर रहा था, उसके 
कुशल नेता फकीर मोहन थे | फकीर मोहन के साथ जो दो श्ौर बड़े 
नाम ग्रिनाए जाते है भौर जिनसे उडिया भाषा की बुहतू-तयी बन गई है, वे 
है--राधानाथ राय और मधघुसूदन राव । दोनो महाकवि थे । इस त्रयी ने 
मनुष्य, प्रगति और ईहवर को भपने काव्यो का विषय बताया, भौर इस 
प्राचीन भाषा मे एक नया स्वायत्त और स्वयपूर्ण साहित्य निर्मित किया | 
इन तीनो मित्रो की पूरी साहित्यिक कृतियाँ यदि हम पढे तो यह पता 
चढेगा कि किसी भी समृद्ध साहित्य के सब तत्त्व इन कृतियों में भरे 
हुए है । 

शहरो और गाँवों की दशा और शात सामाजिक जीवन के नीचे जो 
मानवीय वासनाझो का भ्रशकित नाटक चल रहा है उसे फकीर मोहन ने 
सारे देश के सामने खोलकर रख दिया । 'मधुसूदन' ( १८५३-१९१२ ) 
ने अपने भव्य काव्य मे विश्व के साथ पवित्र जीवन भौर मानवीय आत्मा 


उडिया ३१ 


के आ्राध्यात्मिक मिलन की गाथा गाई है। उनके विषय हिमालय के 
सुन्दर हिमजडित ऊँचे शिखरों से लेकर हृदय जीवन की साधारण 
छोटी-छोटी घटनाओं तक बिखरे हुए हे । उन्होने कभी भी साहित्यिक 
कीरति के लिए कोई सचेष्ट प्रयत्न नहीं किया और इसलिए कभी भी 
कोई विशाल ग्रथ लिखने का प्रयत्न नही किया। उनकी रचनाश्रो मे छोटे- 
छोटे गीत, भाव-कविता, गीति-काव्य, सूत्र और सानेट असख्य भात्रा 
में बिखरे हुए हे । उन सब भे एक उच्च जीवन का वातावरण मिलता 
है। इनमे से कुछ, जैसे कि दस-बारह सानेट, 'तदी प्रति', आकाश प्रति' 
और “ध्वनि”, उतके सृक्‍त भौर उतकी दो गीतात्मक कविताएँ 'हिमाचले 
उदयोत्सव' और 'ऋषिप्राणे देवावतरण' ऐसी हे जोकि किसी भी साहित्य 
के लिए भ्रमूल्य कृति की तरह मानी जायेगी। उडीसा की शालाओ भौर 
होस्टलो मे हजारो बालक प्रतिदिन सायकाल को उनके रचे हुए भजन 
गाते है । उडीसा के राष्ट्रीय जीवन में नहीं, तो कम-से-कम साहित्य में 
तो उनकी कविता एक सशक्त तथा चैतन्ययुक्त, नैतिक भर आ्राध्यात्मिक 
बल के रूप मे भ्रभी भी चल रही है। 

राधानाथ (१८४८-१९०८) एक सच्चे कवि भर सौन्दये-द्रष्टा थे। 
उन्होने--सेनापति ने जो कुछ गद्य मे किया, उसकी पूर्ति कविता के रूप 
मे की । उन्होने उडिया-भाषियों के लिए एक सच्चा साहित्य निर्मित 
किया । यह घरती का साहित्य था, भ्ौर धरती के बेटो के लिए था, 
और फिर भी उसमे ऐसा सौन्दर्य भौर चमत्कार था जो कि अभूतपूर्व 
था । उडिया-कव्िता में जो नवीनता राधानाथ के द्वारा भाई, उसकी 
दोनो दिशाएँ स्पष्ट है । उन्होने ही उडिया-पद्य को शाब्दिक कसरत से 
भक्त किया। यह झलकार-प्रियता उपेद्र भज और उनके परनुयायियो 
के प्रभाव से मध्ययुगीन कविता के एक अनिवार्य अग के नाते चल 
रही थी । अनुप्रात्रों का भ्नुपात कम करके तथा शैली पर विशेष ध्यान 
देकर राधानाथ ने भपने पद्य को सरल वेश-भूषा में इतना भ्राकर्षक बना 
दिया कि वह किसी भी प्राचीत कवि की रचता के समकक्ष जान पडती 


३२ भ्राज का भारतीय साहित्य 


है ! गब्द और भ्रर्थ के बीच मे जो धनिष्ठ सम्बन्ध है उसके प्रति एक 
गहरा सम्मान उन्होने सबसे पहले अपने पद्म मे आरम्भ किया । इस विषय 
में यानी वागर्थ के सइलेषण श्र्थात सही शब्दों और सही विशेषणो को 
चुनने में वे अपने गुरु 'कालिदास' का भ्रनुकरण करते जान पडते हे । 
'राधानाथ' उडिया कविता के माध्यम मे जो क्रान्ति लाएं, उससे 
भी अभ्रधिक आधुनिक उडिया साहित्य और उडीया के राष्ट्रीय जीवन में 
उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था उनके द्वारा प्रयुक्त अलकार । एक प्रकार से 
उन्होने उडीसा के समस्त प्राकृतिक दृश्य को सौन्दर्यान्वित कर दिया | 
भ्रपनी कविता की विषय-वस्तु के लिए उन्होने उडीसा के प्राचीन इतिहास 
या लेटिन या यूनानी पुराण-कथाओं से जनश्रुतियाँ भौर ऐतिहासिक 
गाथाएँ ली तथा जहाँ विदेशी कथा-वस्तु थी, उसे भी उडिया वातावरण 
में ऐंसा ढाल दिया कि उडीसा का सारा भू-भाग मानों इन्हीं नायक- 
नायिकाझञ्रो के लिए एक रगमच की तरह से प्रस्तुत हो । उनके पहले चार 
शताब्दी तक, उडिया कवि (जिनमे कि सारलादास भर बलरामदास अपवाद 
है) केवल गगा, यमुना भी र गोव धन पर्वत इत्यादि उत्तर भारत के प्राकृतिक 
स्थानो का ही वर्णन करते थे, जब कि उनमे से किसी ने भी उन्हें शायद 
देखा नही था । अपने ही घर के सुन्दर प्राकृतिक दृश्य की ओर उनकी 
दृष्टि नही गई थी ) उडीसा की चौडी श्र बडी नदियाँ महानदी, ब्राह्मणी, 
वंतरणी और मलयगिरि, मेघासन और महेन्द्र-जेसे चित्रोपम पर्वेत अनगाए 
ही रह गए थे | उडीसा के सुन्दर भू-भाग का पहला सच्चा प्रशसक और 
गायक, जिसने कि उस श्रचल के प्राकृतिक सौन्दर्य को सब प्रकार से 
और भाव-कविता के उत्साह से वरणित किया, हमे राघानाथ के रूप में 
मिलता है। उन्होने 'चिलिका' सरोवर पर एक लम्बा भावपूर्ण खण्डकाव्य 
लिखा है। चिलिका उडीसा की सुन्दर समृद्ध कील है । इस काव्य में 
चमत्कारपूर्ण, प्रसिद्ध भर माधुये से भरे दो-दो पक्ति वाले छन्दो मे इस 
भील के विविध मनोरम रूपो का ऐसा सुन्दर गृण-गान' हुआ है कि मानों 
प्रकृति देवी के प्रति यह एक ल्ोत ही हो; भोर वह भी इतनी भात्मीयता के 


आ-२ 


उडिया ३३ 


. साथ रचा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह फील मानो एक 


जीवित व्यक्ति हो । इस काव्य में स्थान-स्थान पर उडीसा के उन सम- 
कालीन सस्मरणीय दिवसो और सर्वताधारण के जीवन पर कई विचार 
व्यक्त किये गए है । इसी कारण से राधानाथ की 'चिलिका'* उडिया 
साहित्य मे एक महत्त्वपृर्ण पथचिक्न बन गई है। 

राधानाथ के सुरक्षित पद्यों मे न केवल चिलिका झील भ्रपितु कोई 
भी प्रसिद्ध प्ब॑त, नदी, दृश्य, ऐतिहासिक स्मारक, लोकप्रिय देवी-देवता 
ऐसे नही हे, जिन्हे अ्मरता प्रदान न की गई हो । वस्तुत. श्रनेक स्थानों 
(जेंसेकि स्वय चिलिका भील) को आज जो इतना यश मिला है, वह 
उनकी कविता के द्वारा ही सम्भव हो सका। प्रकृति के कवि के नाते 
राधानाथ ने उडीसा के लिए वही किया जो कि 'कालिदास' ने सारे भारत- 
वर्ष के लिए किया । यूनान ने अपने साहित्य मे हैलेनिक विश्व की जैसी 
अवतारणा की है , राधाताथ ने भी सारे उडीसा को ऐसे ही सजीव देवी- 
देवताओं से भर दिया, जो कि भानवी व्यवहार में श्रधिक प्रगाढ रस 
लेते थे, और मोलिक रूप से प्रकृति सुन्दरी का मानवीकरण करते थे । 
सक्षेप मे उडीसा को उन्होने एक विलक्षण काव्यमय सुन्दरता का देश 
बना दिया । श्रलौकिक पात्रों की रगभूमि, गाथा भ्ौर जन-श्रुतियो का 
प्रदेश, सुन्दर वीर योद्धाओ और रमणीय नायिकाओ का भूखण्ड बना 
दिया । श्राजकल कटक का नागरिक शाम को जिस ऐतिहासिक पत्थर के 
बने नदी के किनारे पर घूमने जाता है भ्ौर काठजोडी नदी के उस पार 
जो पव॑त-मालाएँ देखता है, उन्हे राधानाथ की जादुई लेखनी ने छुआ 
भ्रोर उनमे एक नवीन रमणीयता पैदा की । जहाँ कही सवेदनशील 
सुक्षिक्षित उडिया विचरण करता है, राधानाथ की कुछ पक्तियाँ उसके 
होठो पर स्वभावतः थिरकती हे, जो कि उस विशेष स्थान की आत्मा 
को उचित रीति से व्यक्त करती हे । 
... यह काव्य साहित्य जकादेमी द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए 
चुना गया दे | इसका हिन्दी भ्रनुवाद हो चुका दे भोर शीघ्र दी प्रकाशित होने वाला हे | 


३४ श्राज का भारतीय साहित्य 


राबानाथ मूलत- महाकवि थे । उन्होने गीत वहुत थोडे लिखें हे । 
उनकी रचनाओं में मुक्तक काव्य है, जिनके विषय, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, ऐसे लगते हे जिन्हें पहले किसी ने नही छुग्रा मालूम होता। भर 
ऐतिहासिक गीत, सरल विपय, प्रवाहपूर्ण सुखद वर्णन-शेली, देश-भक्ति- 
पूर्ण स्थानीय वातावरण और भावनाएँ, जीवन और जगत के प्रति दाश- 
निक विचार--इन गुणों के कारण राघानाथ की रचनाएँ उडिया कविता 
में अद्वितीय हो गई हैं, और उन्हे यह समुचित सम्मान दिया जाता है कि 
उडिया साहित्य में नवयुग का निर्माण उनके काव्यो से हुआ । 

उनकी कृतियों में उनका सबसे बडा महाकाव्य “महायात्रा' नाम से 
प्रकाधित हुआ है | यह उदात्त मबुर और चित्रोपम मुक्त-छन्द में है ।कवि 
की इच्छा थी कि वे उसे इक्क्रीस सर्गों में पुरा करते, परन्तु सात सर्गो 
के वाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इस असमाप्त रूप मे भी उनका वह 
काव्य एक विलक्षण कृति है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के वाद पाण्डवों के स्वर्ग- 
प्रयाण की भ्रन्तिम यात्रा उन्होंने महाभारत से ली, और इस कथानक 
की नीव पर वे पूरे भारतवर्ष के इतिहास शौर विदेशी भ्राक्रमणों के 
उत्पान-पतन तथा भविष्य के लिए एक दिशा-निर्देश का चित्र उपस्थित 
करना चाहते थे । उन्होने इस काव्य में पाण्डवों को जगन्नाथपुरी में आता 
हुआ दिखाया है, जहाँ उन्हे भ्रग्निदिव मिलते हे, जो कि उडीसा और 
मध्यप्रदेश के श्रादिम जगलो में से उन्हे सह्याद्वि के गिखवर पर ले जाते है । 
वहाँ अग्निदेव उन्हे भारतीय इतिहास की पूरी कहानी विस्तार से वत- 
लाते हे ; और आर्यों के अपने देश में आने वाले कलियूग से क्या-क्या 
पतन हो गया, इसका भी वर्णन करते हे । पृथ्वीराज को मुहम्मद गोरी 
ने पराजित किया, इन घटनाग्रो तक कवि यह कहानी लाते हे । इसमे 
यद्धों और प्रकृति का वर्णन महाकाव्योचित भव्यता से किया गया है। 
अन्तिम युद्ध के भ्रारम्भ मे हिन्दू सेनापति का देशभक्तिपूर्ण भाषण वडा 
ही उत्साहवद्धंक और अ्विस्मरणीय है । 


उडिया 


३५ 


परवर्ती लेखक 

राघानाथ, फकौर मोहन झौर मधघुसूदन के पीछे-पीछे उनके कई 
भ्रनुयायी आए । स्थानामाव के कारण उन सबका या उनमे से कुछ का 
भी पूरा विवेचन करना यहाँ असम्भव है, फिर भी कम-से-कम उनमे से 
दो छेखको का सक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है, क्योकि एक मे तो उसके 
अत्यल्प लेखन में भी मौलिकता के दर्शन होते हे और दूसरो की काव्य- 
शक्ति मे विलक्षण कुशलता दिखाई देती है । 

नन्‍्दकिशोर बल राधानाथ झौर मधूसूदन के श्रनुकरण मे ही बहुत- 
कुछ लिखते थे । उन्होने भ्रपनी कविताप्रों मे उडीसा के गाँवो का चित्रण 
किया है। लोक-गीतो श्रौर लोक-धुनो को वह श्राधुनिक भाव-गीतो 
के क्षेत्र मे लाए। उनके 'पल्ली-चिन्' नामक काव्य मे ऐसी गहरी भाव- 
नाएँ व्यक्त है, जो कि प्रत्येक उडिया व्यक्ति के हृदय मे, अपने शान्त, 
सुन्दर, स्वयपूर्ण तथा पवित्र ग्रामीण वातावरण की ओर लौट जाने के 
लिए होती है भ्रौर भ्रब वहाँ का ग्रामीण वातावरण इतना बदल गया है 
कि वे वापस लौटकर नहीं भरा सकते। उसपर भी आधुनिक सभ्यता का 
क्रूर भ्राघात हुआ है । उन्का "नाना बाया-गीत' (कुछ शिक्ष छद) उडिया 
में ग्रभी भी बच्चों की कविता का एक महत्त्वपूर्ण सग्रह माना जाता है। 

गगाधर भेहेर सम्बलपुर के एक गरीब जुलाहे कवि थे, जो कि अ्रपनी 
काव्य-कुशलता के लिए प्रसिद्ध हे । कम पढे-लिखे होने के कारण उनका 
क्षेत्र भी बहुत छोटा है, परल्तु प्राचीन पुराण-गाथाओ्रो के विषयो मे वे 
एक नवीन जादू और रस लाएं। उनकी पक्तियों में नवीन सगीत और 
उनके छन्दो मे नया मेजाव है । उनके चित्रों मे एक विशेष दृष्टि भौर 
वास्तविकता" है, जो कि उडीसा मे पहले न तो कभी देखी गई, मौर न सुनी 
गई। सम्बलपुर के उस विश्व-विख्यात हाथ से बुने कपडे की तरह, जो 
कि वह वश-परम्परा से भ्पने जीवन-यापन के लिए पैदा करते थे, मेहेर 
ने कविता को भी एक सजीव, रगीन और सचित्र कला का रूप दिया । 
उनका एक-एक काव्य चीनी-चित्र-कला के नमूने की तरह है। उनमे 


३६ आज का भारतीय साहित्य 


भावनाएँ, रग शोर घटनाएँ बोलती है । उनका क्षेत्र सीमित था, परन्तु 
उस छोटी-सी दुनिया में, उन्होने अनेक छोटे-छोटे स्व निरमित किए । 
उनके कई छन्द श्रौर इलोक अब जन-साधारण की बोल-चाल के भाग हो 
गए है, भौर उनकी छन्द-रचना उडीसा में अव तक सर्वोत्तम काव्य-कला 
का मापदण्ड मानी जाती है। प्राचीन और आधुनिक सभी भारतीय 
काव्यों में उनके प्रास सबसे पुराने और सगीतमय माने जाते है । उनके 
प्रसिद्ध काव्य 'तपस्विनी' की सीता नारी-आदश्श का एक बहुत ऊँचा 
नमूना है । 


सत्यवादी गाखा 

इस भताब्दी के तीसरे दशक तक राधानाथ और मधघुसूदन के पनु- 
यायी अपनी परम्पराएँ वार-बार चलाते आए है, फिर भी यह कहना 
होगा कि साहित्यिक शक्ति के नाते उनका प्रभाव पहले दशक मे ही प्राय 
समाप्त हो गया था, क्योकि वुद्धिवादियों की एक नई पीढी धीरे-धीरे 
भागे आ रही थी । 

१९०३ मे, अर्थात उडीसा मे ब्रिटिश झ्राधिपत्य के ठीक सौ वर्ष 
बाद, 'उत्कल सम्मिलनी' की स्थापना हुईं। इसके मच पर राजा और 
रक, सामन्त और साधारण जनता, कन्धे-से-कन्धा मिलाकर उडिया-भाषी 
भू-प्रदेश के सयुकतीकरण की मिली-जुली माँग कर रहे थे। तब उडिया- 
भाषी लोग चार अलग-प्रलग प्रदेशों मे बिखरे हुए थे। वस्तुत भारत 
में एकभापा-भाषी प्रान्तत की यह सबसे पहली माँग थी। १९०३ से 
प्रथम महायुद्ध के भ्रन्त तक, भौर गाँधीजी के झ्रागमन और उतके असह- 
योग आन्दोलन तक, उडिया लोगो का यह सबसे बडा स्वप्न और सबसे 
महत्त्वपूर्ण श्राकाक्षा थी । यह प्रादेशिक राष्ट्र-प्रेम आधुनिक भारत 
के जिस एक बहुत बडे सपृत के रूप में अभिव्यक्त हुआ वे थे पडित 
गोपवन्धु दास (१८७७-१९२८) । उनके गद्य, पद्य और भाषणों ने 
उडीसा की जनता को इस तरह से अनुप्राणित कर दिया, जैसा न 


उडिया ३७ 


तो कभी पहले हुआ भौर न बाद में ही। ऐसा लगता था कि मानों उनके 
शब्द समूची जनता के हृदयों से--अ्रन्तरात्मा से--श्रा रहे हो । उन्होने 
पुरी के पास साखीगोपाल नामक स्थान पर एक “विहार' स्थापित किया, 
जहाँ भ्नेक बडे-बडे विद्वान (जैसे पडित नीलकण्ठ दास, पडित गोदा- 
वरीश मिश्र भर पडित छृपासिन्धु मिश्र) बहुत छोटी-छोटी आय पर 
काम करते रहे । उन्होने विदेशी स्वामियों के नीचे बडे-बडे बेतन वाली 
नौकरियाँ ठकरा दी। वे चाहते तो ऐसी नौकरियों उन्हे सहज ही मिल 
सकती थी। यह “विहार नाम की शाला प्राय बारह वर्ष तक चलती 
रही और यही था उडीसा का सास्कृतिक केन्र । इस शाला के सब 
भ्रध्यापक पडित गोपबन्धु के प्राणदायक नेतृत्व के नीचे शिक्षा और 
साहित्य की सेवा तथा उसके पुतनिर्माण मे जुट गए। यद्यपि वस्तुत यह 
एक पुनर्जीवनवादी आन्दोलन था, जो कि जनता को फिर से वैदिक 
सस्कृति की भ्रोर ले जाने की मॉग करता था, फिर भी उनके भ्रादर्श थे 
सादा जीवन और उच्च विचार। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को देश की 
सेवा मे निरन्तर बलि देने का और गीतो में बतलाई हुई मानवता का वे 
प्रचार करते थे। परन्तु उनके महान नेता गोपबन्धु दास के जीवन को 
छोडकर यह भ्रादर्श व्यवहार मे बहुत कम दिखाई देता, इसलिए देश 
के जीवन मे नैतिक शक्ति के नाते इस सस्था ने कोई बहुत बडा प्रभाव 
नहीं छोडा। उसका कुछ स्थायी रूप, इस सस्था के छोटे-से जीवन में 
निर्मित उत्तम साहित्य में मिलता है। वे 'सत्यवादी' नाम का एक मासिक- 
पत्र निकालते थे और साप्ताहिक 'समाज' की स्थापना भी उन्होने 
ही की थी। इन पत्रो के पृष्ठो मे गोपवन्धु ने भ्रपती पूरी भावनाएं, 
श्राकाक्षाएँ और उमगे ऐसी गद्य-शैली में व्यक्त की, जो कि अपनी भव्यता, 
शुद्धता, व्यजना-चातुर्यं, विचारों की छिष्टता और सच्चे काव्य-रस से 
भरी हुई हे । यह गद्य-शैली प्रब उडिया मे देखने को नही मिलती । उनकी 
वन्दी का आत्म-चिन्तन' नामक कृति उडीसा मे लोक-गीतो की भाति 
प्रत्यन्त लोकप्रिय है १ 


३८ झाज का भारतीय साहित्य 


पछ्ित नीलकठ दास ने, जो गोपवन्धु के निकटतम अनुयायी हे, 
श्रपनी आर्य जीवन” नामक पुस्तक में पाडित्यमयी शैली मे ब्राह्मण 
ग्रादर्शों का फिर से प्रचार किया । उन्होने 'कोणार्क' पर एक सप्राण और 
वन्य सुन्दरता से युक्त काव्य रचा । इस काव्य की भूमिका में उडीसा के 
इतिहास का स्पष्ट और विचारप्रक्षोमक सिहावलोकन किया गया है, जो 
कि नत्यवादी 'विहार' के विद्याथियों के स्वप्नो के रूप में चित्रित है। 
उन विद्याथियों को वे कोणाक मे शैक्षणिक यात्रा पर ले गए थे। पडित 
दारा राजनीति के वीरान वीहड में बहुत दिन भटकने के बाद भ्रव 
साहित्य के रचनात्मक जगत की शोर लौटे है और इधर उन्होने एक नई 
दिशा दिखलाने वाला सामाजिक-साहित्यिक इतिहास लिखा है । अनेक 
सण्ड वाले 'उडिया साहित्यर क्रम-परिणाम” नामक गद्य-ग्रथ को सर्व- 
साधारण पाठकों ने उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रथ माता है। उसी धारा के पडित 
क्ृपासिन्धु मिश्र ने अपनी 'कोणार्क' और 'वारवाटी” नामक दो पुस़्तको 
में प्रथम श्रेणी का ऐतिहासिक साहित्य निभित किया और पडित गोदा- 
वरीश मिश्र ने मत को हिला देने वाले राष्ट्रीय नाटक, कविताएँ और 
उत्तम वीर-गाथाएँ लिखी हू । कुल मिलाकर भ्रव तक उडीसा में सामूहिक 
तप से निर्मित साहित्यिक उपलब्धियों में यह सबसे श्रच्छा युग झोर सब- 
से सुन्दर रचयिताओ का दल है। 'सत्यवादी' धारा क्यो लुप्त हो गई, 
इसका चाहे कुछ भी कारण हो , किन्तु यह तो सच है कि उडीसा के 
राष्ट्रीय जीवन मे उस धारा के नष्ट होने से एक ऐसा स्थान रिक्त हो 
गया, जो फिर कभी नही भर सका । अपने छोटे-से जीवन में यह धारा 
उडीसा के लिए वैसी ही थी, जेसी वगाल के लिए 'शान्ति-निकेतन' | 


ताटक और रगमच 

इन वर्षो में नाटक धीरे-धीरे ऊपर भा रहे थे । न केवल साहित्य 
की एक प्रतिष्ठित शाखा के रूप मे, बल्कि उडीसा के राष्ट्रीय जीवन के 
अ्रग के नाते भी राष्ट्रीय वृत्ति मे से यह नाटक निमित हुए । क्योकि 


उडिया ३९ 


उडीसा मे बगाली नाटक-मण्डलियाँ मच पर बगाली नाटक खेलती थी 
झौर यह एक चुनौती थी, जिसका उत्तर उडिया नाटक के रूप में प्रागे 
झाया | रामशकर राय, कामपाल मिश्र, भिखारीचरण पटनायक और 
गोविन्द सुरदेव धीरे-धीरे रगभूमि को एक सशक्त और सम्मानित प्रभाव 
के रूप भे इस प्रदेश मे प्रतिष्ठित कर रहे थे। उनके द्वारा रगभूमि केवल 
मनो रजन का स्थान न रहकर, समाज-सुधार और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का 
भी मच बन गई । जिस प्रकार बगाली नाटककारो को राजस्थान भर 
महाराष्ट्र के इतिहास से बहुत-सी सामग्री मिली थी, उसी प्रकार उडिया 
नाटककारो को उडीसा-इतिहास के वीरों से आवश्यक सामग्री प्राप्त 
हुईं, उदाहरणार्थ वीर राजा खारबेल, कपिलेन्द्र, पुरुषोत्तम और अनग- 
भीम आदि के नाम लिये जा सकते है, जिनकी पताका के नीचे उडीसा 
ने श्रपता विजय-प्रभियान और साम्राज्यों का विस्तार किया। उडीसा 
देश की बहुत समय तक खण्डित जाति के लिए यह वीर-पूजा एक 
स्वाभाविक प्रिय भावना थी । 

इसी युग में वेष्णव पाणी ने ग्राम-नाटको को क्रान्तिकारी ढंग से 
सुधार दिया और समूचे ग्रामीण उडीसा मे 'यात्रा' का झ्राधुनिक परिष्कृत 
रूप प्रचलित किया । भ्रब इन यात्राओं मे समकालीन घटनाओं का भ्रति- 
बिम्बन होने लगा और यह ग्राम-नाटक रगभूमि के नाटकों के निकट 
श्राने लगे, यद्यपि उतकी आकर्षक सगीतमयता कम नही हुई | उडीसा के 
कवियों मे इस एक अकेले प्रतिभाशाली व्यक्ति ने जो कमाल कर दिखाया, 
वह समूचे आधुनिक भारत के नाटकीय इतिहास में अद्वितीय है । 


गॉधी ठाकुर और 'सबृज-दल 

इस समय तक गाँधी की आ्राधी देश में फैल चुकी थी । पडित गोप- 
बन्धू और उनके कार्यकर्ताओं के दल ने भ्रपने-आपको राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
में तन्‍्मयतापूर्वक लगा दिया था और तब उडीसा का जो एकमात्र 
सास्कृतिक केन्द्र था, वह भी इस प्रकार खो दिया गया। इस प्रकार से 


४० झ्राज का भारतीय साहित्य 


जब 'सत्यवादी' दल समाप्त हो चुका था, तब कटक के कुछ थोदे-से 
अण्डर-ग्रेजुएट नवयुवक एक नया साहित्यिक शगूफा लेकर बढ रहे थे, 
जिस पर वगाल का ट्रेड मार्क लगा हुआ था । उस समय रवीद्धनाथ 
ठाकुर अपनी कीति और लोकप्रियता के शिखर पर थे | यह सच है कि 
उनका प्रभाव भ्रदम्य है, परन्तु उस प्रभाव मे उस समय के युवकों के पैर 
लडखडाने लगे, और सिर चक्कर खाने लगा । 'ठाकुर' की कविता भर 
विवेक के महान भण्डार मे से यह तरुण कोई बहुत महत्त्वपूर्ण चीज 
अपने साथ नही लाए । उन्होने केवल कुछ बाह्य गौण बातों का ही 
अ्नुकरण किया, जैसे कि तुको या तर्क भौर सगति के भ्रभाव का और 
कुछ रहस्यप्रियता के वाम' पर भअर्थहीन रचना का, जो कि हमें कभी- 
कभी ठाकुर की कविता में भी मिलती है। यह लोग अपने-आपको 'सबूज' 
कहते थे। यह नाम भी उधार लिया गश्ना था, क्योकि शुरू में 'ठाकुर' 
ओर प्रमथ चौधरी ने यह नाम, बंगाल में उस समय जो रूढ्बिद्ध और 
सनातन विचारो के विरोध मे एक आत्दोलन चला था उसके लिए प्रयुक्त 
किया था । और बगाल के 'सबूज' पत्र की तरह से इन लोगो ने भी एक 
अपनी पन्निका निकाली, जिसका नाम था 'युग-वीणा' । 

उडीसा के साहित्यिक जगत में इस दल ने एक नया आात्दोलन शुरू 
कर दिया | पाँच-छ वर्ष तक वे बहुत-सी नई-नई चीजे उडिया साहित्य 
में लाये। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता था कि वे चीजे उन्होने बाहर 
से आयात की हे, भौर उनकी जडे उडीसा की मिट्टी मे नहीं हें । इन 
लोगो ने अपना प्रकाशन-गृह भी शुरू किया । श्राइचर्य की बात है कि 
बहुत जल्दी यह 'सबूज' (हरे) पीले पड गए। 

गत दो दशाब्दियो मे तरुण पीढ़ी पर 'सबूर्जा दल का बहुत गहरा 
प्रभाव पडा । रवीखछ्रताथ ठाकुर की प्रास-रचना को उन्होने उडिया 
साहित्य में प्रतिष्ठित किया और उसके साथ-साथ वे देशज छन्द-रचना 
भी लाए। भ्रन्नदाशकर राय और बैकुण्ठनाथ पटनायक की कई कविताएँ, 
जो कि उन दिनो के श्रारभ मे लिखी गई थी, सभी समीक्षकों के द्वारा 


उडिया ४१ 


उडिया साहित्य के भण्डार के लिए स्वागत-योग्य मानी गईं है । उन 
कविताओो को पढकर ऐसा प्राभास होने लगता है कि जैसे सचमृच हम 
एक नई दुनिया मे पहुच गए हे । उनमे भ्रपने ही ढंग के शब्द-सभीत का 
जादू है। उनमे प्रेम, सौन्दर्य श्रौर जीवन के नये स्वप्न हे । ऐसी नई 
कल्पना-प्रतिमाएँ है, जो सुसस्क्ृत उडिया कानो को बहुत ग्रटपटी भर 
विचित्र छगने वाली नही थी। प्रास तो हे ही, क्योकि उडिया व्यवित के 
कान, 'सारकादास' से लगाकर गगाधर मेहेर प्रौर नगीलकठ दास के काव्यो 
तक में कवि-मालिका के देशज-अ्रनुप्रास से इतने परिचित थे कि 
उन्हे जनता की आ्रात्मा और भाषा के सच्चे मुहावरे इस पारम्परिक 
कविता में मिले थे । परन्तु सबूज-दल ने जैसे उस रूढि-रीति को तोड 
दिया | एक समय इस दल के लेखको द्वारा मिलकर लिखा हुआ उपन्यास 
'बासन्ती' बहुत लोकप्रिय हुआ और तरुण पीढियो पर उसने कुछ अच्छा 
प्रभाव छोडा । कालिन्दीचरण पाणिग्नाही का उपन्यास 'माटीर माणिप* 
( मिट्टी का पुतला ) इस दल के चरमोत्कर्ष के दिनों में लिखा गया। 
उनकी कई कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हुईं, जो कि सम्मान उनके योग्य 
ही था । भ्राज समूचे उडीसा में कालिन्दीचरण पाणिग्राही समकाछीन 
समस्याओ्रो के अच्छे प्रचारक और विश्विष्ट गद्य-शेल्रीकार के नाते बहुत 
प्रसिद्ध हे। ' 


जनता के कवि 

'सबूजो' के बाद सोशलिस्ट, या कहिए कम्युनिस्ट, तीसरे दशक के 
मध्य में आये । वे अपने साथ फ्रायड, वाल्ट विटमैन और कालंमाक्स को 
लाये । यद्यपि उडीसा मुख्यत क्रृषि-प्रधान प्रदेश था भर है, तथा कल- 
तक उसका एकमात्र उद्योग कुछ घान की मिले ही था, ये नवयुग के लाने 
वाले जोशीली हिंसात्मक कविताएँ वर्ग-युद्ध पर लिखते थे । वेचारा गरीब 


*साहित्य भ्रकादेमी ने इसे भ्रन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए चुना दै 
और ६सका हिन्दी-अनुवाद “मिट्टी का पुतला” नाम से प्रकाशित भी हो चुका है | 


४२ श्राज का भारतीय साहित्य 


रिक्‍्शे वाला, जो कि कटक की गदी घूलभरी सडको पर रिक्शा चलाता 
था, यह नही जानता था कि वह अगणित छोटी कहानियों का नायक 
वन गया है। जो लोग इनके गोल मे नहीं झ्राते थे उनका मध्ययुगीन या 
अफयनसेवी कहकर मजाक उडाया गया । परन्तु सच्ची बात कहे तो वह 
वर्ग-युद्ध की घोषणा एक अस्थायी भ्रन्तर्राष्ट्रीय फैशन-मात्र थी। भर 
'जनता' की बात तो छोडिए, इन स्वयभू 'जनता के कवियो' मे से भ्रधिकाश 
की माक्संवादी सध्या-भाषा पढे-लिखे बुद्धिनीवियों के लिए भी श्रगम्य 
होती है । 

बहुत-से वामपक्षी लेखको मे कुछ नाम निस्सन्‍्देह प्रतिभा के कारण 
चमक उठते है। उनका स्थान उडिया कविता में इसलिए नही है कि वे 
वामपक्षी प्रचार-काव्य लिखते थे, परन्तु इसलिए कि उनमें मानवीय 
भावना और सामाजिक व्यक्तिवाद का सच्चा पुट मिलता है। सची राउत 
राय की 'पल्लि-श्री' उडीसा में लोकप्रिय है और उनकी कुछ कहानियो 
तथा कविताओं मे आधुनिक युग की निराशा का प्रतिबिब है, जो कि 
साहित्य मे स्थायी महत्व की वस्तु रहेगी। भ्रनन्‍्त पटनायक की कविताओं 
और मनमोहन मिश्र के कुछ गीतो मे भावनामयता है, जिसने कि कई 
रसिक हृदयों को स्पर्श किया है, उनमे राजनीतिक भुकाव चाहे किसी 
शोर हो । 

परन्तु शभ्रव तो वामपक्षी विचार-धारा साहित्यको का सामान्य विषय 
हो गया है। आक्रामक युद्ध-बोषणाएँ अरब नही सुनाई देती ! भ्रब इलियट 
और एजरा पाउण्ड की छायाएँ मच पर चलती हे । प्रति मास या प्रति 
सप्ताह हमे कुछ ऐसा साधारण गद्य पढने को मिलता है, जिसे जान- 
बूभकर भसबद्ध या तकंहीन बनाकर छन्द-हूप मे काटकर प्रगतिशील 
कविता के नाम से प्रदर्शित किया जाता है | यह समझ में नही आता कि 
छन्द-परम्परा का बडी सतकंता से रखा जाने वाला यह बहाना भी 

“आखिर क्यो ? 
लेकिन ऐसे भी छेखक हे जो विगत तीस वर्षो तक कई ऐतिहासिक 


उडिया ४३ 


श्रान्दोलनो के उत्थान-पतन के बीच में भी क्र बराबर राजनीतिक 
दासता (चाहे वह वामपक्षी हो या दक्षिणपक्षी ) से बचे रहे । उन्होने जो 
कुछ बुरा था उसकी बुराई की, भर जो कुछ अच्छा था उसकी प्रशसा 
की। व्यक्ति की परवाह न करके वे अपनी साहित्य-रचना का कार्य 
निरन्तर धैय॑पूर्वक करते रहे । इस प्रकार के सश्रद्ध प्रामाणिक दल मे से 
एक श्री राधामोहन गडनायक हे, जिनकी कविता उड़ीसा मे अपने सौन्दर्य, 
प्रेम और वीरतापूर्ण घटनाओं के निर्दोष छन्दोबद्ध श्रकन के लिए प्रसिद्ध 
है। इनका! प्राचीन साहित्य और छन्द-शास्त्र का कला-सम्बन्धी भ्रध्ययन 
भी बहुत गहरा है। शान्तिनिकेतन के डॉ० कृजबिहारीदास की हमे 
प्रगसा करनी चाहिए-जिन्होने साहित्य की शुद्ध भक्ति की है। भ्राजकल 
वे उडीसा के ग्राम-गीतो को इकट्ठा करने के बडे कार्य मे लगे हूँ । 

कुल मिलाकर कविता का बाजार सत्र उठता जा रहा है। एक-आध 
कवि भ्रपवाद हँ । उडीसा में विगत दशक मुख्यत नाटकों और उपन्यासो 
का रहा है, जिसके बारे मे कुछ और कहना आ्रावश्यक है । 


उपन्यास, नाटक और गद्य 

फकीर मोहन के बाद उड़िया उपन्यासो मे कोई उल्लेखनीय कति 
नही आई | हर साल एक-दो जो नये नाम भ्राते रहे, वे विशेष प्रसिद्ध नही 
थे। उपन्यासो के क्षेत्र मे अगला युग 'सबूज दल' का था । उसमें भी दो 
ही उपन्यास प्रसिद्ध हुए। गत दस वर्षो से उडिया साहित्य मे फिर 
उपन्यासों की वाढ आई है। दो भाई--गोपीनाथ* और कान्हुचरण 
महान्ती और चन्द्रमणी दास तथा नित्यानन्द महापात्र इत्यादि । यदि 
सस्ते सनसनीखेज उपनन्‍्यासों को छोड दे तो हमे कान्हुचरण, गोपीनाथ 
और नित्यानन्द महापात्र के उपन्यासो मे एक गम्भीर प्रयोजन मिलता 





+शादिवासियों के जोवन पर लिखे गए इनके 'अमृतर सन्तान! नामक उपन्यास पर 
साहित्य अकादमी ने १९५४ में पुरस्कार दया ओर इसका हिन्दी-अनुवाद सा हत्य 
अकादेमी की ओर से अमृत सन्तान? नाम से प्रकाशित हुआ | 


४४ आ्राज का भारतीय साहित्य 


है | गोपीनाथ महान्ती झ्रादिवासियों के क्षेत्र में नई वस्तु की खोज में गये, 
जबकि उनके बडे भाई कान्हु ने सामाजिक समस्याओं पर उपन्यास लिखे 
है । दोनों ने इस क्षेत्र में बहुत अधिक लिखा है। 


रंगमच 

उडीसा में स्वतन्त्र प्रदेश के निर्माण के वाद रगमच को एक नई 
प्रेरणा मिली । वह कटक के तागरिक जीवन में एक स्थायी वस्तु वन 
गया । उड़ीसा में चार सजीव, समृद्र थियेटर है और नाटक लिखने वालो 
को अपने पेणे से अश्रच्छी आ्रामदनी हो रही है। उपन्यासों की तरह नाटकों 
की भी वडी माँग है। उडिया नाटक की परम्परा को पडित गोदावरीन 
मिश्र तथा गोविन्द यसुरदेव ने जहाँ छोडा था, श्री श्रष्विनीकुमार घोप 
और कालीचरण पटनायक ने, श्रखण्ड रूप मे आगे बढाया है। अव 
पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों के दिन समाप्त हुए। केवल सामाजिक 
नाटक ही मच पर खेले जाते हे । 


गद्य 

उडिया में सामान्यत गद्य ही अधिक विकसित हुश्ना है। इसका 
श्रेय रामगकर, फकीर मोहन, श्री रत्नाकर पति, बिपिन विहांरी राय, 
पडित नीलकठ दास और श्री शणिभूषण राय (राधानाथ राय के पुत्र) 
आदि, उसके वाद के उपन्थासंकारों के निवधों और गोपाल चद्ध प्रहराज 
के पैने व्यग्यो तथा पह्चित गोपवन्धु दास के काव्यमय निवन्धों एवं भाषणों 
को है। प्राचीन भर मध्ययुगीन साहित्य में वैज्ञानिकता का जो प्रभाव 
था, उसे भी गीघ्रतापरवंक पूरा किया जा रहा है। भ्रत्य आलोचनात्मक 
अव्ययन भी चल रहे हे । तारिणी चरण राठ ने इस गताब्दी के प्रारम्भ 
में एक छोटे- से प्रवन्व द्वारा उडिया साहित्य का प्रामाणिक इतिहास 
लिखने की जो शुरुआत की थी, वह समय के साथ विकसित होती गई है 
और विनायक मिश्र तथा सूर्यनारायण दास जैसे पडितों ने इस विषय 


उडिया ४५ 


पर वृहदकाय भ्रथो कौ रचना की है। पडित नीलकठ दास ने सामाजिक- 
साहित्यिक अध्ययन पर दो खडो में एक विज्ञाल ग्रथ 'उडिया साहित्यार 
क्रम परिणाम लिखकर इसमे योगदान किया | हाल में ही फकौर मोहन 
और गगाधघर मेहेर जैसे कवियों पर स्वतन्त्र रूप से लिखी गई पुस्तको 
की भी बाढ आ गई है। बीसवी शताब्दी के श्रारम्भ मे पडित गोपीनाथ 
दर्मा ने 'उडिया भाषा तत्त्व” तामक भहत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचकर जिस कार्य 
का समारम्भ किया था, उसे भी पडित विनायक मिश्र ते उडिया भाषा 
का इतिहास लिखकर तथा गिरजाशकर रॉय भ्रौर गोलक बिहारी घाल 
ने भ्रन्य विद्तत्तापूर्ण कार्य करके आगे बढाया है। छोटे-बडे लगभग एक 
दर्जन कोशो में से प्रमुख हे * पडित गोपीनाथ नन्द शर्मा का “उडिया 
शब्द-तत्त्व-बोध अभिधान! और लगभग डेढ लाख रुपए की लागत से 
सात खडो मे प्रकाशित श्री गोपालचन्द्र प्रहराज का चतुर्भाषीय कोश 
'पपृणंचन्द्र उडिया भाषा कोश” । पाठकों को सभी प्रकार का आवश्यक 
और रोचक ज्ञान प्रदान करने वाले चार-पॉच लोकप्रिय भौर बृहदाकार 
विश्व-कोश प्रकाशित हो चुके हे भर भ्रभी हाल में ही इस दिशा में जो 
वास्तविक कार्य शभ्रारम्भ किया गया है, वह है-श्रेष्ठ विद्वज्जनोचित 
पद्धति पर उत्कल विश्वकोश का सग्रह | इस आयोजन को पूरा करने 
का भार श्रब उत्कल विश्वविद्यालय ग्रहण कर रहा है । 

उडीसा के पाठक-वर्ग मे ज्ञान-विज्ञान का साहित्य पढने की लालसा 
अब इतनी अधिक और तीक़् हो गई है कि विभिन्‍न प्रकाशक विश्व- 
इतिहास पर बड़े-बडे ग्रथ, खेती-बारी के सभी पहलुओो पर मोटी-मोटी 
किताबे भ्रौर भ्रणु-परीक्षण तथा शिक्षा-दीक्षा जैसे विषयों पर विज्ञान- 
प्रचार समिति की समीक्षात्मक पुस्तके प्रकाशित करने लगे हे , इस 
श्रत्यन्त सुन्दर समिति का निर्माण उडीसा के उन तरुण वैज्ञानिकों ने 
किया है, जो उडिया भाषा मे विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 
प्रयत्तशील हे । यह क्षेत्र अभी तक अभ्रछृता ही पडा था श्र इस सम्बन्ध 
में गोकुलनन्द महापात्र तथा डा० बी० के० बेहुरा के नाम विशेष रूप से 


४६ आज का भारतीय साहित्य 


उल्लेखनीय है । मनमोहन प्रेस के नवयुवक भ्रौर साहसी प्रकाशक प्रफुल्ल- 
कुमार दास की भी प्रशसा करनी ही चाहिए कि उन्होने नोवल पुरस्कार 
प्राप्त सभी लेखको की पुरस्कृत कृतियों का अनुवाद उडिया में करने का 
उलाघनीय दायित्व भ्रपने ऊपर लिया है। उनके कुछ भ्रनुवादों के विपय 
में यह कहना उचित ही होगा कि समूचे एशिया भ्रथवा भारत की किसी 
भी भाषा में उस समय तक उक्त श्रनुवाद नही हुए थे, उदाहरणार् 
आ्राइमलेड के लेखक हैलडोर ल॑क्सनेस के 'इडिपेडेट पीपुल' का अनुवाद । 
युवक प्राध्यापक वैद्यनाथ मिश्र का कार्य भी प्रशसनीय है। हमारे राष्ट्रीय 
जीवन के प्रभूत पक्षो के विषय मे उडीसा के बुद्धिजीवी वर्ग को सम्यक्‌ रूप 
से शिक्षित करने के उद्देष्य से उन्हाने जनतन्त्र, ससदीय सरकार-व्यवस्था 
झौर सामाजिक-राजनीतिक विपयो पर पुस्तके और लेख लिखने का एक 
तरह से वीडा ही उठा लिया है। श्रोपधि शास्त्र, मनोविज्ञान, तकंगास्त्र, 
पशु एवं कुक्कुट-पालन भ्रादि पर भी क्रमश पुस्तके वाजार मे झ्राती जा 
रही है । भारत की किसी भी भाषा मे शायद ही हाथियों के सम्बन्ध 
में कोई ऐसी प्रामाणिक पुस्तक हो, जैसी कि 'उत्कल साहित्य के पृष्ठो 
में विसरी पडी है। समस्त तकनीकी भ्रौर वैज्ञानिक विपयो का समावेश 
करने वाला एक शब्दकोश अनेक खडो मे प्रकाशित हो चुका है। इस 
कोण के मग्रह का कार्य, उडीसा सरकार के तत्त्वावधान मे एक समिति 
ने किया, जिसके प्रधान डा० भ्रात्तंवल्लभ महान्ती थे। वाल-साहित्य का 
भी पर्याप्त विकास हो रहा है। गोकि इस क्षेत्र में अधिक पूजी लगाने 
में प्रकाशक निव्चय ही हिचकिचाते हें। 'शिशु-सखलि' श्रर्थात्‌ वच्चो 
का खजाना सारस्वत प्रेस द्वारा प्रकाशित एक उत्कृष्ट वाल-विश्वकोन 
है, यद्पि यह भ्रभी भी पूर्ण होने को है । 

उडीसा में प्राचीन श्रौर मध्य युग में भी कुछ प्रसिद्ध लेखिकाएं हुई 
और आधुनिक काल में भी कई हे । उनमे से दो छेखिकाग्रो का वर्णन 
उनकी असाधारण प्रतिभा के लिए करना आवश्यक है । 

स्वर्गीया डा० कुन्तला कुमारी सावत, जो कि दिल्‍ली में रहती थी 


उडिया ४७ 


और वही उनका देहान्त हुआ, अपने समय मे कवयित्री, उपन्यास-लेखिका 
गौर देग-सेविका के नाते विद्यात थी। इस समय एक अ्रन्य प्रधान 
प्रतिभागाली लेखिका हे, श्रीमती विद्युतृप्रभा देवी जिनकी भाव-कविता 
अपने सहज प्रवाह, निर्दोष प्रास और कल्पना-चित्रों के लिए प्रसिद्ध हें । 

उडीसा राज्य के निर्माण के बाद जैसी पहले स्थिति थी उससे भ्रव 
कही अधिक आजादायक चित्र साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। हमारी 
कालेजो के पढाई के दिनो में तीस साल तक सिर्फ एक या दो साप्ताहिक 
पत्रिकाएं प्राप्त थी , भ्रव उडीसा मे पाँच दैनिक पत्र हे, जिनमे से एक 
अग्रेज़ी का भी है। पुस्तको का व्यवसाय भी तेजी से प्रगति कर रहा है। 
उडीसा को भागे आशा और विश्वास के साथ एक उज्ज्वल भविष्य की 
औ्रोर देखने के पर्याप्त कारण हें । केवल इसलिए नही कि उडीसा के पास 
प्राकृतिक सम्पत्ति की सम्भावनाएँ और कोष बहुत वडे-बडे हे, परन्तु 
इसलिए भी कि कला और सस्क्ृति के क्षेत्र में उसकी बडी ऊँची परम्परा 
रही है ; जो कि भ्रभी भी उन्नति कर रही है, भौर विविध भ्रन्य रूपो 
में प्रकट हो रही है । 


उडिया पर चुने हुए सदर्भ-ग्रथ 
उडीसा--डब्ल्यू० डब्ल्यू० हन्टर 
ए कम्पैरेटिव ग्रामर श्राफ द फोर ईस्टन इडियन लेग्वेजेज- जान 
वीम्स टिपिकल सेलेक्शस श्राफ उडिया लिट्रेचर (३ खड)-- 
बी० सी० मजूमदार, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
मान उड़िया लिट्रेचर--प्रिय रजन सेन, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
लिग्विस्टिक सर्वे आफ इडिया--जी ० ए० ग्रियसंन, खड ५, भाग २, 
पृष्ठ ३६७-४४९ 


स्वाजा प्रहमद फारुकी 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

१८५७ के राष्ट्रीय भ्रान्दोलन की घटनाएँ बहुत महत्त्व रखती है । 
उन दिनो मुगत्र साम्राज्य दम तोड रहा था, भर विगत तीन सदियो में 
उसने जिन सास्क्ृतिक मूल्यों को बढाने का प्रयत्न किया था, वे मिट्टी मे 
मि7 चुके थे । श्रग्नेज लोग अपने साथ झ्ौद्योगिक क्रान्ति और नये विज्ञान 
के सव साधनों को लेकर आ्राए थे , उन्होने भारत में श्रपने पर जमाए 
ओर पअपने स्वार्य के लिए नये रूप से इस देश का शोपण श्र म्भ किया । 
प्राचीन देगी शासन-व्यवस्था वदलकर एक नया विदेशी राज्य यहाँ श्रा 
गया, जिसमें कई भ्ुटियाँ होने के साथ-साथ नई प्रगतिशीनता के गुण भी 
विद्यमान थ । इस नई व्यवस्था में हम पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान के भ्रधिक 
निकट प्राए श्रौर उनका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन तथा मानसिक 
वृत्तियों पर भी पडा । 

विदेशी साम्राज्य की स्थापना के कारण ग्राथिक और राजनीतिक 
क्षेत्र में त्रटिग और भारतीय हितो के बीच एक तीखा सघर्प घ॒रू हुम्ना। 
१८५०७ का विद्रोह अलग से कटी हुई घटना या इतिहास का एक योग-मात्र 
नहीं पा । भारतीय जनता के मन में जमा हुभा भ्रसन्‍्तोष १८५७ के 


घिद्रोह के रुप में फूट पडा, क्योकि श्रग्नेशों की विजय के कारण जनता 
भा ३ 


उर्दू ४९ 


राजनेतिक और सास्क्ृतिक दृष्टि से बहुत पीडित थी । यह विद्रोह केवल 
फौजी बगावत न था, मगर डॉ० डफ के शब्दों में यह बलवा और कान्ति 
दोनो एक साथ था । एक प्रकार से यह आगे भ्राने वाले स्वातच्य-सग्राम 
का विधिवत रिहर्संल था और उसमे से सयुक्त आन्दोलन की परम्परा ते 
जन्म लिया | पुराने समाज की सामाजिक परम्पराएँ १८५७ में ग्रपनी 
शक्ति के पुनस्सस्थापन के अन्तिम प्रयत्न में पूरी तरह से विनष्ट हो गई। 
१८७० के बाद अन्य सामाजिक परम्पराएँ जाग उठी। 

सन १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का जन्म हुआ । १८७० से 
१८८५ के बीच का युग किसानो के असन्तोष, दस्तकारों और कारीगरो 
के धन्धो को कुचलते, १८६७-१८८५ के बीच में भयानक अ्रकाल, १८७५ 
मे दक्षिण के किसानो के विद्रोह भर धीमे-धीमे बढने वाले राष्ट्रीय पत्र- 
पत्रिकाश्रो के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है। पढे-लिखे मध्यमवर्गीय बुद्धि- 
जीवियो का वर्ग धीरे-धीरे जाग रहा था और राजनीतिक दृष्टि से उनकी 
जवान खूल गई थी । इसके पीछे जो प्रेरणाएँ काम कर रही थी उनमे 
भ्रमरीका की जनता का स्वातन्त्य-युद्ध, भ्रास्ट्रेलिया के कब्जे से आज़ाद 
होने के लिए इटली की राष्ट्रीय स्वातत््य-सघरष की कहानी, टामस पेन, 
स्पेन्सर, मिल और वाल्तेयर के ग्रथ और गैरीबाल्डी तथा मेजिनी की 
जीवनियाँ श्रादि प्रमुख हे । उस समय के उदारदलीय नेताओं ने बडा 
प्रगतिशील कार्य किया, परन्तु धीरे-धीरे जनता में बेकारी श्रोर निराशा 
फैलने लगी। भारत मे युयुत्सु राष्ट्रीयता का जन्म हुआ | १९०५ से 
१९१८ के बीच में राष्ट्रीय श्रान्दोलन भ्रधिकाधिक सघर्षपूर्ण, चुनोती 
देने वाढे और व्यापक आधारयुक्त बनने लगे | पहले महायुद्ध, होमरूल 
के भ्ान्दोलन झौर महायुद्ध के बाद के भ्राथिक सकटो ने भारत मे ब्रिटिश 
राज्य की जड़ो को खोखला कर दिया । 

रौलट एक्ट पास हुआ, पजाब में मार्शल ला लग गया भर खिलाफत 
झ्रान्दोलन भी हुए । इन सव घटनाओ ने राष्ट्रीय असन्तोष की धारा के 
वेग भौर गहराइयो को और भी बढाया । ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय 


नेताओं के विरुद्ध दत्त कदम उठाए । मौलाना आज़ाद का अन-हिलाल', 
मौलाना मोहन्मद अली का 'कामरेड और 'हमदद नामक पत्र जब्त किए 





गए दब्य १९१५ में हमारे कई उनिद्ध नेताओं को जेल दें दाल दिव्य गठा। 

महात्ना गांवी ने छिलाफत आन्दोलन का समन किया और १९०: में 
अपना प्रसिद्ध असहण्णेग आन्दोलन झुरू कि । भारतीय राजनीनि के 
नेत्र में गांझी जी अपनी अन्तिम साँच तक स्रोपरि रहे। १९३० से 
4९३४ और सन ११४२ के राष्ट्रीण जन-आन्दोलतो तथा द्वितीय महावुद्ध 


के सनानान्तर चलने वाले साम्प्रदायिक तत्त्वो ने भी ज्ञोर पका, जिनका 


जि िम्डी [ते 


का तंग देकर अपने-आपको एक सजीव बलि के रूप में अपित 





साहित्यिक पृष्ठभूमि 

राष्ट्रीय विकास को इन सब एनिहासिक् मब्विल में उर्द साहित्य 
वरावर हमक़दम और हर माँग पर जवाब देता हुआ चला । उसमें जनता 
के मनोवज्ञानिक निरीक्षण, भावनात्मक अनुभव श्र कानाफूनि् भी 
मिलती है । इ$मानदारी से जीवन का यवातब्य चित्रण करने के लिए उसे 
अपनी गुलो-इलवुल की दरवरी कुण्ठित पर्यराएँ, लफुजो की नक्‍्क्रानी 
और मीनाकारी, मड़कीली कहते की खूबी तथा वासी कल्पता-चित्र छोड़ 


ञ्य्प 
ही 
त्न्न 


राज्य भी मज़बूत ब्नता जा रहा था। उर्दू साहित्य पर भी दृर्नानी 
नहत््व की इस घटनाओं का प्रभाव पड़े बिना ने रहा | सक्रान्ति की 
समीं अ्रवस्वाएँ--मणनक चघ्ष, विकृत प्रतिक्रियवाविता और स्वस्य 
समन्वब--त्प्व्नवा उर्द साहित्य में दिखाई देते हू । अंग्रेज़ी घिक्रा के 


कारण पुरानी विचारूणरा के माव-माय नया समक्त चिन्तन सानने 


रण] 
न्पे 


उर्दू ५१ 


आया । छापेखानों भर श्राधुनिक यातायात के साधनों ने इसकी भर 
भी सहायता की । 

ब्रिटिय सस्कृति की पहली प्रतिभागणाली छाप दिल्ली मे उई॒के 
पुनरुत्थान के रूप मे मिलती है। यह उन्‍नीसवी शती के दूसरे चरण की 
घटना है। दिल्ली में एक उत्साही दल ने परिचम के ज्ञान-विज्ञान को 
उर्दू में लाने की कोशिश की । १८२५ मे स्थापित पुराने दिल्‍ली कालेज 
ने वहाँ एक वैज्ञानिक पुन्र्जागरण पैदा किया । उस वक्‍त के विज्ञान के 
प्रयोगो से दिल्‍ली कालेज के विद्यार्थी 'मन्त्रमुग्ध' हो गए। “वे अपने- 
आपको एक नए ज़माने का मसीहा मानने लगे, भौर उन्होने सपने देखे 
ओर खयाली नक्शे बनाए।” १८४४ में दित्ली कालेज मे 'र्नाकुलर 
ट्रासलेशन सोसाइटी” की स्थापना हुई, जिसने वैज्ञानिक विषयो मे 
कितावे छापनी शुरू की । प्रोफेसर रामचन्द्र ने 'मुफीदन नाजरीन' भर 
'मोहिब्बे हिन्द! नामक दो पत्र प्रकाशित किये , इनका उद्देष्य मुख्यत 
पर्चिमी विचारों और वैज्ञानिक मूल्यो का प्रचार करना था। १८६४ 
में एक दिल्‍ली सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके मन्नी प्यारेलाल 
आगोब' णे, जिल्होने बाद में उर्दू श्रदव मे एक स्वस्थ परिवत॑न लाने मे 
आजाद' (मृत्यु १९१०) और 'हाली” (मृत्य्‌ १९१४) की सहायता की । 

यह परिवतंन एकदम तेजी से नहीं भ्राया। यह धीरे-धीरे भारत 
की समस्याश्रो भर स्वभाव के भ्रनुसार होता रहा । शुरू के लोग सुधार 
करना चाहते थे, क्रान्ति नही। वे अपने अतीत से पूरी तरह कटे हुए 
नही थे, वल्कि उन्होने अपने उच्चकोटि के साहित्यकारों को नए ढंग से 
प्रस्तुत किया, उनमे नए भ्रर्थ खोजे । उनका वास्तविक उद्देश्य उर्दू 
साहित्य में हादिकता और उत्साह का भाव पैदा करना था, जिससे कि 
वह जीवन के सत्य के अधिकाधिक निकट झा सके । वे पश्चिम के प्रति- 
रजित अनुकरण से बचते रहे तथा नकली श्रप्रामाणिकता, लम्बे-चौडे 
कल्पना-चित्र भौर शब्द-वाहुल्य की निन्‍दा करते रहे । 

इस नए आन्दोलन के अग्रदृत 'आरजाद' भर 'हाली' थे। 'कनंल हाल 


५२ आज का भारतीय साहित्य 


रॉयड' के सुझाव पर उन्होंने १८७४ में मुशायरे शुरू किए; जिनमें नए 
ढंग की नज़्में पढ़ी जाती थीं। हाली ने “बरखा रुत', “उम्मीद, 'इन्साफ़' 
और 'हब्बे-्वतन' नामक नज़में लिखी, जिनमें उर्द कविता के नए सचेतन 
दृष्टिकोण के प्रतिनिभित्व है। सर सेयद अहमद खाँ अलीगढ़-आन्दो- 
लन कें जन्मदाता थे | उनके कहने पर, हाली ने 'मुसहस' लिखी । वह 
उर्दू कविता में एक श्रेष्ठ रचना है; और उसने इस यूग पर अपनी छाप 
छोड़ी । 'हाली' ने सामाजिक चेतना और सार्थक प्रयोजन की दृष्टि से 
प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन किया। उनका विश्वास था कि यदि 
साहित्य का कोई भ्रर्थ है तो वह यही है कि साहित्य जीवन का प्रति- 
बिम्व बने और उसकी सेवा करे। सर सैयद अहमद खाँ (मृत्यु १८९८) 
को इस बात का बड़ा श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने उर्दू साहित्य की 
धारा को अपने पुराने प्रभाव भर सुधारवादी उद्देश्य से पूरी तरह मोड़ 
दिया । सामन्‍्ती वातावरण में वर्षों से उर्दू में जो बफ़ें जमा हो गईं थी, 
उसे उन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य के सम्पर्क से पिघला दिया । पुराने मूल्य 
परें ठेल दिए गए, और सुधार को उन सब भारी जंजीरों से मुक्त कर 
दिया गया । इस तरह से उर्दू में नवजागरण का प्रभात हुआ । 

. इस नई धारा और आझ्ान्दोलन के बीज सुल्तान कुली कुतब शाह 
(मृत्यु १६११) की कविताओं में, भीर' (मृत्यु १८१०) के 'शहर 
आशोव में', 'सौदा' (मृत्यू १७८०) की कविताओं में, मीर हसन 
(मृत्यु'१७८६) की 'मसनवियों में, अनीस' (मृत्यू १८७४) के मसियों 
में, नज़ीर 'भ्रकबरावादी (मृत्यु १८३०) की शायरी में और “मिर्जा 
ग़ालिव' (मृत्यु १८६९) को ग़ज़लों में पाए जाते हैं । श्रन्‍्त में जिनका 
ताम॑ लिया गया है उतने 'ग़ालिब' के बारे में यह बहुत ही सही बात कही 
गई है कि यदि वे न होते तो न 'हाली' (मृत्यु १९१४) होते, और न 
इक़वांल (मृत्यु १९३८) । यह दोनों ही आधुनिक उर्दू कविता के स्तम्भ 
थे । मगर यह काव्य-साहित्य ही सब कुछ नहीं है ; यह तो एक भूमिका 
के रूप में था। इसे पश्चिमी शिक्षा की सप्राण प्रेरणा की ब्रावश्यकता 


उर्दू ५३ 


थी, जिसके कारण उसमे एक नवीन स्फूर्ति पैदा हुई। 

साहित्य के हर क्षेत्र मे परिवर्तन के यह लक्षण दिखाई देते हे । 
पुरानी कृत्रिम कविता ढलती जा रहो थी। परम्परित गजल बहुत 
सीमित जान पडते लगी थी । अब उसका क्षेत्र विस्तृत बनाया गया श्रौर 
उसमे सामाजिक तथा राजनैतिक विषयो का भी समावेश हुआ। श्रव 
: कविता नये विपयो मे लिखी जाने लगी, जो प्रकृति और देश-प्रेम के 
बारे मे थी। धीरे-धीरे उर्दू के कवि भ्रपना उत्तरदायित्व, जीवन के प्रति 
भ्रधिक सवेदनणीलता श्र मानवीय रुझान की आवशव्यकता श्रनुभव 
करने लगे । रूढ शैली की लीक को छोडकर नये साहित्यिक रूप प्रयोग 
में लाए गए, जिससे कि कविता को बहुत भ्रधिक स्वतन्त्रता मिल गई । 
सक्षेप मे 'हाली” की सुधारवादी भावनाएँ भर समालोचनात्मक दृष्टि, 
'इस्माइल' (मृत्यु १८९७) की पारदर्शिता, दुर्गासहाय 'सरूर' (मृत्यु 
१९१०) का देशभक्तियूर्ण उत्साह, अकबर (मृत्य्‌ १९२१) के सुनहले 
शेर, जिसमे कि सूक्ष्म व्यग्य भौर उत्तम परिहास पिरोए गए थे, इन सब 
तत्त्वों से मिलकर ही नए श्रान्दोलन की प्रगति सरलतापूर्वंक हुई । भ्रसख्य 
विपयो पर सृजनात्मक साहित्य के साथ-साथ प्रखबारो, पत्र-पत्रिकाग्रो 
और पदिचिमी भाषाओ्रो से तर्जुमो की मानो वाढ भ्रा गई। 

प्रथम महायुद्ध के पूर्व उर्दू कविता किसी धीमी बहने वाली नदी के 
समान थी, जिसकी तह मे उपजाऊ मिट॒टी जमा हो रही थी । उननीसवी 
गती के लिवरल-आन्दोलन के कारण जीवन-प्रवाह की गति भी जरा 
धीमी थी। भारत की दुर्दशा के वारे मे सबसे पहले दुख व्यक्त करते 
हुए, राष्ट्र-भक्ति की भावनाएँ कविता में लाने वाले 'हाली' थे | उनकी 
कविता भ्रव जीवन से विच्छिन्न नही थी, बल्कि जीवन के सव प्रकार के 
रंग उसमे भ्रतिविम्बित थे। हाली की कविता ने वाद मे श्राने वाले 
लेखको के लिए एक नया मानदण्ड कायम किया। नए विपयो पर 
कविताएँ लिखी जाने लगी, यत्िपि वह जुरू-शुरू में प्राय अनुवादित या 
आधारित होती थी । पर ऐसी अनेक मौलिक कविताएँ भी जिखी गई, 


५४ झाज का भारतीय साहित्य 


जिनमें उदार देशभक्तिपूर्ण विचार थे ; और कही-कही तो देश के प्रति 
प्राय स्त्री-सुलभ एकनिष्ठ प्रेम भी व्यक्त किया गया था । ये कवि तारो- 
भरी रातो, खिलते हुए फूलो और चहचहाते हुए पक्षियों के बारे में इस : 
तरह गाते थे, मानो उन्होने भ्रपती मातृभूमि को नये सिरे से खोजा 
हो। 'चकवस्त' (मृत्यु १९२६), 'बेनज़ीर शाह (मृत्यु १९३०), 
सरूर जहॉनावादी (मृत्यु १९१०), वहीउद्दीवन सलीम (मृत्यु १९२८), 
शौक किदवाई (मृत्यु १९२८) और नादिर (मृत्यु १९१२) की कवि- 
ताग्रो मे १९१४ के पहले की धारा का सही-सही चित्र मिलता है। 

गजल मे भी धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा था। हाली ने उसके क्षेत्र 
को वढाया और उसे एक सामाजिक आधार दिया । उन्होने पुरानी रूढि 
गत अ्लकार-बहुल शैली की निन्‍्दा करके नई गजल के नवयुग की 
घोषणा की । इन नई गजलो मे विचार और भाव सरल-से-सरल भाषा 
के साथ गूंथे हुए थे। यद्यपि प्रमीर (मृत्यु १९००) ग्लौर दाग (मृत्यु 
१९०४) जनता में ग्रभी भी लोकप्रिय है, फिर भी उर्द-गजल मीर 
झौर गालिब की परम्परा और रचना-शिल्प कौ झोर वेग से मुड गई है । 
मीर और गालिब उर्दू-काव्य-क्षेत्र मे उच्चकोटि के महाकवि हे। जहाँ 
हाली के सुधार की निन्‍दा की गई, वहाँ मीर और गालिब ने गजल को 
एक नया रग दिया। साकिब (मृत्यु १८६९), श्रजीज (मृत्यु १९२५) 
और 'असर' ने इन पुराने महाकवियों के चरण-चिन्हों का अनुकरण किया 
तथा हसरत मोहानी (मृत्यु १९५१) ने मुसहफी (मृत्यु १८२४) भौर 
नसीम देहलवी (मृत्यु १८४३) के चरण-चिन्हों का। दिल्ली भ्ौर 
लखनऊ के पुराने भेद मिट गए भर दोनो की शैलियाँ बडी खूबी से 
एक-दूसरे मे मिल गई । 

इकबाल अपनी महान प्रतिभा-शक्ति से भागे भाए और उन्होने गजल 
को नया मोड दिया। उन्होने समकालीन समस्याओं, सास्क्ृतिक सघर्षो 
और सामाजिक उत्थान-पतन को गजल के रूप में विवेचित किया, जबकि 
मूलत गजल का विषय मुख्यत. प्रेम ही था। वे रूढ शैलियों को (जैसे 


उर्दू ५५ 
गालिव की) अपने उद्देश्य के लिए नए ढग से श्रपनाने वाले थे। उनके 
दर्शन की सब मौलिक बाते, जो कि उनके भाव-लोक का भ्रण वन गई थी, 
उनकी गजलो की बनावट में बहुत कुशलता से गूँथी हुई मिलती है । उनके 
काव्य में बहुत विविधता, भांति-भाँति के स्वर भ्रौर प्रगतिशील सामाजिक 
चिन्तन सव गडड-मड्ड हे , फिर भी उन्होने गजल को जीवन की समस्याग्रो 
को और अ्रधिक ग्रभिव्यक्त करने वाला एक नया भ्रर्यपूर्ण रूप दिया । 

णाद श्रजीमावादी (मृत्यु १९२७) 'नासिख” (मृत्यु १८३८) के 
झलकारप्रिय तत्त्वो को मीर में पाई जाने वाली तीखी ताजगी, पैनेपन 
और सगीत से मिलाते है । रियाज (मृत्यु १९३४) ने अपनी तबीयत के 
प्रनुकुल इस कठोर और कष्टप्रद जीवन से पलायनवाद ग्रहण करके शराब 
की कविता लिखने की शरण ली । 'आरजू' में स्पष्टता श्रौर साहसिकता 
थी तथा उन्होने जन-साधारण की श्राम-फहम भापा का प्रयोग किया । 
उनकी शैली की विशेषता यह है कि उनकी भाषा भ्रत्यन्त सरल है, और 
इस दृष्टि से उन्होने उर्दू--विता मे एक सच्चा और पवका सुधार किया। 
धास-प्रो-यगाना' मे गालिव की निराश सवेदन-शीलता मिलती है, यद्यपि 
और बातों में वे गालिव की निन्‍दा करते हे । उनमे न तो कल्पना- 
शक्ति थी, जो कि शब्दों को पसख्मय बना देती, न,उनमे सूर्य-किरणो-जैसा 
प्रानन्द और वह गहरी दृष्टि थी, जिससे कि पाप भी दैवी जान पड़े। 
फिर भी 'यास' की कुछ कविताएँ कविता के प्रगाढ सार से भरी है, क्योकि 
उनमे कविता का भावात्मक अ्रह एक नये स्वर में अभिव्यवत हुआ है । 
उनका नाम उन 'प्रारजू', 'अजीज' (मृत्यु १९३५), 'साकिव' भर अगर" 
के साथ-साथ लिया जाएगा, जित सबने लखनऊ-शैली की गजल को एक 
गहरी प्रोर सार्थक आत्मा प्रदान की । 


समकालीन काव्य-प्रवाह 
श्राधुनिक भारत के सबसे बडे गजल-डेखक 'हमरत मोहानी' कहे 
जाएगे। उन्होने अपनी कविता तव लिखनी शुरू की जब 'हानी' द्वारा 


५६ श्राज का भारतीय साहित्य 


लखनवी शैली की गजल की रूढिवादिता पर की हुई समीक्षा से सारा 
वातावरण भरा हुआ था । इस समीक्षा ने दो प्रकार की परस्पर-विरोधी 
प्रतिक्रियाएँ घुरू की । 'भ्रजमतुल्लाह खाँ (मृत्यु १९२७) तो चाहते थे 
कि गजल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाय, क्योकि उसमे न तो 
कोई विचारों का क्रम ही वँंधता है और न उसमें कोई सहजता और 
स्वाभाविकता है ।' हसरत मोहानी ने उर्दगजल को नयापन दिया भर 
बहुत चतुराई से दिल्‍ली श्रौर लखनऊ की दोनो शैलियाँ मिला दी । 'हसरत' 
जीवन के प्रत्येक विभाग में श्रतिवादी और क्रातिकारी थे। केवल कला 
के क्षेत्र को छोडकर उन्होने उन सब पुराने प्रतीको और विपयो का 
उपयोग किया है, जो पारम्परिक गजल में पाए जाते है। भर इसके 
वावजूद उन्होने एक नया स्वर एवं वातावरण प्रदान किया वे प्राचीन 
और नवीन को भ्रपनी गजल में मिलाते हे । प्राचीन की सप्राणता, नवीन 
और वर्तमान को नई चेतना तथा भविष्यत्‌ की सम्भावनाएँ उनकी गजल 
में एकाकार हो गई हे । उनके प्रेम-सम्बन्धी विषय वासी भौर घिसे-पीटे 
न होकर सच्चे, यथार्थ भौर प्रामाणिक है । उनके गीति-काव्य में एक 
घरेलू स्पर्श, प्राच्य रस भौर गम्भीर शक्तिमयता है। “हसरत' ने कोई 
नई गजल खोजकर नही निकाली, उन्होने पुरानी गज़ल को ही नई जान 
दी।वे 'मुसहफी' (मृत्यु १८२४) और 'मोमिन (मृत्यु १८५१ )की 
पक्त में भ्राते हे । उन्होने उन दिनो कवियो के अच्छे गुणों को मिलाकर 
अपने प्रत्यक्ष जीवनानुभवो से प्राप्त उत्साहपूर्ण सामाजिक-राजनैतिक 
चेतना को भी उसमे मिलाया और इस तरह से 'हसरत' ने अपना मार्ग 
स्वय निर्माण करके भ्रपनी कलात्मक प्रेरणा के लिए सही माध्यम खोज 
निकाला । 
फानी की गजल इसलिए मधुर है कि उसमें उनके करण भावों की 
व्यजना है। वे सर्वोत्तम भावनाओं को सौन्दर्य, प्रामाणिकता श्रौर करुणा 
के साथ व्यक्त करते है। उनकी गजले इतनी भ्रधिक लोकप्रिय क्यों हुई, 
इसका कारण यह है कि वे अपने दर्द का उत्कट वर्णन करते हे और 


| उर्दू ५७ 
उनका शब्दों पर असाधारण अ्रधिकार है। वे बहुत अधिक ईमानदार कवि 
है और जो-कुछ देखते भौर अनुभव करते है, उसे ही लिखते हे । ण्द्ध 
कविता में वे श्रपने सब समकालीनो से श्रेष्ठतर है । उनका जीवन एक 
लम्बी तकलीफ और भयानक असन्तुलन की कहानी है। उनकी कविता 
में सव जगह करुण रस का एक ही स्वर मिलता है और कदाचित वही 
उनके सुन्दर सगीत का स्रोत है। किसी दैवी निराशा की गहराई मे से 
उनके भ्राँसू उमडते हे, मानो वे उस चीज को खोज रहे है, जो कही नही 
है। प्राय कहा जाता है कि उनके विचारो का ससार बहुत छोटा और 
अयधार्थ है । 

असगर (मृत्यु १९३६) पर 'गालिव' और 'मोमिन' का गहरा प्रभाव 
है। उनकी कल्पनाशील वृत्ति ने गजल को व्यापक भ्रथे प्रदान किया । 
उनके पद्यो में उत्कृष्ट कोटि की सुक्ष्मता भर कल्पना-चित्रो में इच्द्रिय- 
गोचरता मिलती है, जो कि उनको गजल-लेखको मे बहुत ऊचा स्थान 
दिलाती है । 

'प्रसर' की गीति-काव्य-रचता की शक्तियाँ श्रसाधारण विविधता 
लिए हुए है, और बहुत सहज प्रवाहयुक्त शैली में वे मानवीय भावनाशो 
के समूचे विश्व को व्यक्त करते हे । 

'जिगर” भी गजल-लेखक के नाते प्रसिद्ध हें। सगीत और लय, 
सुकोमल सवेदनशीलता, सौम्य तथा दार्शनिक विवेक, भावनाओं की सब 
तरह की छटाओ भ्ौर वृत्तियो के प्रति जागरूकता झ्रादि गृणो में वे अनन्य 
हैं । उनकी कल्पना अद्भूत विविधता लिए हुए है भौर सगीत तथा छन्द 
में भी उनकी विलक्षण अनेकरूपता दिखाई देती है । उनकी कल्पना के दो 
मुस्य विपय- प्रेम और सौन्दर्य हे । उनके सुस्पष्ट गीति-काव्य में मानव- 
श्रात्मा का अकन बडी सूक्ष्मता से हुआ है, उसमे एक सरस उन्मुक्ति और 
मादक भाव है। 'जिगर' का बहुत वडा असर तरुण कवियो पर हुआ है। 
उन्होने 'जिगर' की बाह्य विशेषताओं का अ्नुकरण-मात्र करने का 
प्रयत्न किया, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हुआ । “फिराक' ने पब्चिमी 


५८ आज का भारतीय साहित्य 


कवियो के स्रोत मे गहरा रस पान किया और उस सस्क्ृति के कई गण 
उन्होंने इस तरह प्रपताए क्रि उससे पूर्वी सल्कृति को भयकर हानि 
पहुची | आज की समस्याओं के प्रति उनकी रागात्मक प्रक्रिया में प्रेम, 
साहस और कान्ति की भावनाएँ विशेष रूप से दिखाई देती हे । वे हर 
मन स्थिति और परिस्थिति के प्रति बहुत भावनायुकत चेतना से पे आते 
हैं। उनके भाव-लोक पर विचार हावी हे और उनके ज्ञान-भण्डार की 
व्यापक सीमा ने उनकी कल्पनाझों को समृद्ध किया है। परन्तु अनेक 
बार उनमे सबम का भी अ्रभाव खटकता है। 

'फैज़' की गज़ल स्पप्ट श्ौर दिल को हिलाने वाली होती है। वे 
अपने हपक बहुत दूर-दूर के क्षेत्रों से लेते हे। उतका कल्पना-ल्लोक सहज 
स्वाभाविक और प्रभावशाली है। वे कई वर्षों तक राजनीतिक बन्दी 
रहे हैं । वन्दी-जीवन के कारण उनके प्रतीको में एक विशेष आकर्षण 
पैदा हुआ है श्रौर उनके पद्यों में एक स्वप्निल मधुरता आई है। 'फिराक' 
की भाति ही इनकी कविता में भी ऊबड-खाबडपन है और वे दोनो 
ग्राव्यात्मिक भ्ररक्षितता की भवना से पीडित हैं । 'जज्बी' की गजल 
मुकतत और स्वाभाविक अभिव्यजना की शोर बढना चाहती है, जिसमें 
कि इब्िय-सवेदना वाछी कविता भाव-दशा से रस-ढशा की ओर जाना 
चाहती है। उनकी विचारभरी करुणा उनके स्वर को भ्रौर भी प्रभाव- 
घाली तथा गहरा बना देती है। 'रविद्र! के लिए सौन्दर्य-जगत एक 
छिपने का स्थान है, परन्तु उनका विचार-लोंक कमज़ोर और उनकी 
शैली दृठाइंप्ट है। 'मजरूह', नदीम कासिभी और अख्तरुल ईमान ऐसे 
उदीयमान गजल-गो है, जो अ्रपनी ज़मीन टटोल रहे हे 

१३८-४६ के बीच उर्द-गज़ल को भारी आलोचना का सामना 
करना पड़ा, परन्तु वह इस सारे आक्रमण से वच निकली | यह यूग 
विद्रोह और प्रयोग का युग था। वर्णनात्मक कब्ताएँ, सानेट, गीत, 
अनुकान्त छन्द भर मृक्‍त छन्द ग्रादि सव लिखें गए तथा उनकी लोक- 
प्रियता भी वढनी गई। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि गजल अब 


उर्दू ५९ 


पिछड गई, मगर फिर भी वह उसमें से विजयी होकर ठाहुर निकली । 
'फैज' के 'दस्ते सवा' का प्रकाशन गजल के इतिहास में ऐसी ही एक 
अभूतपूर्व घटना थी । देश के विभाजन और उसके साथ-साथ जो भया- 
नक समस्याएँ सामने श्राई, उन सवने गजल की लोकप्रियता को पुन- 
जीवित किया, क्योकि गजल आत्मनिष्ठ मन स्थितियों का चित्रण करने 
के लिए अत्यन्त उपयुकतत माध्यम है। शरणाथियों के दू ख-दर्द भौर 
पुरानी परम्पराश्रों के लिए दौहादई साहिर, जगन्नाथ श्राजाद, श्रर्ण मल- 
मियानी, महरूम, हरीचन्द अरुतर, हफीज होशियारपुरी, सालिक, 
तण्स्मुम, जहीर, कतील, नासिर काजमी इत्यादि की गजलो में साफ 
भलकता है। यह कविता कभी-कभी वहुत भडकीली, चीखती हुईं और 
वथा भावकता से भरी होती है, मगर यह दिखावटी या वनावटी नही 
है। इसमे मनोवृत्ति, स्वर भौर कल्पना की अन्विति मिलती है और यह 
उर्द-गजल के एक व्शिप रूप को प्रकट करती है | 

आज की उर्द-गजल पुरानी उर्दू-गजल से सिर्फ स्वर भ्ौर स्वरा- 
घान में भिन्‍न है । भव शायर लटकती हुई जुल्फो, रुतसारो और मामूक 
के चेहरे के तिल के बारे मे नहीं लिखते, वल्कि वे नगमाए-रूह की 
श्रावाज प्रकट करते हे श्रौर भ्रावश्यकता से अधिक नक्‍्काशी था श्रलकारो 
में वचते हू । भव पुराने रहस्यवादी स्वर ॒कम होते जा रहे हैं । इन्सान 
और दुनिया के बारे में ग्रधिक लिखा जा रहा है। दुर्भाग्य मे, नवीनता 
का शौक, धौद्धिक अनुझ्ासन का अ्रभाव श्र छन्द-आाम्त्र के सिद्धान्तो 
का ज्ञान कम होना भ्रादि ऐसे अनेक दोप है, जिससे श्राधुनिक गजल का 
झ्राकर्पण और प्रभाव दूपित हो गया है। यद्यपि कुशल कवि के हाथो 
गजल में भी उच्चतम कविता का निर्माण सम्भव हे । 

दूसरी तरह की कविताड्ो में इकबाल का १९१४ के तूफानी द्विनो 
में लिखा गया 'खिज्े राह' आधुनिक उर्द-कविता में एक पथ-चिन्ह श्रोर 
ग़द के कवियों के लिए एक उज्ज्वल निर्देश है । वे द्रप्ा और मानदत्ता- 
वादी थे। उन्होने सभी सामाजिक, राजनैतिक और आाधथिक समस्याश्रो 


६० भ्राज का भारतीय साहित्य 


को, जो कि उस समय पूर्व के देशों के सामने थी, जाँचा, परखा भर 
अपने क्रान वाले अ्रकीदे से उन्हे देखा । श्रपनी प्रतिभा के पारस-स्प्शं 
से उन्होंने जो कुछ लिखा, उसे कुन्दन बना दिया और कविता का 
ग्रभिव्यजना-क्षेत्र सकेतमयता से बहुत व्यापक बनाया। 'बागे दरा', 
वाले जिब्नील' भौर जर्बे कलीम' ने उर्दू मे एक नवयुग निर्मित किया 
तथा उर्दू-कविता इतनी समृद्ध हो गई कि वह किसी भी समुन्नत साहित्य 
के साथ तुलना में खडी हो सकती है। 

जोश मलीहाबादी “शायरे-इन्कलाब' कहलाते हे। दो महायुद्ध, 
१९२१ का असहयोग आन्दोलन, १९२९-३० के श्राथिक सकट, १९३१ 
का अवन्ना भ्रान्दोलन, श्रम भर पूँजी के बीच सधर्ष और समाजवादी 
विचारों का बढता हुआ प्रभाव उर्दू साहित्य को भी भकभोरता रहा 
और उसमे से यह कान्ति की भावना पैदा हुई। “जोश इस कान्ति के 
प्रतीक है, मगर वे श्रावश्यकता से अ्रधिक' शोर मचाने वाले, उथले श्र 
ऊबड-खाबड लिखने वाले हे । उनमे एक तरह का अ्रनथक उत्साह है, 
मगर वे बहुत बार कुत्सित रूप ले छेते हे । वे सिर्फ सतही चीजो को 
छते है भौर चमकीले शब्द-शिल्प के भ्राकर्षक पहनावे के नीचे अपना 
हल्कापन छिपाते हे । इकबाल के बाद तरुण कवियों पर उनका सबसे 
अधिक प्रभाव पडा । तरुणों की दृष्टि मे वे 'शायरी के जादूगर मुल्ला' 
है । उपमा और उत्प्रेक्षा पर उनका बहुत भ्रधिकार है तथा सुपरिचित 
देहाती दृश्यो के वर्णन मे इन भ्रलकारो का वे बडा सुन्दर भौर आकपंक 
उपयोग करते है । 

जाफर भ्रली सा प्रसाद-गण-युक्‍त ऐसे कुशल कवि हे, जिन्‍्होने बहुत- 
कुछ लिखने के बावजूद अपनी शक्ति का दुरुषयोग क्षणिक महत्त्व के क्षुद्र 
विपयो पर लिखने में श्रधिक किया है। 'सीमाब' (मृत्यु १९५१) भी 
अच्छे कवि थे, जिनका छुन्द पर अ्रधिकार था । उन्होने कुछ जल्दी में 
लिखा, मगर बडे आत्म-विश्वास के साथ । उनकी कविता का प्रभाव, जिन 
विषय-वस्तुओो को उन्होने छुम्मा, उनके महत्त्व की तुलना में विशेष नही है। 


दा 
2४, 


१६ 


हानी से लेकर इकबाल, जाफर भ्ली खाँ, एहसान और माहिर 
तक उर्दू-तज्म भ्रपनी उस ऊँचाई पर पहुंची है जहाँ कि वह पहले नही 
पहुँची थी। 'हफीज' जालन्धरी ने 'गाहनामा-ए-इस्लाम' लिखा, जो कि 
फिरदौसी की नकल में एक लम्बी ऐतिहासिक कविता हे । दक्खन में 
नुमरती' (मृत्यु १६७३) ने 'ग्लीनामा' लिखा और 'रुस्तमी” ने 
ह्वारनामा' रचा , जो कि उर्दू में विवरणात्मक कविता के सबसे पहले 
नमूने हैं । परन्तु हफीज जालन्वरी के 'गाहनामा-ए-इस्लाम' मे जितनी 
बुलन्दी और विराटता है उससे पाठक की कल्पना-शक्ति श्राश्चर्य-चकित 
हो जाती है। इस काव्य के पहले दो हिस्से तीसरे की अपेक्षा प्रधिक 
सफल है । तीसरे हिस्से मे तो ऐसा लगता है कि मानों उनकी कांव्य- 
जव्ति उन्हे छोड गई। हफीज की याद उनके गीतो के लिए भी की 
जायगी, जो कि सगीत श्रौर लयकारी मे अपनी विशेपता रखते हे । 

आधुनिक साहित्यिक धारा मे एक सबसे मनोरजक विधा है उर्दू 
में हिन्दी ढग के गीतो का निर्माण । यह विधा ऐसी कविता की है जिसमे 
पुराने इतिहास भ्रौर मिली-जुली तथा मश्लिष्ट सस्कृति के सबसे भ्रधिक 
दर्मन होते हे । श्रजमत-उल्लाह खाँ, हफीज जालन्धरी, अख्तर शीरानी, 
तासीर, खालिद, मकबूल भ्रहमदपुरी, हफीज होशियारपुरी, सागर निजामी, 
आविद और इन्द्रजीत शर्मा ने सुन्दर मजी हुईं उर्दू मे गीत लिखे हे, 
जिनमें हमारे घरेलू जीवन की निकटता का सौरभ है। शौक किदवाई, 
आरजू और “'रजा' ने गजल में भी उसी तरह की गीतिकाव्यात्मकता 
व्यक्त की है, परन्तु अजमतुल्लाह खाँ में उसकी सबसे श्रधिक उत्कदता 
दिखाई देती है । उनके गीतो मे एक तरह की गहरी जाति और मन को 
वरावर स्पन्दित करने वाला वातावरण मिलता है। श्रस््तर गीरानी 
रोमाटिक घारा के सबसे वडें श्रगुआ्रा हुए, इनकी कविता में जादू जैसा 
गुण है। यही कारण है कि उर्दू में भ्रव तक अज्ञात ऐसे वर्णनो की 
बारीकी और विविधता तथा इन्द्रिय-गोचरता उनमें मिलती है। कल्पना- 
चित्रों की रगीनी, छन्‍्दो के नए श्राविष्कार श्रौर ऐसे प्रेम-विपयों के, 


घ्२ आज का भारतीय साहित्य 


जिन्हे समाज में स्वीकृत नहीं किया जाना था, वर्णन का साहस भी 
अद्वितीय है । इन तीनो गृणो से उनकी कविता बहुत ऊँचा स्पान प्राप्त 
करती है । 

१९३५ में 'तरक्की पसन्द अदव' (प्रगतिशील साहित्य) शुरू हुसा, 
जिसमे एक नए 'जिहाद' का-सा कट्टरपन और प्रचारकों वाला उत्साह 
था। इस आन्दोलन ने पुराने सिद्धान्तो को तोडने की शुरुआत की । 
परन्तु जो नए सिद्धान्त उसने भ्रपनाए, वे इस देश के सास्क्ृतिक धरा- 
तल में अधिक गहरी जडे न जमा सके । प्रगतिशील लोग हर पुरानी 
चीज के तीखे प्रालोचक थे, और उन्होने भ्पने प्रयोगो को अ्रतिरजना 
की सीमा तथा स्पष्टवादिता को अष्लीलता के किनारे तक ले जाते 
का प्रथल किया। छंम्रप्रगतिद्ीस 'मीराजी' ओर 'राशिद' इसके 
ज्वलन्त-उदाहरण हूँ । उन्होने श्रपनी राजनैतिक विचार-धारा की तुरही 
वजाई, वह सनसनीखेज तो जरूर थी, लेकिन उसमे श्रेष्ठ काव्य की 
एकाग्रता भौर गहराई का अभाव था। बहरहाल एक विशेष राजनंतिक 
विचारधारा पर जोर देने के बावजूद यह आन्दोलन, पहले उत्साह का 
ज्वार उतर जाने के बाद, उर्दू-साहित्य को एक नई प्रेरणा, सजीवन प्रौर 
स्वतन्त्र चेतना दे गया। जोश, फैज, फिराक, जज़्बी, मजाज, मख़दूम, 
जॉनिसार भ्रस्तर और सरदार जाफरी इस धारा के प्रमुख उद्गाता 
हैं। इनमे एक चिरतन सप्राणता और सशक्त यथार्थवाद है। समाज 
व्यवस्था को बदलने ग्रौर उसका नए सिरे से निर्माण करने की चुनौती 
को उन्होने अनृभव किया, तथा झपने तरीके से भारत की व्याधियों का 
रामबाण उपाय खोजने की भी कोशिग की । कही-कही चुनकर पढने 
पर, उनकी कविता एक गुलदस्ते की तरह सुन्दर लगती है। वह 
इसलिए और भी दिलचस्प है कि उसमे गरीबी, गुलामी भौर शोषण 
के जमाने की एक उत्कट भावपूर्ण अभिव्यजना मिलती है। १९३१ के 
बाद जनता का जबरदस्त आन्दोलन शुरू हुआ । श्रमिक-वर्ग समाजवादी 
शासन कायम करने के लिए सघर्ष करने लगा। इन प्रगतिशील कवियों 


उर्द ६3 
की कविता में इस जागरण का चित्र है। यद्यपि यह सही हे कि उनम 
सम्पूर्णता भौर स्थायित्व नही है । फिर भी वे तीखे, भ्रमन्तुप्ट और बेदार 
है । उत्होने खिडकिय्रों को खोला और हमे थी बुलाया तया कहा कि 
भुककर बाहर भाँकों | 

पूरे उर्दू-काव्य-साहित्य पर विचार करते हुए ऐसा लगता हे कि वह 
वहत प्रेरणदायक भर असर्य मम्भावनाओं से भरा हुआ्मा हे। उसमे 
हमारी देश-भक्ति का जज््वा, अप्ताम्प्रदायिकता भ्रीर उदार दृष्टिकोण, 
स्त्रातत्य-सग्राम भ्रौर श्राथिक विषमता के विरुद्ध सघर्ष, दगो से लटू-लुहान 
देश का दर्द श्र पुनर्वान-सवधी भयानक समस्याएँ, इन सब वातों का 
तटस्थ प्रतिविब मिलता है। विभाजन के बाद जो दु ल-दर्द झाया, धीरे- 
धीरे वह कम हो गया है | जरुम भर रहे हे, कड,वाहट कम हो रही हे 
हमने भ्रव एक कल्याणकारी राज्य भ्ौर समाजवादी ढग से समाज की भी 
नीव रखी है । साय-ही-साथ हम एक ऐसे नए सीन्‍्दर्यदर्शी दृष्टिकोण की 
नीव रख रहे हूं, जिसमे सस्कृति के हमारे गहरे जान के साव-साथ अन्य 
भस्कृतियों के श्रतीत और वर्तमान का भी ज्ञान मन्निहित होगा | भ्राज 
के उर्द-कवि में प्रयोजन की गम्भीरता भौर आगे बढने का साह। है। वह 

हिन्दुस्तान के स्वन्‍्न को पकडना चाहता हे । उसकी पहुच आर १6 
एक साथ व्यापक और र्फतिदायक हे । अधिक प्रभावशाली होने के लिए 
उसने भावना भौर विचार का सन्तुलन तथा सहकार प्रावव्यक होगा। 
भच्ची काव्यजाला के सजन की यही एक आवश्यक घर्त है। समकालीन 
प्रभिरुचि के लिए उसे वहत ग्रधिक स्पप्टता, झौर सर्व-साधारण तथ्यो को 
दोहराना भ्रादि बाते कम करनी होगी । 


कहानी 

उर्द में श्राधनिक कहानी का जन्म प्रेमचन्द ( १८८०-१९३६) के साथ 
हग्रा। वे संवेदनशील धौर विचारगील थे। उन्होंने सीबी-सादी साफ 
ज़बान में हमारे मेहनतकश किसान भाइयों के जीवन का चुनी हु सार्थक 


६४ ग्राज का भारतीय त्ाहित्य 


घटनाओं झ्रौर उत्कट क्षणो को चित्रित किया | छेकिन नियाज, यलदरम 
प्रौर लाम० भ्रहमद यथार्थ को एक ओर ठेलकर दूसरी भ्रोर वडी मौलिकता 
दिसला रहे थे। उनका कृत्रिम कल्पनाशौल भौर सुपरिचित यथार्थ को 
रोमाटिक हग से चुनता, ऐसा था कि उनका प्रभाव उस युग के प्रत्येक 
लेखक पर हुआ । प्रेमचन्द ने कहानी को रोमाटिकवाद की दलदल से 
उबारा, नियाज् और यलदरम की एकतरफा कोशिश से कहानी उसे 
स्थान पर पहुँची थी । उर्दू कहानी को प्रेमचन्द ने इस तरह से एक 
मजबूत नीव पर रखा । उनके सामने चेखव श्र मोपासाँ-जैसे विदेशी 
आदर्ण लेखक थे । प्रगतिगील साहित्य के झ्रान्दोलन ने कहानी लिखने की 
टचि को बढाया, और १९३६ के वाद तो वह समसामयिक साहित्य की 
एक महत्त्वपूर्ण विधा ही वन गई। प्रेमचन्द ने उर्दू कहानी को एक 
प्रयोजनशील दिया देकर जैसे भ्रपने तूफानी ज़माने की श्रात्मा का इतिहास 
व्यक्त कर दिया । 

प्रेमचन्द ((८८०-१९३६) कभी-कभी सुधारवादी हो उठते है, लेकिन 
उन्होने अपने देश के लोगो की जिन्दगी में से महत्त्वपूर्ण घटनाएं भौर 
भावनाएँ चुनकर उनका यथातथ्य भ्रकन मातवतावादी ढंग से किया। 
उनकी कहानियों मे कला और जीवन का वडा सुखद सगम मिलता है, 
उदाहरणार्थ 'कफन' उनकी एक उत्कृष्ट कहानी है। उर्दू कहानी के 
इतिहास में यह एक नया मोड है। १९३५ में विभिन्‍न लेखकों की 
कहानियों का एक सग्रह 'भ्रगारे' नाम से प्रकाशित हुआ झौर वह जब्त 
हो गया, फिर भी उसका समकालीन कहानी-लेखको पर बहुत बड़ा प्रभाव 
पडा । छेकिन १९३६ में प्रगतिशील छेखक सघ की स्थापना वह महत्त्व- 
पूर्ण घटना थी, जिसके साथ कहानी के विकास का एक और दौर सामने 
आया । 

१९३६ से १९४६ तक उर्दू-कहानी मे प्रगति-धारा के घोषणा-पत्र 
की ही गूँज भौर प्रतिगूंज सुनाई देती है। हुसेनी, कशनचन्दर, बेदी, ग्रत्तर 


पसारी, अहमद अली, इस्मत चगताई, दयातुल्लाह, वलवतसिह, श्रहमद 
आ+४ 


उठ 


हा] 


६५ 


नदीम क्रासमी, हसन भ्रस्करी, गुलाम श्रव्वास, मुमताज घीरी, मुमताज 
मुप्ती, इन्नाहीम जलीज और भन्‍्टो में से हरेक ने भपने-अपने ढग से कहानी 
के विकास में सहायता दी। उनकी कल्पनाशील प्रतिभा सव प्रकार की 
रंढियों और परम्परात्रो को तोडकर झ्ागे वढी, और उन्हें नया रास्ता तथा 
नई शैली बनाने में उसने सहायता दी । यह लेखक जितनी ही प्रवृत्तियो 
फे आन्तरिक दद्ध मे उलभते दिखाए हूँ उतना ही सामाजिक और समाज- 
वेज्ञानिक समस्याओं से भी । श्रहमद अली की 'हमारी गली', और 'मेरा 
कमरा, कृधनचन्दर की 'दो फर्लाग लम्बी सडक', मन्टो की "नया कानून, 
टेयानुल्लाह की आखिरी कोबिश' श्रौर वेदी की 'गर्म कोट' शीर्षक 
वाह्यनियां मेरे कथन की उत्तम उदाहरण हूं । इसमें हमे कला भ्ौर जीवन 
का उत्तम सगम मिलता है। कुछ कहानियाँ दुर्भाग्य से सेक्‍स के मामले 
में क्ाय-भरी, अ्रति प्रगल्भ श्रौर चीत्कारमयी हैँ । 
मम्टो, बेदी, झुणनचन्दर, इस्मत, हयातुल्लाह, भ्रस्तर श्रीरानवी भौर 
अहमद भ्रली इत्यादि की कहानियाँ उसलिए महत्त्वपूर्ण हें कि उनमें एक 
व्यापक क्षेत्र, विविधता और भाति-भाँति के स्वर पाये जाते है । कल्पना 
ओर निरीक्षण का उनमे सुखद मिश्रण हुआ है, भर यह भविप्य के लिए 
बहन भ्रच्छा चिह्न सिद्ध हुआ हैं। अहमद नदीम कासमी, बलवतसिह, 
गलाम अब्बास, हिजाब इम्तियाज, मुमताज मुफ्ती, श्रागा बाबर, <ब्राहीम 
जलीम, हाजरा मतरूर, सालिहा ग्राविद हुमेन, खादीजा मस्तूर, मुमताज 
घीरी, तसनीम, महेद्वनाथ, सुहैल, कु रंतुल-ऐन भ्रौर गफीकुरंटमान प्रमुख 
कहानी-लेखको के नाते आगे भ्राएं, जिन्होंने मनुण्य-स्वभाव के अपने 
निरीक्षण वटी ईमानदारी और नाटकीय प्रभाव मे कहानियो में श्राँके । 
मगर कुछ कमजोर कलाकारो के द्वास कहानी सेक्‍स को कुष्ठा, सनसनीखेज 
चमत्कारवाद और वृथा-भावुकता की भद्दी व्यजनाओ के तप में भी लिसी 
गई | प्रगतिद्यीलों का साहित्य उत्तम गुण और कूडा-कचरा दोनो का ऐसा 
मिश्रण है | विवेको समीक्षक ही भूसे में से अनाज चुंगकर निकाल, 


मवता है| 


६६ आज का भारतीय साहित्य 


१९४७ में देश का विभाजन एक भयानक ट्रेजेडी थी, और उसके 
साथ-साथ अ्रकथनीय दु ख और दर्द लाखो लोगो को उठाना पडा । बहुतो 
के घर-बार नष्ट हो गए और बहुत-से या तो हिन्दुस्तान में आए या उन्हे 
पाकिस्तान में जाना पडा। कुछ उर्द-कहानी-लेखको ने इस ट्रेजेडी का 
बडी तटस्थता भौर तीखेपन से वर्णन किया। कृशनचन्दर की 'हम वहशी 
है! समझदारी और उदारता के लिए की गई उनकी हार्दिक अपील है। 
उनकी काव्यमयता श्र मानववाद यहाँ स्पष्ट दिखाई देते हे और यह 
सचमुच एक उत्तम कला-कृति है। इस्मत ने भी दगो और उनके साथ 
उठने वाली समस्याञ्रो पर लिखा है। उनकी कहानी 'सोने का भ्रडा' और 
चौथी का जोडा' ज्ञान से कम नही हैं । मगर उनकी कुछ कहानियाँ 
कृशनचन्दर की कुछ कहानियो की ही तरह बहुत खुली और चीख-भरी 
है । ऐसा लगता है कि कलाकार का व्यक्तित्व सोद्देश्यता की भीड में बौना 
हो गया है। अ्रहमद नदीम कासमी एक प्रामाणिक यथार्थवादी कुशल 
कहानी-लेखक हे, उन्होनें प्रवृतियों की आान्तरिक हलचलो का चित्रण 
करके मानवीय समस्याभ्रो पर जोर दिया है। उनका दृष्टिकोण राज- 
नैतिक न होकर कलात्मक अधिक है, भौर उनकी कहानियों में कल्पना 
झौर भावना के द्वारा जीवन का नया अर्थ पाने की कोशिश दिखाई देती 
है। 'नया फरहाद', 'आतिशे गुल” भौर 'भ्रलहमदुलिल्लाह' में वे बहुत 
प्रामाणिक और प्रेरणादायक हे तथा उनकी अपनी विशेष शेली है। स्वाजा 
श्रहमद श्रव्वास भी दिलचस्प लेखक हे, मगर उतके दोष वही हे जो 
कुशनचन्दर के , और उनकी कहानियों मे जहाँ राजनैतिक सदेश है, 
वहाँ स्पष्टतः सृजनात्मक शक्तियों का हास दिखाई देता है। 

उदीयमान कहानी-लेखको में से निम्न लेखकों का उल्लेख किया जा 
सकता है--देवेन्द्र इस्सर, अनवर अजीम, अशफाक अहमद, जमीरुद्दीव, 
इव्नूल हसन, ख़लील अहमद, शौकत सिद्दीकी, भ्रनवर भ्रौर इन्तजार 
हुसेन | इतमें कहानी के शिल्प के कई ढग दिखाई देते हे, जो कि पाठक 
मे सजीव श्रनुभव का स्पर्श जागृत करते हे । इनमें रचना की साह- 


उर्दू ६७ 
सिकता भ्रौर यथार्थवादो व्यजना दिखाई देती है। जहा तक विपय-वस्नु 
गौर उसकी शिल्पगत विविधता का प्रदन है, वे सवसे अधिक पठनीय हूं । 
प्रकृति-वर्णन की प्ष्ठभूमि पर इन्होंने सकेत और विपग्र-वस्तु को बनने 
को कोथिश की है । थोडे-मे कुधल ग्राधातो से वे उन सूक्ष्म मन स्थितियों 
का अनुभव हमे करा देते हे, जो घटना शौर परिस्थितियों के वन्धन को 
नहीं मानती । जब कुर्पता का भ्राग्रह कम होता जा रहा है, तब ये 
लेखक जीवन में छोटे-छोटे स्थल चुन रहे है | चरित्र और घटनाओं के 
नए भ्रर्थ की भी इन्हे टोह है । सृजनगील कलाकारों के नाते उनमें कोई 
उल्लेखनीय विशेषता नही है । लेकिन वे समकालीन यग का भवनात्मक 
इतिहास दे रहे हे भीर भ्रश्नद्धा की छाया से मुक्त होते जा रहे है । 


उपन्यास 


उर्दू उपन्यास 'दास्तान' या 'कहानियों की परम्परा' में विजेप समृद्ध 
रहे है । ये ज्यादातर फारसी से अनृवादित होते थे भौर नवलकिणोर 
प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित होते थे । ये मानवोपरि कहानियाँ, साधारण- 
तया साहस, स्त्री-दाक्षिण्य और प्रेममरी घटनाग्रों का बहुत लम्बा-चोडा 
वर्णन देती थी । इनमें अलौकिक शौर्य श्र सदगृणों से भरे हुए नायक 
होते थे और ये क्रमम कई तरह के जादूगरों और राक्षसों के भाथ 
लोमहपंक सामना करते हुए चले जाते थे । इन खल-नायकों में भी जो 
ईर्प्या भौर दुप्टता होती थी वह श्रकत्पनीय थी | नजीर भ्रहमद (मृत्य 
१९१२) के बाद उर्दू उपन्यास का पणष्डित रतननाथ सरशार (मृत्यु 
१९०२) से वास्तविक आरम्भ हुआ, जिन्होंने १८७८ में 'फसाना-ए- 
आज़ाद' की पहली किश्त अवध ग्रस्नवार' के स्तम्भो में लिखनी मद 
की । यह एक प्रमर पुस्तक है, जो कि लखनऊ की जिन्दगी को उसकी 
मारी विशेषताओं के साथ व्यवत करती है, और कही भी उसका 
आदर्णोकरण नहीं करती । अब्दुल हलीय शरर (मृत्यु १९२६) की 
'दिल्लेगुदाज' भी ऐतिहासिक उपन्यामों में एवं उपयोगी देन थी। 


६८ | आज का भारतीय साहित्य 


रु 


उपन्यासकार, इतिहासकार, आलोचक, निबन्धकार तथा पत्रकार सभी 
दृष्टि से 'शरर' एक ऊँचे लेखक थे । बहुत प्रधिक लिखकर भी वे बराबर 
एक हास्य-लेखक ही बने रहे । लखनऊ की एक पढी-लिखी नतंकी की 
आत्मकथा के रूप मे 'उमराव जान अदा नामक पुस्तक लिखने के कारण 
मिर्जा हादी रुसवा प्रसिद्ध है । नज़ीर अहमद के 'जाहिरदर बेग', सरशार 
के 'खोजी', रुसवा के 'विसमिल्ला' और राशिदुल खैरी के 'नानी आसोब' 
बहुत ही मनोरजक भ्ौर सजीव चित्र है, जो उर्दू साहित्य में सदा याद 
किये जायेंगे । 

उपन्यासकारो में सबसे ऊँचे प्रेमचन्द थे । वे यथार्थवादी श्रौर गरीब 
दलितो के दु ख-दर्द का सही चित्रण करने वाले थे । वस्तुत उन्होने हॉके 
जाने वाले ग॑गे पद्ओ को भी वाणी दी और उनमें सरल मानवीयता 
की भव्यता भर दी । भारत की जनता के श्राथिक सधर्प और श्रात्मिक 
जागरण की भॉकी हमे प्रेमचन्द में देखने को मिलती है। वे कहानी- 
लेखक श्रोर उपन्यासकार के लिए पथ-निर्देशक प्रकाश की तरह थे । 
उनका उपन्यास 'मैदाने-अमल' शरर, रुसवा और राशिदुल खैरी के 
उपन्यासों से इतना भिन्‍न है कि वह आधुनिक उर्दू उपन्यासों का आरम्भ 
है । उनका 'गोदान एक शाहकार है । ग्रामीण जनता की जिन्दगी यहाँ 
उपन्यास के रूप में वडी स्पष्टता से नादयमय ढंग से भ्रकित की गई है। 
इसमें इतनी विविधता की रगीनी है कि जो पहले उर्दू उपन्यास में कभी 
नही दिखाई दी थी । 

प्रगतिशील झ्रान्दोलन' मुल्यत कहानियों पर जोर देता रहा, 
उपन्यास पर उतना नहीं । १९३६ से १९४६ के काल-खण्ड में उर्दू में 
कहानी ही प्रमुख विधा रही। इस दशक में सिर्फ कृशनचन्दर का 
(शिकस्त' एकमात्र पठत्तीय उपन्यास लिखा गया, गोकि उसमें कोई 
विश्येपता नही है । 

आज के प्रसिद्ध उपन्यासकारों मे इस्मत चुगताई, श्रजीज भ्रहमद, , 
कुरंतुल-ऐन हेदर और सालिहा श्राविद हुसेत का उल्लेख किया जा 


है) 


उद ६९ 


24 


सकता है। इस्मत की 'टेढी लकोर' की कल्पना मीलिए नहीं है, लेक्तिन 
उसका शिल्प झ्रीर ढग नया हे । उसने इस उपस्थास में एक मध्यवर्गीय 
मुस्लिम परिवार का गहन चित्रण करके उसकी सामाजिक पृ"ठभूमि में 
सेक्स की भावना का अध्ययन प्रस्नुत किया हे। श्रजीज अ्रहमद का 
'गुरेज' बड़े चमकीले ढग से लिखा गया है । मगर सेक्स की समस्या को 
उन्होंने जिस तरह से प्रस्तुत किया हे उसके नगेपन और स्थूलता में कई 
पाठक चौकते हूँ | श्रजीज भ्रहमद की 'एंसी बुलन्दी ऐसी पस्नौ' श्रौर 
'दबनम' बस पढने हो योग्य है, और कुछ नही । 

कुरंतुल-ऐन हैदर ने दो महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हूं, 'मेरे भी सनम 
खाने भ्रौर 'फसानए-गमे-दिल' । उन्होने जेम्म जॉयस की नकल करने का 
प्रयल किया हे, और कभी-कभी सफलतापूर्वक प्रचेनन मन के प्रवाह को 
श्रकित करने का शिल्प अपनाया हे । 

सालिहा प्राविद हुसेन के भ्रतिरिवत झ्राज के प्राय सभी उपन्यास- 
कार श्रद्धा-शून्य हैं। वह भी बहुत चैतन्यमय या गहरी लेजिका नही 
है, मगर उन्हे कुछ कहना हे। एहसन फारुकी में आधुनिक जीवन के 
ढकोमलो पर प॑ना व्यग्य है। उनकी “श्राशनाई झ्रौर 'शाम-प्रवध' 
झ्राकर्षक है, लेकिन उनमें गहराई नही है । फय्याज़ प्रली के उपन्यास 
अनवर' भ्रौर 'णमीम” मनोरजक हे । धायद उन-जैसे लेखक बहुत 
थोड़े है, जो कि जन-रुचि को सही-सही समभते हे । रामानन्द सागर का 
उपन्यास 'भौर इन्सान मर गया' पहले पृष्ठ से अ्रन्तिम पृष्ठ तक पाठक 
का ध्यान खीचकर रखता है। १९४९ के साम्प्रदायिक दगो में एक 
स्वेदनथील आत्मा की क्या दशा होनी है भ्रौर उसमें कंसे उद्दंलन मचते 
हैं, इसका यह एक सुन्दर अध्ययन है । इस उपन्यास में सुदुढ्ह सगवत्त 
मानवतावादी दृष्टिकोण सव्याप्त है । 

उर्दू उपन्यास म॑ कई कमियां हूं । उर्दू में ऐसे बहुन थोडे बलाकार 
है जिन्‍्होने दुनिया के बडे साहित्य का भ्रध्ययन किया हो भ्ौर जो कि 
मानवीय चेतना की जटिलता में गहरे घुस सके हो या सजीव श्रनुभव का 


९ भ्राज का भारतीय साहित्य 


प्रामाणिक स्पर्श पाठक को दे सके हो। भ्रहमद अली, क्शनचन्दर, इस्मत, 
भ्रजीज अहमद, ख्वाजा अहमद अव्यास, सालिहा आविद हुसैन, कुरंतुल- 
ऐन हैदर, ए० हमीद, इतजार हुसैन, आदिल्न रज्षीद, रक्षीद श्रह्तर, 
जमतादास प्रत्तर और शौकत थानवी प्रभावशाली तथा उदीयमान उप- 
न्यासकार हे । कुल मिलाकर वे उर्दू की मानवतावादी परम्पराश्रो के 
प्रति पूर्ण भास्था रखते है। 


रेखाचित्र और रिपोर्ताज 


रैखाचित्र-लेखको मे फरहतुल्ला वेग, रशीद भ्रहमद सिद्दीकी, काज़ी 
अब्दुल गफ्फार, मौलाना भ्रव्दुल मजीद दरियाबादी, नियाज फतेहपुरी, 
डा० आविद हुसैन और स्वाजा हसन निजामी के नाम बहुत महत्त्वपूर्ण 
हूँ । हिन्दुस्ताती जीवन और रिवाजो की बहुत रगीन भाकी उनके स्केचो 
में मिलती है भौर उन्हे पढकर पाठकों को आनन्द होता है। 

उर्दू साहित्य मे रिपोर्ताज भ्रमिव्यजना का नया माध्यम है। इशन- 
चन्दर के 'पौधे', सुबह होती है', भ्रादिल रशीद के 'खिजा के फूल, 
फिक्र तौसवी का 'छुठा दरिया, ताजवर सामरी का "जब बंधन टूटे 
और इब्राहीम जलीज का 'दो मुल्क एक कहाती' पत्रकारिता की विजय 
दिखलाकर यही सिद्ध करते है कि विभाजन के बाद भी उर्दू के लेखको 
ने अपना मानवतावादी दृष्टिकोण कैसे दृढ़ रखा । 


नाटक 
उर्दू में सबसे पहला नाटक भमानत की 'इन्दर-सभा था। यह 
सगीतमय सुखान्त नाटक श्रवध के अन्तिम शाह वाजिंद भ्रली के जमाने 
में खेला गया। १८५६ मे उन्हें गद्दी पे उतार देने के बाद, पारी थिये- 
ट्रिकल कम्पनी ने जनता के मनोरजन के लिए नाटक खेंले । मोहम्मद 
मिर्याँ रौनक बनारसी, तालिब और एहसान लखनवी इस कम्पनी के 
प्रसिद्ध नाटककार थे । भ्रागा हभ काश्मीरी को "उर्दू का भार्लो' कहा जाता 


उर्दू ७१ 
है। इस युग के भ्रधिकतर नाटक बडे ही कठिन और लययुक्त गद्य मे 
लिखे गए हे । द 

उर्दू मे बडे नाटकों का बहुत अभाव है। इशतियाक हुसैन क्रेशी, 
सैयद इम्तियाज भ्रली 'ताज', प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, डा० आबिद 
हुसन, अहमद शूजा, शाहिद भ्रहमद देहलवी, भ्राबिद अली झाबिद, फज़ल 
हक कुरेशी, मिर्जा भ्रदीब, उपेन्द्र नाथ भ्रशक, मोहम्मद हुसैन, के० एल० 
कपूर और शौकत थानवी ने उद्ूं नाटक के क्षेत्रों को काफी प्रसिद्धि दी। 
देश की स्वतन्त्रता और विश्व-सस्क्ृति को अपनाने के साथ-साथ उर्दू 
ताटक भी आगे बढकर पहले की कमियो को पूरा करने का प्रयत्न कर 
रहा है। एकाकी नाटक और रेडियो-नाटक भी बहुत लोकप्रिय हे । 
फिल्म-सवादो की भी बाढ-सी आई है, मगर वे साहित्य के लिए देन 
न होकर जनता की अभिरुचि पर टिप्पणी हे । 

भारत मे उर्दू थियेटर विकसित करने की गहरी कोशिश हो रही 
थी। आधुनिक थियेटर देशन नहीं है। पश्चिमी रगमच के प्रभाव से 
करीब एक सदी से उनका विकास हो रहा है। जन-नाटूय के पुराने रूप 
जो अभी बचे हे वे गाँवो और मेले-ठेलो के घुमन्तु अभिनेताओ तथा 
मण्डलियो के रूप में हे और वे भी कम होते जा रहे हे। यह ज़ोरो से 
कोशिश की जा रही है कि इस पुरानी परम्परा को भी जीवित रखा 
जाय । हबीब तनवीर का 'झागरा बाजार' पुराने भौर नए ढ़ग के नाटको 
का एक सुखद मिश्रण है, जो उर्दू नाटक के उज्ज्वल भविष्य का सकेत है । 


आलोचना 

भ्रालोचनात्मक लेखन और सपादन मे डॉ० भ्रबुल हक, प्रोफेसर 
हामिद हसन कादरी, नियाज फतेहपुरी, सज्जाद ज़हीर, डॉ भ्रब्दुल्ला, 
प्रोफेसर कलीमुद्दीन, प्रोफेसर मसूद हुसेन रिज्ञवी, मजनूं गोरखपुरी, 
इबादत बरेलवी, फिराक, भसकरी भ्रौर ममताज हुसन के नाम महत्त्व- 
पूर्ण हे । प्रोफेसर भाले भ्हमद सरूर भौर एहतशाम हसेन प्रसिद्ध समी- 


४९ ग्राज का भारतीय साहित्य 


क्षक हे, जो कि साहित्य को उसके सही सामाजिक रूप में देखते हे और 
श्रालोचना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अ्रपनाते हे । भ्रालोचना के नाम पर 
इम्प्रेशिनिज्म ( प्रभाववाद ) की धारा जोरो से वह रही है, और उसे 
कला के लिए कला' के सिद्धान्त का समर्थन भी श्राप्त है, लेकिन भ्रव 
वह घारा वहुत धीमी हो गई है । साहित्य के इतिहासकारो मे मोहम्मद 
शेरानी, गुलाम रसूल मेहर, हामिद हसन कादरी, नसीरुदीन हाशमी, 
भ्रव्दुस्सलाम नदवी, डॉ० रामवाबू सक्सेना, मालिकराम, वकार ग्रजीम, 
तन्हा, प्रोफेसर सरवरी, डॉ० जोर भ्रादि कई छेखक और प्रसिद्ध है, 
जिनकी शोधो ने नए तथ्यों पर प्रकाश डाला है और कई गलतियों को 
सुधारा है। इनमें से कुछ विद्वानों ने विख्यात कृतियों को चिकित्सक- 
जैसी तटस्थता से परखा है। उर्दू साहित्य के क्षेत्र मे काजी भ्रब्दुल वहुद, 
इम्तियाज अली खाँ अर्शी श्र डॉ० भ्रद्दुल सत्तार सिद्दिकी का नाम 
भूस्तर-वैज्ञानिको-जैसा है, जिन्होने भ्रतीत काल के चित्रों वाले जो पत्थर 
बचे है उन्हे खोज निकाला श्रोर जाँचा है। इधर को दशाब्दी मे 
आलोचनात्मक साहित्य में बडी बाढ भ्राई है, जिसमे से यदि चुनी हुई 
सामग्री को पढा जाए तो उसमे गभीरता का श्रभाव न मिलेगा और यह 
प्रकट होगा कि साहित्य-समीक्षा भौर समकालीन इतिहास मे बडा जटिल 
सबध रहा है| 


परिहास और व्यग 

उर्दू की विशेषता यह है कि उसमे व्यग साहित्य की फसल आ गई 
है। इम्तियाज श्रल्ी ताज, पतरस, रशीद अहमद सिद्दीकी, काजी अब्दुल 
गपफार, डॉ० आदिव हुसैन, कन्हैयालाल कपूर और शौकत थानवी ते 
बडी मधुरता भौर विच्छित्ति (विट) के भतिरेक के साथ लिखा है, भोर 
उनकी शैला में बडी हाजिर-जवाबी है| 


उर्दू ७३ 


गभीर और ऐतिहासिक साहित्य 

वैज्ञानिक, धामिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक और भ्रन्य गम्भीर विषयो 
में लिखने वाले कई लेखको में बहुत ही थोडे लेखकों का उल्लेख किया 
जा सकता है। मौलाना अब्बुल कलाम आजाद, डॉ० झाविद हुसैन, 
ख्वाजा गुलामुस्सैयदेन, डॉ० जाकिर हुसन, सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना 
श्रब्दुल मजीद दरियाबादी, नियाज, भ्रबुलहसन अली, शाह मोईनृद्दीन, 
ज़फर हुसेन, सईद भ्रहमद, हिफजुररहमान, मौलाना हुसेन प्रहमद, 
मनाजिर एहसन गेलानी, खलीक भ्रहमद निजामी, मौलाना अशरफ अली, 
शहाबुद्दीन भ्रब्दुर रहमान और मौलाना मौदूदी ने बहुत-सा गम्भीर 
साहित्य लिखा है, जिनमे स्पष्टता, विद्कत्ता, शोध या रूपान्तर सभी गुणों 
के आ्रादर्श मिलते हे । 


पत्र-साहित्य 

उर्दू इस क्षेत्र मे बहुत ही समृद्ध है। उर्दू खतृत में बडी विविधता 
और व्यापकता मिलती है। साहित्यिक इतिहास में रज्जब अली बेग 
सुरूर, वाजिद अ्रली गाह, मिर्जा गालिब, हाली, शिबली, मेहदी भ्रफादी 
और मौलाना अबुल कलाम आजाद-जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने ये पत्र 
लिखे हे । विचार और भावनाओं का यह भ्रतद्वन्द, जो कि इन सवेदनशील 
आत्माओं में पाया जाता है और जो उत्कट हार्दिक भाषा-शैली मे व्यक्ति- 
गत बातचीत के ढग पर व्यक्त किया गया है, उसकी स्पष्ट भॉकी इन 
पत्रों में मिलती है। नियाज के पत्र साबुन के बुलबुलो की तरह हे, इतने 
नाजुक भौर हसीन कि उन्हें छृते हुए डर लगता है। मौलवी भ्ब्दुल 
हक और हामिद हसन कादरी के पत्र ऐसे भ्रनोपचारिक श्र प्रत्युत्पन्न 
है कि जैसे उनकी दैनिक बातचीत होती थी, और उन लेखको की तरह 
से ही वे स्पष्टवादिता और सहजता से भरे हे। डॉ० इकबाल और 
सैयद सुलेमान नदवी विविध प्रकार की साहित्यिक हलचलो के बीच 
में अपने पत्र भी लिखते रहे हे, लेकिन उनमे उनके मन का पूरा सकेत 


गे आज का भारतीय साहित्य 


मिलता है। मौलाना आ्राज़ाद के पत्र 'गुवारे खातिर! * जल्दी में नही 
लिखे गए थे, उन्हें पकने के लिए भ्रवकाश मिला और वे तव तक नहीं 
भेजे गए जब तक कि हर जुमला खिलकर एक फूल नहीं वन गया। 
रेशम के कीडे की तरह उन्होने इन ख़तो को अ्रपने जेल के दिनो में 
काता है, शब्दों की नक्कासी और सुकोमलता तथा निर्दोष कलात्मकता 
की दृष्टि से ये पत्र लासानी है। सज्जाद जहीर ने भी जेल में से 
चिट्ठियाँ लिखी, मगर वे पढने में बहुत ही रसहीन भर भयावक 
लगती हे । सफिया अछ्तर की चिट्ठियों में बड़ी ताजगी और भावनाओं 
की गहराई दिखाई देती है। उनके पत्रों की शक्ति और सयम का 
सामूहिक प्रभाव पढने वाले पर ऐसा ही होता है जैसा किसी दवा या 
समुद्री हवा का । उनकी अपनी एक विशेष शैली है । 

हिन्दुस्तान के इतिहास की तूफानी नदी में आज का युग भाशा और 
सम्मावनाओं के जादुई द्वीप की तरह अलग खडा है; भ्रौर इस देश की 
उन्नति के वडे आन्दोलन में एक महत्त्वपूर्ण मज़िल की तरह से है। 
तूफान और अंधेरे की रात गुजर चुकी है। भ्राज के उर्दू साहित्य में यह 
सव घाराएं भलकती हे , वह जीवन और प्रेम का एक सइलेषण है । 
कई कमियो के बावजूद वह उदार, प्रेरणादायक और मानवतापूर्ण है। 
और नए भारत के निर्माण में उसका जो सामाजिक उत्तरदागित्व है उसे 
वह भूला नही है । 


उर्दू पर चुने हुए सदर्भ-ग्रथ 
इन्साइक्नोपीडिया आफ इस्लाम, खड ४, भाग ३, १९३४, पृष्ठ 
१०२३-२९ उर्दू साहित्य पर डा० भ्रव्दुल हक का निवध | 
इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, ग्यारहवा सस्करण, खड १३, पृ०5 
४७९-४९१ । हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी साहित्य पर लेख . उसी का 


* इस पुस्तक का कठिन शब्दों के श्रथ॑-सहित नायरी लिपि में रुपान्तर “एप्स कत सदी के अवसहित वागरी लिपि में सुपान्तर साहत्य 
अकादेगी से प्रकाशित हो चुका दै | 


उ्द्‌ं ७१ 


नवीनतम सस्करण, पृष्ठ ५७२-५७४ उर्दू साहित्य पर श्री आर० रसेल 
का निबंध | 

हिस्ट्री आफ उ, लिट्रेचर--डॉ० राम बाबू सक्सेना, राम नारायण 
लाल, इलाहाबाद, १९२७। 

द इन्पलृएन्स श्राफ इगलिश लिट्रेचर श्रान उर्दू लिट्रेचर--एस० 
प्रब्दुल लतीफ, लंदन, १९२४ । 

उर्दू प्रोज़् अडर द इन्फ्लूएन्स ग्राफ सर सैयद अहमद--शेख मोहम्मद 
झ्रशरफ, लाहौर, मार्च १९४०। 

द प्ारडंट पिलग्रिम, ए स्टडी श्राफ डा० इकबाल--इकबाल सिंह, 
लद॒न १९५१ | 

उर्दू गजल--ए स्टडी आफ उर्दू लिरिकल पोएट्री विद सेलेक्शस-- 
डा० यूसुफ हुसन, दिल्‍ली, १९५२ | 

पोएम्स फ्राम इकबाल, अनुवादक--विक्टर जी० कौरनान, लद॒न, 
१९५५ | 

इटरप्रिटेशन्स श्राफ गालिब--जे ० एल० कौल, भ्रात्माराम एण्ड 
सज, दिल्‍ली १९५७ | 

लिग्विस्टिक सर्वे श्राफ इडिया-- जी० ए० ग्रियर्सन, खड ९, भाग 
१, पृष्ठ ४२-२७० । | 


बवि० कु० गोकाक 


भूमिका 

तव-निर्मित कर्नाटक प्रदेश में कई भाग ऐसे हे जो पहले बम्बई, 
मद्रास और हैदराबाद राज्य मे थे। उसीमे मैसूर और कुर्गे के राज्य भी 
शामिल हे । इस नये राज्य का आयतन करीब ८५,००० घनमील श्ौर 
जनसख्या लगभग ढाई करोड है। यहा के लोगो का एक समृद्ध, प्राचीन 
इतिहास है, भौर उन्होने भारतीय सस्क्ृति, कला तथा स्थापत्य को कदम्ब, 
राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसक्क और विजयनगर साम्राज्य के नीचे बहुत 
महत्त्वपूर्ण देन दी है । 

भारत मे पुरातनता की दृष्टि से कननड साहित्य का नाम तमिक्त- 
नाड के साहित्य के बाद लिया जाता है । कर्नाटक में जेनो के आगमन 
से कन्नड साहित्य ग्रारभ हुआ भौर छठी-सातवी शत्ताब्दियो के शिला- 
लेखो में उसका साथंक रूप पाया जाता है। इस काल के कई कवियों की 
रचनाएं अब नही मिलती । इस भाषा का पहला प्राप्य भ्रथ 'कविराज 
मार्ग) (८२५ ईस्वी) है, जो कि काव्य-शास्त्र-विषयक है। प्रथम गद्य-प्रथ 
'वहाराधने' (९२५ ईस्वी) है। ९२५ से ११५० के बीच का काल-खण्ड 
चपू महाकाव्यो का स्वरणयुग था। उस समय के रचयिताओ में पप, पोन्न 
्रौर रन्‍न सबसे प्रसिद्ध हे । ११५० से १३३६ के बीच का काल-खण्ड 


कन्नड ७७ 


साहित्य भौर जीवम मे वीरशैव क्राति का युग है। इनमे से नई साहित्य- 
विधाए--जैसे 'वचन” या छोटे गद्यगगीत और नये छंद जैसे रगढे, 
त्रिपदी और पट्पदी निकली | गद्य-नौली बोलचाल की भाषा के तिकट 
था गई । १३३६ से १५७५ तक का युग स्वर्ण विजयनगर-युग था, 
जिसमे 'दासो' या वैष्णव सत कवियों की, कुमारव्यास, लक्ष्मीश और 
रत्नाकरवर्णी-जैसे महाकवियों की, निजयुण शिवयोगी-जसे वीरशैव रहस्य- 
वादियों की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १५७५ से १७०० 
तक मुख्यत पुरानी साहित्यिक विषय-वस्तु ही भ्रागे चलती रही। 
विजयनभर के विध्वस के बाद बदली हुई समाज-व्यवस्था की भोर सर्वज्ञ- 
जैसे व्यगकार निर्देश करते है। भ्रद्टारहवी शी मे मैसूर के चिक्कदेव राय 
के नीचे चंपू काव्य का पुननिर्माण होता है, और गद्य का विशेष रूप से, 
जैंसे इतिहास भादि के लिए प्रयोग पाया जाता है । उन्‍नीसवी शी के 
ह्ितीय शतक तक ये विषय बराबर चलते रहते हे । आधुनिक काल प्राय 
इसी समय शुरू हुआ । 


आधुनिक काल 

झाज के भारत की नाना रूपो भें उपलब्धियों का निर्माण जीवन के 
जिस तये विचार और आचार-पआ्रान्दोलन से शुरू हुआ, उसका झारम्भ 
एक दताब्दी से पहले हुआ । उसका पूरा प्रभाव, और जिस सब्लिप्ट 
परिवर्तन की भोर वह भ्रखड और अदम्य रूप से हमे ले जा रहा है 
उसका पूरा अनुभव अभी नहीं हो पाया है । कंत्तड साहित्य पर इन 
नई शक्तियों का प्रभाव पिछली शती के मध्य में शुरू हुआ | उस समय 
के कुछ विद्वानों भौर ईसाई मिशनरियों के लेखन में यह प्रभाव दिखाई 
देता है । उस समय कन्नड भाषा भी मध्य युग से आधुनिक रूप और 
शैली की ओर बदल रही थी । केम्पु नारायण का 'मुद्रामजूषा' (१८२२) 
मध्य युग से भाधुनिक कन्मड की भोर स्थित्यन्तर का पथ-चिह्न है । 
यह गद्य मे एक रोमास है, जिसमे कि सस्क्ृत के नाटक प्रुद्वाराक्षस' की 


५८ ग्राज का भारतीय साहित्य 
कहानी को एक ऐसी भाषा में मोलिक ढग से प्रस्तुत किया गया है, 
जिसमे कि मध्ययूगीन और श्राधुनिक व्याकरण-हूपो का विचित्र मिश्रण 
है। मुम्मडि क्ृष्णराय, जो कि १७६४ से १८६८ तक मैसूर राज्य के 
राजा थे, कला और साहित्य के बडे प्राश्रयदाता भ्रौर स्वयं एक उत्तम - 
साहित्यकार थे | उनके नाम पर जो कन्नड रचना मिलती है वह मुख्यतः 
गद्य में है। वह स्वय इस बात का चिह्न है कि भ्राने वाला यूग क्या था, 
यानी कन्नड में इस काल के बाद गद्य भ्रधिक महत्त्व प्राप्त करने लगा । 
यह कहा जाता है कि जहा गद्य समाप्त होता है वहा गद्य शुरू होना 
चाहिए, मगर इससे पूर्व के १४०० वर्षो के कननड साहित्य में गद्य तो कही 
भी शुरू नही हुआ था और पंथ अनन्त था । कन्नड साहित्य के इस 
आधुनिक गणराज्य के स्वामी के नाते एक मैसूर का राजा श्रस्यात है। 


परिचमी प्रभाव 


आधुनिक भारतीय साहित्य का निर्माण देशज या विदेशी प्रभाव से 
हुआ, जो कुछ दिनो के बाद केवल विद्वानों की चर्चा का गौण विषय 
बन जायगा । छेकित यह बात बहुत सही है, भौर इसे शुरू मे ही कह 
देना चाहिए कि परिचम ने भारतीय क्षितिज पर ऐसे दीपक जलाए जो 
कि पहले कभी नही देखे गए थे। भारतीय लेखको के विचार-विश्व में १०० 
वर्ष पहले जो भाव तैरकर आया वह एक नया नक्षत्र ही नही था, बल्कि 
एक समूचा आकाश था। भ्रग्नेजी साहित्य ने भारतीय लेखकों को नई 
भ्रांसे और नये कान दिए । उपन्यास, छोटी कहानी, शोकान्तिका, जीवन- 
चरित, आत्म-कथा, निबन्ध, डायरी, पत्र, गीति-काव्य या ऐसी ही भौर 
नई साहित्यिक विधाएँ तथा उनकी आकर्षक उपशाखाएँ उनके सामने 
प्रनन्‍्त वैविध्य और समृद्धि का कोष खोलने लगी । उन्होने बडी दिल- 
चस्पी से शेक्सपीअर और मिल्टन, एडीसन और स्विफ्ट, जॉनूसन, गोल्ड- 
स्मिथ और बकं, वर्ंसूवर्थ, शेले, कीट्स, स्कॉठ, जेन आस्टीन भौर मेकाले, 
डिकन्‍्स और थैकरे की रचनाएं पढी । स्कॉट ने जो स्फूर्ति बगला में 


कन्तड ७९ 


बकिम और मराठी मे झ्राप्ट को दी थी, वह इन सब उपन्यासकारो ने 
कन्नड में वेकटाचाय श्रौर गछगनाथ को प्रदान की । 

दोक्सपीअर ने कन्नड अतुकान्त नाटक, शोकान्तिका भौर ऐतिहासिक 
नाठको के निर्माण को प्रभावित किया । यहा तक कि कन्नड पौराणिक 
नाटको पर भी शेक्सपीअर की रचना का प्रभाव है । गोल्डस्मिथ भ्रौर 
शेरीडन ने कन्नड में 'कामेडी श्राफ मैनर्स' की उदभावता की। इब्सन 
कननड सामाजिक नाटकों के स्फूर्तिदाता थे, भौर शा विवेचन-प्रधान 
नाटकों के । कन्नड-गीति-तादय और सगीतिका भी भ्रग्नेजी साहित्य- 
परम्परा से विकसित हुई। यद्यपि यह मानना होगा कि कर्नाटक की जन- 
परम्परा्रो में उनके समान कुछ पहले से ही एक जीवित शक्ति के रूप 
में उपस्थित था। पो, हौदने भ्रौर कानन डाइल ने कननड कहानी की 
नामकरण-विधि की | कइयो के नाम न भी दे तो बॉस्वेल और मेकाले 
कन्नड-जीवनी-लेखको के आदर्श बने । वर्डंसवर्थ के 'दि प्रिल्यूड' और 
मिल, टाल्सटाय तथा आस्कर वाइल्ड की आात्मकथाओ ने त्रिविक्रम, 
दिवाकर और मधुर चेन्न-जैसे लेखकों को भ्रपनी आत्म-कथाए लिखने 
के लिए प्रेरित किया | लेम्ब, हैजलिट और दूसरे निबन्धकारो के आ्रात्म- 
निबन्धों ने गण्यो और “चमक” नामक सग्रहों के लिए भूमिका बनाई। 
कोलरिज, भ्रानंल्ड और ब्रैडले की समालोचनाओ से कननड के आलोचना- 
साहित्य को दिशा प्रदान की। पैलग्रैव की 'गोल्डन ट्रेजरी' ने कल्नड- 
काव्य मे नई क्रान्ति पैदा कर दी । बी०एम० श्रीकठय्या-जैसे अग्रेज़ी के 
प्रसिद्ध भ्रध्यापक इन भाव-गीतो से भ्राकषित हुए भर उन्होने उनमे से 
कई गीतो का कनन्‍्नड में प्रनुवाद किया । इन अनुवादों के सकलन, काव्य 
मे नई धारा के प्रवत्तेक हो गए। उन्होने यह भी सिद्ध किया कि इस 
रूप में मानो कन्नड-काव्यो के लिए नए छुन्दो का भडार मिलेगा, क्योकि 
नए कन्नड छन्द अग्रेज़ी छन्द-शास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित हे यद्यपि 
वे मध्ययुगीन छत्द रचना के सहज विस्तार के बीच में भी माने जा 
सकते हे । 


्ख 


है ग्राज का भारतीय साहित्य 


नये साहित्यिक रूपो और हेठुओ का यह प्रभाव श्राधुनिक कत्तड 
के लिए असीम भ्र्थपूर्ण घटना थी, जैसे कि वह अन्य भारतीय साहित्यो 
के लिए भी रही हो । इसने भारतीय साहित्य को एकदम बदल दिया, 
मानों समूचे वैज्ञानिक चिंतन और कर्म में श्राणविक शोध ने क्रान्ति कर 
दी । कनन्‍नड साहित्य की इमारत में इस घटना ने कई नए कमरे बनवा 
दिए । जो तरुण साहित्यिक ऊबी शिक्षा के लिए इगलेड या अमरीका 
गए थे, उन्होने मूल स्रोत से इन प्रभावों को भ्रहूण किया और नया 
रूप-शिल्प आरम्भ किया। उदाहरणार्थ कैलासम्‌ भर भ्राद्य के नाटको 
मे और गोकाक तथा पी० सदाशिवराव की कविता में । 

इंगलेड के साथ सास्कृतिक सम्पर्क या अ्रस्थाप्री और अ-ललित 
(अप्लाइड) साहित्य पर भी उतना ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा । मध्य- 
यूग के प्रारम्भ से पहले मानो भारतीय वैज्ञानिक चित्तव का विकास रुक 
गया था। परन्तु हमारे विश्वविद्यालयों मे अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति जो शुरू 
हुई उसके चाहे भोर कुछ भी दोष रहे हो, किंतु एक बात उसने जरूर 
की, और वह थी--तये वैज्ञानिक लेखन को बडी प्रेरणा देना । भब 
कल्नड में सभी प्रमुख भौतिक भ्रौर सामाजिक विज्ञानों पर पुस्तके 
मिलती है । जब कर्ताटक के विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम कन्तड 
बन जायगा तब इस क्षेत्र मे और भी प्रगति हो सकती है। जब कल्लड 
वैज्ञानिक और भ्रर्थ-शास्त्र-वेत्ता श्रागे बढेंगे भ्रौर कन्नड में वे अ्रपने 
आविष्कार तथा सृजनात्मक निरीक्षणों को व्यक्त करेगे, तभी एक सच्चा 
अ-ललित साहित्य भाषा को समृद्ध बनाथगा। परन्तु कल्तड-पत्रकारिता 
एक ऊँचे स्तर पर पहुँच गई है। पत्रकारो की सहिष्णुता श्र स्वार्थे- 
त्याग के इतिहास को धन्यवाद है, यद्यपि वह भी श्रेंग्रेजी परम्परा की 
उपशाखा के नाते शुरू हुई भौर उसने भ्रेग्रेजी रगत वाली कल्नड भाषा 
के माध्यम से समाचारो और विचारों को देना शुरू किया। वह पहले 
हमारी भाषा में अटपटी शैली जान पडती थी । भ्रब पह झपनी बहार पर 


झा गई है, जैसा कि भारतीय प्रजातत्त्र भी भ्रव भपने पैरो पर खडा 
आ-५ 


कन्तड ८९ 


है। भौर थे दोनो सब तरह के लोगो तया कार्य-कलापो पर, इस धरती 
की भाषा में, खण्डन-मण्डन कर सकते हे । बच्चो और निरक्षर प्रौढो के 
लिए भी नया साहित्य भ्रागे बढ रहा है, जिसमे अ्रनुवाद, अनुकरण और 
: मौलिक सृजन ये तीनो ही प्रक्रियाए (यद्यपि सीधी इसी क्रम से नही) 
चल रही है । 


क्लासिकल पुनर्जागरण 


जब हम भारतीय साहित्य पर पश्चिम के प्रभाव की छान-बीन 
करते हे तब हमारे सामने एक विचित्र 'वदतों व्याघात' उपस्थित हो 
जाता है । एक ओर तो हमे विदेशी श्रादर्शों मे पुजा की भावना बढती 
दिखाई देती है और स्ाथ-ही-साथ दूसरी ओर प्राचीन गौरव का पुन- 
जागरण भी उसमे मिला हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा प्रेरणादायक 
राष्ट्रीयाद, जो कि जागरूक मध्यवर्ग पर छा गया था, स्वेज नहर के 
माध्यम से भारत में श्राया । हमने वेदों और उपनिषदों तथा कालिदास, 
शूद्रक भौर पाणिनि की सच्ची महत्ता को शोपेनहावर, मैक्समूलर, राइ- 
डर और कीथ द्वारा पुन खोजा। गाडविन, मिल और बट्रेंण्ड रसेल के 
माध्यम से हम कई बार ऐसे खतरे के निकट पहुच जाते हे कि कही हम 
वेदों और उपनिषदों को जला न डाले । इस नव जागरण की भ्रात्मा 
इतनी स्वव्यापी थी कि कई बार हमे ऐसा अ्रनुभव होने लगा कि कही 
इस नए आन्दोलन का सार-मात्र पुनर्जागरण ही न हो। बसवप्प शास्त्री 
ने, जो कि इस नए प्रभाव के सबसे पहले ग्रहणकर्त्ताओ में से थे और 
जिन्होने कत्नड मे ओथेलो का अनुवाद किया था, कलिदास के 'शाकृतल' 
का श्रेष्ठ अनुवाद किया । मुकबागल ने “उत्तर रामचरित' और तुरमरी 
ने 'कादम्बरी' का रूपान्तर आधुनिक कल्नड में प्रस्तुत किया । धीरे-धीरे 
कम्नड साहित्य में सस्कृत के श्रेष्ठ ग्रथो के नए अनुवाद एक लम्बी 
परम्परा के रूप में चलते रहे और भ्रब वह एकदम भिन्न प्रकार के वाता- 
वरण में पुनर्जीवित किये गए हे । कन्नड में पुराणों के भ्रनुवाद भी हुए। 


<२ शभ्राज का भारतीय साहित्य 


ऐसा लगता है कि जब हम महान यूरोपीय छेखको की बेदी पर घृप 
जलाते थे तब उस नई उमग के साथ-साथ यह भी निश्चय करते थे 
कि हम भ्रपने स्वाभिमान और अपनी उस महान परम्परा को भी न 
भूलें, जिसे कि हम कुछ समय के लिए भूल गए थे । 

विदेशी मिशनरियों ने हमारे प्राचीन की पुनप्रंतिष्ठा भे बडा योग 
दिया, यद्यपि उनकी दृष्टि भ्रधिकतर ईसाई-धर्म के प्रचार की ही 
थी। राइस द्वारा “दि एपिग्राफिका कर्नाटिका” के प्रकाशन से आधुनिक 
दृष्टिकोण से ऐतिहासिक भ्रध्ययन शुरू होता है। किटेल की 'कन्नड- 
इग्लिश डिक्शनरी” ने साहित्यिक जिज्ञासुओ के लिए कन्तड भाषा के उस 
व्यापक भण्डार को खोल दिया, जो लगभग १५०० वर्षों से वचित था। 
'कविचरिते' के खण्डो से श्रालोचनात्मक श्र जीवनी-चरित्र-विषयक 
अध्ययन का आरम्भ हुआ; इसमे कननड के साहित्यकारों की जीवनियो 
और लेखन का ऐतिहासिक भ्रध्ययन है । 'काग्य कछानिधि' के प्रकाशको 
ने प्राचीन कन्‍नड-कत्रिता के कोष को पाठकों के सन्निकट उपस्थित 
किया । श्री हलकट्टी ने कन्तड साहित्य के एक मूल्यवान विभाग 'वचन 
साहित्य' को खोज निकाला। रत्नाकर वर्णी, जो कि प्राय विस्मृति मे 
खो गए थे, फिर भागे छाए गए और उन्हे भ्पने उचित स्थान पर कन्नड- 
काव्य की प्रमुख पक्त में प्रतिष्ठित किया गया । सर्वज्ञ भौर सब हरिदास 
भी अ्रपने उचित स्थान पर आए । कैक्सटन के छापेखाने ने उसके देश- 
वासियों की जेबे अ्रत्यधिक सोने से भर दी, यह सही है, परन्तु उसने 
कनन्‍नड जनता को एक सूत्र मे गुम्फित किया। इसका प्रभाव यह हुआना 
कि कन्‍नड जनता भारत के भ्रन्य भाषा-भाषियों की भाति सयुक्त हो 
गई झौर वह फिर अपनी पुरानी घरोहर तथा परम्परा से उत्कटतापूर्वक 
प्रेम करने लगी । 

महान साहित्य-परम्परा की यह नव्य जागरित चेतना कन्मड- 
साहित्य की एक सप्राण घटना थी। बेन्द्रे ने कन्‍्तड सरस्वती को सम्बो- 


घित करके कहा है . 


“तुममें योग और भोग दोनो विकमित हे, 
श्रो जैन मधुकोष के मधु ! 
वीरग॑व रहस्यवादी भ्राहे भरते रहे 
तुम्हारे लिए, शो उनके आत्मा की प्रेयसी ' 
ओ गायक सन्‍्तो की नत्तैकी, 
तुमने उनके आनन्द और अभियोगो को वाणी दी । 
म्हृण्णा के प्रेम और कोमलता को 
तुम्हारे इन्द्र धनुपी शब्द पहुँच सके और भ्राशीर्वाद दे सके | 
ओो देवी | अ्रदुभुत सुन्दरी कुमारी | 
मेरी अ्न्तरात्मा से मिल जा | 
में कितनी देर से राह देख रहा हूँ, 
गीत, ओह, गीत | ” 
लोक-कविता का पुनर्जागरण, जिसमे बेन्द्रे और मधुर चेन्न ने वडा 
भहत्त्वपृर्ण भाग लिया, अपने आप में वीर-गाथाप्रो भ्रौर श्रन्य गीतो के 
लिए एक प्रेरणा थी। पुराने शिला-लेख और उन वीरो के मृत्यु-लेख 
खोजे गए जिन्‍्होने हमारे इतिहास में बडी देन दी थी। लोक-गाथाओ्रो 
और कहावतो की भी खोज हुई, और जब वह एकत्रित करके प्रकाशित 
किये गए तो यह पता लगा कि वह हमारी सस्कृति के कोष हे । कन्नड 
की वोलियो का वैज्ञानिक श्रव्ययन करके उन स्थलरू-तामो की खोज हुई, 
जिन्होने हमारी कविता भर नांटको को रगीनी दी। कन्नड साहित्य मे 
भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी खोज इन्ही कार्यो से प्रारम्भ हुई । 
आधुनिक भारतीय भाषाओं के परस्पर सहयोग को भारतीय पुन- 
जागरण की जिन दो धाराश्रो के प्रस्कुटत से वल मिला वे पश्चिमीकरण 
और पुनर्जागरण की धाराएँ थी । कर्नादक के 'यक्षणान' ने मराठी नाटक 
के विकास को प्रभावित किया । मराठी उपन्यास ने भ्राप्टे के ऐतिहासिक 
उपन्यासो के द्वारा कन्नड उपन्यास के विकास को दूसरी ओर मोडा । 
महान भारतीय विचारक--जैसे राजा राममोहन राय, महपि 


टड झ्राज का भारतीय साहित्य 


दयानन्द, रामकृष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द, योगिराज अरविन्द, 
श्रीमती एनी बेसेप्ट, महात्मा गाँधी, रवीद्धनाथ ठाकुर झौर श्री रमण 
महषि किसी एक प्रान्त या प्रदेश के नही, समूचे भारत के थे । ये विचा- 
र॒क इस नवीन जागरण के, जो कि बहुविध होकर भी एकाकार है, 
महत्वपूर्ण प्रतीक थे; और देण ने उन्हे इसी प्रकार से ग्रहण किया । 
उनकी जीवनियो और उनके उद्गारो ने अगणित सुतंस्कृत पुरुषों तथा 
स्त्रियो के दृष्टिकोण को झ्राकार दिया भर देश मे उनमे से प्रत्येक का 
प्रभाव प्रपने-अपने ढंग से आज भी उतना ही गक्तिग्ाली है जैसा कि 
उसके आरम्भ के दिनो मे था । इनके सन्देशो के सम्प्रेषण का एक 
महत्त्वपूर्ण माध्यम भ्रेग्रेजी भाषा थी, यथा श्री अरविन्द और पडित नेहरू 
के लेखन के लिए परोक्ष रूप से और रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा गाँधी जी 
के लिए अपरोक्ष रूप से, भ्रग्रेज़ी का उपयोग बहुत मूल्यवान तिद्ध हआ। 


एक विश्लेषण 

पुर्नागरण का प्रमुख विषय कलाकार की मनोवैज्ञानिक आ्ावश्य- 
कता और उसकी रचनात्मक प्रेरणा था । कलाकार पुरातत्त्वजो की 
भाँति भूतकाल को केवल भूतकाल के लिए खोदकर नहीं निकालना 
चाहता । जैसे कोई अहकारी यूरोपीय प्रवासी अपने सामान पर सब तरह 
के लेवल लगाने भौर उन्हे प्रदर्शित करने में बड़ा सन्तोष अनुभव करता 
है, वैसे कलाकार नही चाहता । यथार्थ की उसकी प्रपनी अन्तरानुभूति 
और वर्तमान तथा भविष्यत्‌ के उसके झपने अनुमान होते हे । यदि वह 
प्राचीन काल की ओर मुडता है भर उसकी समृद्ध परम्परा से स्फूर्त 
ग्रहण करता है तो वह भी एक प्रकार से अपने निरीक्षणो को तिद्ध करने 
के लिए और बल देने के लिए दी । यदि वह आत-पास देखकर और 
दूसरे देशो की साहित्यिक हलचलो मे रत छेता है तो वह इसीलिए कि 
उतमे उसे एक समान धर्म, लय तथा उसी भ्रकार का स्पन्दन मिलता 
है। यदि उम्रका क्षेत्र बहुत व्यापक हो तो वह इसलिए होता है कि वह 


कृन्नड ८५ 


रवीन्धनाथ ठाकुर के कस्तूरीमृग की तरह अपने भीतर की सुगन्धि से 
मस्त और दिग्भ्रमित होता है। वह अपने जीवन-दृष्टिकोण के विस्तार 
को ऊध्वें तथा समतल दोनो झ्ायामों में देखता है। भ्राधुनिक भारतीय 
भाषा ने अँग्रेजी साहित्य से इस अद्भुत ढंग से ऋण लिया भ्ौर वे 
अपने प्रभूतपूर्वे अभियान पर चल पडी। उन्होने अपने प्राचीन स्फूर्ति-ल्लोतो 
का यथेच्छ आत्वादन करके भ्रपनी शक्ति को पुनर्तृतन बनाया, क्योंकि 
जो स्त्री-पुरुष इस काल मे इन भाषाश्रो को बोलते थे, उन्हें अपना नया 
जीवन-निर्माण करना था । उनकी अपनी कुछ आ्ाकाक्षाएं थी, जिनके 
लिए वे काम करना चाहते थे । 

यह नया जीवन क्‍या था ” यह भ्रब कनन्‍नड जनता के सदर्भ में 
परिभाषित किया जा सकता है । उन्नीसवी शताब्दी का प्रथमार्ध उनके 
लिए विचार भश्रौर जीवत की नवीन धारा का सामात्य परन्तु महत्त्वपूर्ण 
आरम्भ था। भाषा का गठन भ्रदृश्य रूप से बदल रहा था और गद्य ने 
अपने न्याय्य क्षेत्र पर अपना भ्रधिकार जमाया था | 

कन्नड पुस्तको का मुद्रण भ्रारम्भ हो गया था और मैसूर के 'कर्ना- 
टक प्रकाशिका जैसे कननड पत्र १८६५ में शुरू हो गए थे। इजील का 
कनन्‍नड अनुवाद १८२३ मे प्रकाशित हुआ था। दक्षिण कर्नाटक मे मैसूर 
के राजाश्रय ने कन्‍नड की साहित्यिक परम्परा को स्थापित करने श्रौर 
चलाने में बडी सहायता दी । शेष कर्नाटक प्रदेश अगणित शासकीय 
सुविधाओं वाले टुकडो मे बँटा हुआ था। कन्नड को यहाँ भी केवल अपने 
अस्तित्व के लिए सघर्ष करना पडा । परन्तु उसने इस कारण से बहुत 
अधिक प्रभाव ग्रहण किया और वह जल्दी ही जनतत्नात्मक विचार- 
पद्धति तथा व्यजना सीख सकी | इस काल की रचनाझ्रो में ्रनिश्चितता 
का स्वर और सक्रान्ति का स्पर्श है। परन्तु मध्ययुगीन साहित्यिक 
परम्परा अक्षूण्ण रही और वह धीरे-धीरे साहित्य-जगत मे अपने भ्रधि- 
कार जमाती रही | 


८ 


आज का भारतोय साहित्य 


प्रथम अब स्था 

उननीसवीं बती का उत्तराव नवजीवन की हलचल से स्पंद्ित है । 
पश्चिमीकरण की प्रतिक्रिया और पुनर्जागरण इस यूग के मुख्य विपय 
है । अनुवादों के द्वारा सस्छृत और अंग्रेज़ी के श्रेष्ठ ग्रथो का प्रभाव 
कन्नइ में वरावर आता रहा । नाटक, उपन्यात्न, जीवनियाँ और आलो- 
बना घीरे-वीरे अपने सच्चे रूप में विकसित होने लगे | इन सब विधाओो 
में उपस्णस सबसे अधिक सुत्यापित था। एम० एस० पुट्ठण्ण कन्तड-कवा- 
साहित्य में वास्तववाद के सबसे पहले महत्त्वपूर्ण प्रवत्तंक थे। मुद्ण्णके 
'रामाब्वमेव” नामक महाकाव्य के रूप में इस नई चेतना की सौन्दर्यमयी 
एकरूपना अ्रभिव्यजित हुई। यह महाकाव्य औपन्यासिक रूप का तया 
नया है । इसमें परम्परित जनश्रुत्ति को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया गया है 
कि वह नई लगती है, क्योंकि उनमें एक नया जीवन-दृष्टिकोण व्यक्त 
किया गया है ! इसके रचयिता मुह्ण भौर उनकी पत्नी मनोरमा का 
प्रेम ऐसा ही है जैसा वैनेंडिक और विएट्रिस का। इस बुग में कई 
साहित्यिक पत्रिकाएँ गुरू हुई और नए साहित्यिक रूप चुपत्राप प्रचलित 
होते गए । शैली, छन्द और कल्पना-चित्रों में भाव-गीत परम्परिन अवस्या 
में थे । नए प्रभाव के कारण ये गीत भी बदलते गए । गरीफ साहव-जैसे 
प्रतिभागाली ग्रामीण गायक सृत की मिल की नई विचित्र इमारत को 
देखकर आध्चय करते रहे और उसके प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त 
की । वचद्यपि बह केवल उन्होने अपने आध्यात्मिक विपय के प्रतीक के रूप 
में ही किय | इसी युग में ईसाई मिचनरी सत्त्याएँ वाईबल के भजनों 
और धामिक गीतो के अनुवाद करती रही । 

१९०० से १९२० का काल अधिक निव्चित झौर विविव उप- 
लब्बिणे का काल है। वी० रामाराव, आनूर, मुद्वीडु, मुक्षिय तिम्मपव्य, 
पंजे मगेशराव और एस० जी० नरसिहाचार-जैसे लेखक इस काल में 
श्रागे आए। एस० कट्टी, वी० एम० तदूटी, घातकवि, काव्यानन्द 
इत्यादि की काव्य-रचनाञ्रो और उपरिलिखित लेखको को रचनाओ्रों में 


कत्तड ८७ 


श्राधुनिक कननड कविता निरिचित रूप से विकास प्राप्त कर रही थी । 
एच० नारायणराव औन बी० एम० श्रीकठय्य के भावगीत-अनुवाद पहले 
ही प्रकाशित हो चुके थे । केरहूर बडे प्रतिभाशाली भ्रग्नदृत थे भौर उन्होने 
बडे भ्रच्छे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ लिखी हे । पत्रकार तो वह 
भ्रच्छे थे ही । १९१४ में कन्नड देश में साहित्य परिषद की स्थापना के 
बाद पुरर्जागरण प्रतिष्ठित हुआ | 


स्वर्ण युग 

१९२० के बाद आ्राधुनिक कननड साहित्य श्रपने स्वर्ण युग मे प्रवेश 
कर रहा है। सारे कर्नाटक मे गायक पक्षियो के नीड मानो चहचहाने 
लगे। 'तक्िर' मण्डली बी० एम० श्रीकठय्य, मास्ति और डी० वी० गुण्डप्प 
के नेतृत्व मे, मगछीर की “मित्र-मण्डली' पजे और गोविन्द पै के नेतृत्व 
में तथा बेन्द्रे के नेतृत्व मे धारवाड का 'गेल्यर गृम्पु--ये और प्रन्य 
दल सारे प्रदेश में सक्रिय थे एवं उन्होने अत्यन्त सुन्दर कविताएँ रची । 
प्रतिभाशाली छोटे कवि, जैसे के० वी० पुटुटप्प, वी० सीतारमय्य, 
पु० ति० नरसिहाचार, राजरत्तम्‌, कडेगोडल्‌, मधुर चेन्न ओर मुगक्ति 
इन्ही दलो मे से आगे भ्राएं। बेटिगेरी श्रोर सेलि ने भी बडी आकर्षक 
कविताएँ लिखी है । उन्होने ऐसी कविताएँ लिखी, जिनमे कि धरती का 
प्रेम भर जिस यूग मे वे थे--उसकी बढती हुई राष्ट्रीयता का पूरा 
भावलोक व्यक्त हुआ है। प्रगाथा (भोड), विलापिका, गीतिकाव्य, 
सानेट, गाने श्र भजन, वर्णनात्मक कविता, खण्ड-काव्य, वीर काव्य, 
रोमास, दार्शनिक कविता, नाट्य-गीत और स्वगत-भाषण ये झौर भ्रन्य 
काव्य-विभाग उत्कट भ्रानन्द और सच्ची प्रेरणा से विकसित किये गए । 
उन दिनो कई तरह के विदिष्ट उपन्यास लिखे गए, जिनके कई उदाहरण 
आज भी प्रकाशमान हे--बेटिगेरि के सुदर्शन! मे सामाजिक शिष्टाचार 
के उपन्यास, ए० एन० कृष्णराव के 'सध्याराग' में चरित्र-प्रधान उपन्यात्त, 
कस्तूरी के 'चक्रदृष्टि! में व्यग्य-प्रधान उपन्यास, देवुडु के अतरग' में 


८८ आ्राज का भारतीय साहित्य 


मनोव॑ज्ञानिक उपन्यास, कारन्त के 'मरक्ति भण्णिगे में काल-प्रधान 
उपन्यास, मुर्गक्लि के 'कारण पुरुष” मे समस्या-प्रधान उपन्यास, और आद्य 
के “विश्वामित्र सृप्टि' में अचेतन सन्ना-प्रवाह वाला उपन्यास । कारन्त 
का “वेदूटद जीव” श्रावलिक उपन्यास का एक उत्तम उदाहरण है। 
वेटिगेरि, केरूर, मास्ति और के० वि० भ्रय्यर के ऐतिहासिक उपन्यास 
वडे भनोरजक हें। जासूसी उपन्यास श्रभी अपदु हाथों में ही हे । 
ए० एन० कृष्णराव के “नट-्सावंभौम', के० बि० पुद्टप्प के कानूर 
सुब्वम्म और गोकाक के 'समरसवे जीवन” झादि उपन्यास सम्सिश्र 
ढ्ग के हे । 

इस यूग मे टी० पी० कैलासम्‌, हुइलगोकू, गरूड, सस भर आाद्य 
आदि नाटको के भी बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए । विभिन्‍न प्रकार के नाटक 
वडी सफलतापूर्वक लिखें जाने लगे--पौराणिक नाटक ( गरूड का 
'पादुका पट्‌टाभिषेक' और सि० के० वेंकटरामय्य का “मण्डोदरी'), 
ऐतिहासिक नाटक (संस का 'सुगृूण-गम्भीर' भौर मास्ति का 'ताल्ीकोटे ), 
सामाजिक नाटक (हुइलगोछ के 'शिक्षण-सअ्रम”, कलासम्‌ के 'होमरूल' 
और आधद्य के 'हरिजनवार') । शौर व्यग्य-नाटक (कारन्त के 'गर्भंगुडी 
और मुगक्ति के 'तामधारी ) । तीखी ट्रेजेडी के लिए सस के नाटक और 
कैलासम्‌ के 'कौन दोषी है ? -जैसे नाटको की ओर हमें जाना चाहिए। 
रोमाटिक सुखान्त नाटकों के लिए गोकाक के '“युगान्तर-जैसे नाटक 
पठतीय हे । कंलासम्‌, भ्राद्य और वेन्द्रे एकाकी नाटकों के भ्रधिकारी 
लेखक हे । गीति-काव्य का भ्रपना विणेष इतिहास है, जिसमें 'त्री' के 
अदवत्यामन' और के० वि० राघवाचार के 'एण्टीगोनी' (प्राचीन यूनानी 
से सीधे अनूदित), अ्रतुकान्त पद्य-नाटक जैसे शेक्सपीअर के पुट्टप्प भौर 
डी०वी०जी० द्वारा रूपान्तरित और मास्ति के 'यशोघरा,' 'तिरुपाणि' 
और पु० ति० नरसिहाचार का 'अहल्या-जेसा सगीत-रूपक और 
कारन्त के 'सौमिय सौभाग्य और 'यारो भश्रन्दरुः (किसी ने कहा था) 
जैसे गोकान्त तथा सुखान्त भ्रॉपिरा आदि। अतुकान्त पद्म कन्वड के 


कंन्नड ८९ 


'रगक्ल छन्द में से एक-से मिलते-जुलते हे श्र इसी कारण नाटय- 
लेखन के लिए श्रत्यत आवश्यक प्रतुकान्त पद्च वडी सरलता से कननड 
में प्रचलित हो गए । 

कहानी आधुनिक साहित्य-विधाश्रो मे सबसे लोकप्रिय है। मास्ति 
कननड कहानी के पिता थे और उन्होने दार्शनिक कहानियो (जैसे 'सारि- 
पुत्र के अन्तिम दिन), देशभक्तिपृर्ण कहानियों (जैसे 'बसुमती”), 
ऐतिहासिक कहानियो ( जैसे 'निजगल की रानी” ), ग्रामीण जीवन की 
कहानियो (मोसरिन मगम्म) शौर गीतिकाव्यात्मक कहानियो (जैसे 'यह 
इन्दिरा है या नही) में कई उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किये । बेटिगेरि, 
आनद, गरूड, गोपालक्ृष्णराव, क्ृष्णकुमार, श्रीमती गौरम्मा आदि कई 
अन्य लेखको ने कहानी को समृद्ध करके उसके क्षेत्र को घटना और चरित्र, 
भावना और विचार, वातावरण और मनोविज्ञान आदि दिशाझरो में 
व्यापक बनाया । 

निवन्ध भ्राधुनिक कन्नड-साहित्य का दूसरा महत्त्वपूर्ण विभाग है। 
इसका आरम्भ बहुत पहले टीका-व्याख्या और पत्र-पत्रिकाग्रो द्वारा हुआ । 
परन्तु व्यक्तिगत निवन्ध 'गप्पे' और “'चमक'-- जैसे निवन्धो के सग्रह से 
ही आगे वढा और अब उसमे विविधता और व्यापकता भी कुछ सम्रहो 
में मिलती है, जैसे--ए ०एन० मूर्तिराव का 'हगलुगनसुगढू' (दिवा-स्वप्न), 
नारायण भट्ट का 'उपन्यासगढु, एन०के० कुलकर्णी का “मुगल पुटिगे' 
और शआराद्य का 'स्वारस्य' | एस० क्ृष्णशर्मा भर वेन्द्रे के 'रेखा-चित्र', 
टी० एन० श्रीकठय्य और ए० एन० कृष्णराव के 'आ्रालोचनात्मक निबंध, 
पुट्टप्प के 'वर्णनात्मक निबन्ध', "भावना चित्रगढु' मे पु० ति० न० के 
'कथात्मक निवध', और गोकाक के 'पत्रात्मक भर भौगोलिक-सास्क्ृतिक 
निवध” मोटे तौर पर यह दर्शाते हे कि इस क्षेत्र में कितनी शौर कंसे 
उपलब्धियाँ हुईं | हमारे साहित्य में डी०बी० गुण्डप्प के 'गोखले जैसे 
वलासिकल जीवन-चित्र हे और पुटटप्प के 'विवेकानन्द-जैसे रोमाटिक 
जीवन-चित्र भी हे । कन्नड में प्रात्म-कथा के विविध रूप मधुर चेनन के 


3० भ्राज का भारतीय साहित्य 


प्रेल्यूड-जैसे आध्यात्मिक, राजरत्वम्‌ के 'दस वर्ष'जैसे साहित्यिक, 
ग़ोकाक के "सौंदर्य स्वरूप-जैसे सौंदर्यात्मक, भौर दिवाकर के 'सेरेमने'- 
जँसे मुख्यत. राजनयिक मिलते है । साहित्यिक रूप की नई डायरी का 
उत्तम उदाहरण गोकाक के 'समुद्र पार से” और श्रश्वत्थानरायणराव के 
मुक्ति का मूत्य' में मिलते हे । वी० सीतारामय्य, गोसावि, मान्वि आदि 
ने वडे मनोरजक प्रवास-वर्णन लिखे हें । इस काल में साहित्यिक 
आलोचना अधिकतर प्राचीन आन्दोलन के घोषणा-पत्र को परिभाषित 
करने के रूप में है। उसमें नवीन कन्नड साहित्य की विधाल समृद्धि का 
नया श्रर्थ और यूरोपीय साहित्य को सजीवन देने वाले भ्रादर्श की विवेचना 
है। उसमें प्राचीन और नवीन का सम्मिलन है | इस सदर्भ में टी०एन० 
श्रीकठ्य्य के भारतीय काव्य मीमासे', मृगढ़ि का 'कन्नड साहित्य चरित्रे', 
कृप्णमूत्ति के 'ध्वन्यालोक' अनुवाद श्र टीका और कर्की के 'छुन्दोविकास' 
का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। पिछले पृष्ठो मे उल्लिखित कई 
लेखको ने माहित्यिक समालोचना में भी योगदान दिया है। कई समा- 
लोचको जसे मात्वाड और रगण्ण ने भी इस क्षेत्र को समृद्ध वनाया | 
वसवनातब्ठ और कुृदणगार-जसे विद्वानो ने प्राचीन कन्नड के श्रेष्ठ ग्रथो के 
शास्त्रीय पाठ गुद्ध सस्करण प्रकाणित किये । कुछ प्रसिद्ध साहित्यिको के 
सम्मान में प्रकाशित अभिनदन-अ्रथों में भी कनन्‍्नड-साहित्य-समीक्षा की 
मूल्यवान सामग्री देखने को मिलती है। वस्तुत. यह कहा जा सकता है 
कि उनमें से कइयो ने एक से अधिक साहित्यिक विषाओ में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है| 


१९३९ और वाद 

अगली घारा १९३९ के लगभग णुरू हुई | उसी वर्ष दूसरा महा- 
यद्ध भी छिड गया और सन्‌! ३० में जिस 'प्रगतिशील' आन्दोलन का 
सूजपातत हुआ था वह इस समय तक और भी जोर पकड गया, और इस 
यूग के साहित्य पर उसने वडा गहरा प्रभाव डाला। वह मानों नवीन 


७2 ९१ 


तरुण साहित्यिक पीढी के उदय का एक घुरो-विन्दु बन गया । 'रसऋषि' 
इस नवीन चेतना को सिद्ध करने वाले गीतो का सकलन था । पहले समय 
के लेखक भी बराबर लिख रहे थे और कुछ नवीन दिशाओं में उन्होने 
नेतृत्व भी किया | तभी भारत मे सन*४२ का भारत छोडो आन्दोलन", 
१९४७ में 'स्वतत्रता का आगमन, साम्प्रदायिक दगे, भारतीय रियासतो 
का विलीनीकरण, गाघी जी का खून, गोआ का भुक्ति-आन्दोलन और 
भारत मे भाषावार प्रदेशो का पुनर्गठन आदि भ्रनेक नाटकीय धटनाएँ 
घटित हुईं । नवीन साहित्यिक पीढी इस वातावरण की छाया और प्रकाश 
में बढी | पुरानी पीढी के छेखको ने इन स्थितियों पर एक विकसित कला 
और परिपक्व दृष्टि से ध्यान दिया । परन्तु तरुण लेखक उनकी भ्रोर नई 
ताजगी भर उत्कटता से देखकर मानसिक प्रतिक्रियाएँ व्यकत करते थे । 

कविता के क्षेत्र मे भौर नई शक्ति भ्राई । के० नरसिहवामि अ्रडिग, 
श्रीधर, कणवि, एवक्कुण्डि, किन्निगोकि, शर्मा और भ्रत्यो ने गीति-काव्य 
मे नई सवेदना फूंकी । लम्बी कविता मे कई तरह की विशेषताओं और 
विविधता की उपलब्धि हुई पुट॒टप्त ने अपनी 'रामायण* पूरी की । 
डी० वी० गुडप्प ने 'करग' नाम से पद्य में अपने विश्वासों की दाशेनिक 
प्रस्तावना प्रकाशित की । मास्ति ने 'नवरात्रि' के नाम से अपना कथाचक्र 
प्रस्तुत किया, जो कि भ्रेंग्रेजी कवि चाँसर की कंटरबरी कहानियों को 
तरह से था । वेन्द्रे की 'तखी गीता' में रोमाटिक महाकाव्य की पूरी 
मस्ती और मुक्ति है। गोविन्द पै की ईसा और बुद्ध पर लिखी कविता 
ऐसी ही 'घटना” है जैसी कि झानेल्ड का 'सोहराव रस्तम' । 'विनायके 
की गीत-सरणि 'बाह्॒देगुलदल्लि' भारतीय पुनर्जागरण का शिल्पमय 
प्रकटीकरण है। भ्रडिग की 'कन्दर' भर 'गोदलपुर' ऐसी नई रचनाएँ 
थी, जैसी' टी० एस० इलियट की दि वेस्ट लेड' | 'विनायक' के 'समुद्र- 
गीतो' ने कविता में भुक्त-छुत्द भौर नई विपषय-वस्तु श्रारम्भ की | रचना 
का रोमाटिक ढंग, चाहे वह लोक-गीतो के रूप में हुआ या भ्रन्य रुपो 


हरि म बंध 040 वज 4थ नम कपल कट 3 कवि ए जी कल हक 
* यह एक तुकान्त मह्गकाव्य दे, जिसे साहित्य अरकादेमी को पुरन्कार मिला दे | 


९२ झ्ाज का भारतीय साहित्य 


मे, कविता में सुप्रतिष्ठित हो गया -था। भ्रत. नए काव्यशअयलों 
के लिए, नई शैली और कंत्पना-चित्र, नए छुत्द और रचना-विधान 
अत्यन्त आवश्यक थे । झ्राधुनिक टेकनीक में बहुत-कुछ जआाशा दिखाई 
दी। विनायक, भअ्रडिग, हर्मा, शिवरुद्रप, कणवि और प्रन्य इन 
रास्तो पर साहस के साथ चल पड़े। भ्राधुनिकतावादी रास्ता काव्य 
लिखने के ग्रनेक रास्तो मे से एक है भौर उन झाधनिकतावादियो मे 
भी कई रास्ते भौर है । भ्रव इन सबका अन्वेषण हो रहा है । 

१९३९ में विविध साहित्य-प्रकारों मे क्या और कितनी उपलब्धियाँ 
हुईं, उतका लेखा-जोखा देने के लिए यहाँ स्थान नही है| परल्तु साहित्य 
के क्षेत्र मे मिर्जी, कद्टीमनि, इनामदार, कुछकुन्द शिवराव, त० रा० 
सुब्बराव, के० टी० पुराणिक और हेग्यढे आदि कुछ नए नामों का उल्लेख 
किया जा सकता है । इन मे से कुछ छेखको ने छोटो कहानियाँ भी लिखी 
है, जितके साथ हुइलगोक भौर अनन्तमूरतति भौर वरगिरि-जैसे ढेखक 
प्रसिद्ध है। ताटक के क्षेत्र मे पर्व॑तवाणि, एल० जे० बेन्द्रे, एन० के० 
कुलकर्णी भ्रादि कुछ नए नाम है । नाडिग, गदंगकर झौर वार्डप्प ते 
श्रात्म-निबन्धो को आगे बढाया । के० ऋृष्णमूर्ति, के० नरसिहमूति और 
कइयो ने साहित्य-समालोचन में योग दिया । 

द्वितीय महायुद्ध की पार्व॑भूमि में कई उपन्यास भ्रौर कहानियाँ लिखी 
गई है । वे कविता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण विषय थे । गोविंद पे कहते हे, 
जब तक मानव मानवतापूर्ण रहेगा तब तक युद्ध-भूमि शाति की माता 
रहेगी। इचल कहते हे, यह महायुद्ध इसी धरती पर हुमा, जहाँ ईसा, 
बुद्ध और बसव ने अपना शाति-मत्र प्रचारित किया। 'विनायक' ने 'असुर 
में हिटलर के साथ कवि के एक काल्पनिक इंटरव्यू का वर्णव करके भासुरी 
प्रवत्तियों का अर्थ दिया है। चित्ताल ने हिरोशिमा मे हुए कत्ले-आम के 
बारे मे बहुत ही तीखी करुणा से लिखा है और कस्तूरी ने प्रगु-अस्न्रो का 
मज़ाक उड़ाया है। हास्य-वीर-रस-मिश्रित छुन्दों में श्री राव ने युद्ध का 

महत्त्वपूर्ण वर्णन पद्म मे दिया है ! 


कन्तड ९३ 


'भारत छोडो आन्दोलन' इनामदार और कट्टीमनि के उपन्यासो में 
प्रभावशाली ढग से व्यक्त हुआ है। वी० सीतारामय्य एक शक्तिशाली 
प्रगाथ में इस बडे आन्दोलन का वर्णन इस प्रकार करते है 

“यह जनता ! 

इसके आगे बढ़ने वाले भ्रभियान को कौन रोक सकता है ? 

इसकी ग्रसीम भ्राशाओ को कौन सीमा में बॉध सकता है ? 

ऊचे-ऊँचे मंदिर ऊपर उठेगे । 

अपने शिखर वे आकाश की नीलिमा तक उठायेंगे। 

ये लोग नक्षत्रों के चमकीले प्रकार पर खिलखिलायगे । 

ग्रनाप हवाओं को ये नाप लेगे ।” 

राव ने एक लम्बी कविता मे नेताजी सुभाषचद्र बोस की श्राजाद 
हिन्द फौज की विजय का वर्णन किया है। १९४३ के बग़ाल के भ्रकाल 
ने कन्नड मे कई कहानियो भौर उपन्यात्तो (जैसे मृगक्ठि के 'अन्न' इत्यादि) 
को प्रेरणा दी । उसी समय गोविन्द पै ने एक कविता में लिखा 

“समृद्ध होने पर भी हम भूख से मर रहे हे । 

जीवन होने पर भी हम लोग मुर्दो की तरह जी रहे हे ।” 

भ्राजादी आने के साथ-साथ सभी हृदय स्पन्दित हो उठे । हर कवि 
ने मानो साहसी गाने लिखे । उपन्यासों और नाटकों ने भी कविता के 
साथ स्पर्धा शुरू की । इस घटना में सभी विधाझो मे विजयोल्लास और 
भाव-व्यजना की गई--जैसे श्राद्य का नाटक 'शोकचक्र | दक्षिण कननड 
के कवियों ने 'उद्घोष' नाम से एक कविता-सग्रह प्रकाशित किया, जिसमें 
स्वतत्नता-प्राप्ति का आनन्द मनाया गया । परन्तु इस आनन्द की भावना 
के साथ-ही-साथ स्वप्न-भग की छाया भी गहरी हुई | विनायक ने भारत 
माता को दुख के साथ दो चेहरे वाली देवी जेनस के रूप में देखा है. 

“ओ्रो दो रूपो की पीडा, 

झ्ो दो जीवन और दो प्रेम की | 

यह एक उभला हुआ रास्ता है, यह रास्ता एक के दो वनने का है 


हे पराज का भारतीय साहित्य 


०० 0  ! 


गाँधीजी के जन्म-दिन के अभ्रवेसर पर बेद़े ने लिखा "कम-से-कम 
श्राज के दिन हम सच बोले । बाकी साल-भर तो हम भूठ को पूरी तरह 
देते ही हैं ।” वित्ताल ने लिखा : “सडक की बत्तियो पर दीपक लटकाकर 
आजादी के आने की घोषणा कर रहे हे, पर साथ-ही-साथ मे कंसे भूलूँ 
यह राक्षस-जैसी चिमनी, जिसमें से काला धुआाँ निकल रहा है भर जो 
श्रादमी को इस तरह खा रहा है, जैसे ईंधन हो | 

गांधीजी की हत्या के कारण लोगो की चेतना जागी भर उनमे एक 
नया मूल्य-भाव उत्प्रेरित हुआ । कत्नड कवियो ने राष्ट्र-पिता को भ्रपनी 
श्रद्धाजलि एक मामिक गीत-प्तप्रह के रूप में भ्रपित की । 'हेमत' ने देश की 
एकता के स्थपति वल्लभभाई पटेल पर एक हृदयस्पर्शी विलापिका लिखी। 
कवि धीरे-धीरे रचनात्मक और विधायक काम के मत्र की भोर मुड़े, 
क्योकि इस सारी निराशा में से वही एक रास्ता था। भ्रडिग ने लिखा 
है “ओ मित्र, भ्रभी भी यहाँ वह बगीचा है, जिसमे झशाएँ प्रकुरित 
होती हे । इन काँटो भ्ौर पत्थरो के नीचे बडी समृद्ध ज़मीन है, उससें 
कई फव्वारों भौर भरनो का खेल छिपा है ।” 

विनायक ने कल्पना की है कि भारत माता कह रही है : 

“इसके लिए सतो ने मानव भ्रवतार लिया । 

विश्वास करो इस पर, मेरे बच्चो । 

देश से दरिद्रता के दुख को बाहर करो ! 

समानता और समदृष्टि को सिंहासन पर आसीन करो ' 

तब कही जाकर स्वतन्त्रता की यह शास्त्र जिसे तुमने भ्राज यहाँ 

बोया है-- 

फिर स्वतन्त्रा का सही भर्थ देगी और प्रकाश-पुष्पो मे खिल उठेगी। 


नए आन्दोलन का भूल तत्त्व 
नए यूग की मनोवृत्ति के उदाहरण के रूप में मेने भ्रधिकतर कविता 
को ही चुना | साहित्य के अन्य . विभागों में भी काफी काम किया गया 


कन्नड ९५ 


है। श्रव इस अध्याय का शेष अश, में जीवन और विचारों के इस नए 
आन्दोलन के मूल तत्त्व के विवेचन के लिए देना चाहता हूँ, जो भ्रपनी 
सपूर्णता में पुनर्जागरण कहलाता है। 

जिन व्यक्तियों ने यह साहित्य निरमित किया या कर रहे हे उनके 
विविध सिद्धान्त भर मान्यताएँ हें । उनमे हिंदू हे, उत्तगी-जैसे ईसाई है, 
अकवर भ्रली-जैसे मुस्लिम हें । उनमे जैन, लिगायत, ब्राह्मण ओकक्‍्कर्लिंग 
रेड्डी आदि हे । उनकी शिक्षा भी अलग ढंग से हुई है। यदि शरीफ 
साहब को कन्नड अक्षरो का जरा-सा ज्ञान था तो 'कैलासम्‌“-जैसो को सर्वो- 
त्तम अग्रेज़ी विश्वविद्यालयो की वहुत श्रच्छी शिक्षा भी उपलब्ध हुईं थी। 
बि० के० लक्ष्मेश्वर-जंसे प्राथमिक शालाझो के अ्रध्यापक भी उनमे हे, 
वसवनाह-जैसे माध्यमिक शालाओ के अध्यापक, होन्‍नापुरमठ-जैसे वकील, 
देसाई दत्तमूर्ति-जैसे कलक, मुहृण्ण-जैसे ड्रिल मास्टर और गोविंद पे-जैसे 
जमीदार । उनमें मिशनरी, पुरोहित, स्वामी और मठाधीश भी हे, उनमे 
पत्रकार हे, वेकट शेट्टी और वालि-जैसे दुकानदार हे, पे मगेशराव- 
जैसे शिक्षा-विभाग के इस्पेक्टर हे, विश्वविद्यालय के श्रध्यापक है ।(जो 
कि झ्राज लेखको का एक बहुत वडा वर्ग है) मास्ति-जेसे सिविलियन है, 
और शिवराम-जैसे चिकित्सक हे, सिहृवनह॒त्ि क्रृष्णशर्मा-जैसे राजनीतिक 
कार्यकर्ता भर झान्दोलनकर्ता भी हे, जिनमे से कुछ बडी ऊची महत्त्वपूर्ण 
जगहो पर हे--जैसे विहार के भूतपूर्व राज्यपाल भ्रार० झआर० दिवाकर। 
कननड साहित्य का गणतत्न चॉसर की कंटरवरी कहानियो के तीर्थ॑यात्रियो 
की तरह, कई तरह के भौर कई विश्वासों के लेखको का एक पँचमेल है। 
हवा ज़ोरो से भर हल्की दोनो तरह से वहती है, और अपने स्पर्श से 
सैलानी गायको के होठों में और साथ-ही-साथ गभीर विद्वानों की वाणी 
में भ्रमर उत्साह पंदा करती है । कुछ लोगो ने साहित्य को अपना व्यवसाय 
बना लिया है, जैसे कारत और ए० एन० कृष्णराव ने । 

नवीन लेखन के कई महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो में एक झ्ात्माभिव्यजना है। 
मनृष्य की व्यक्तित्व की पवित्रता पर उसका श्राग्रह है। लेखको के लिए 


१९ श्राज का भारतीय साहित्य 


यह नया साक्षात्तार था कि साहित्य व्यक्तित्व की भ्रभिव्यंजना होकर 
स्वयं पूर्ण होता है। इस खोज ने नए लेखकों को उत्मत्त कर दिया । गीत 
और निबंध, उपन्यास और नाठक इत्यादि भी इसी व्यक्तिवाद के सम्प्र- 
दाय का गुणगान करने लगे । बहुत हाल में, कवि भ्रव सचेष्ट होकर इस 
विषय के दूसरे पहलू की ओरोर मुड़े हें, साहित्य व्यक्तिवाद से पलायन भी 
है, वह विश्व-मानव की भ्भिव्यंगना है। कलाकार के हृदय में भावों की 
जो शोभा-यात्रा चल रही है, उसकी ही व्यंजना काफ़ी नहीं है, बल्कि 
कलाकार में जो विद्व-मावव छिपा हुआ है, उसकी व्यञ्जना भी 
प्रावश्यक है । 
इन लेखकों ने प्रकृति को नई श्रांखों से देखा। श्राधुनिक काल के 
आरम्भ तक के कन्नड साहित्य में 'जोग' नामक विश्व-विस्यात जल-प्रपात 
पर कोई काव्य-रचना नहीं हुईं थी, यह एक आरचय की बात है। परन्तु 
प्राधुनिक कल्नड में उस प्रपात की ध्वनि और लय भरपूर गुंजित हुई। 
आधुनिक कल्नड कविता में प्रकृति के प्रति रोमांटिक दृष्टिकोण पूरी तरह 
से व्यक्त हुआ है। प्रत्येक सुन्दर दृश्य कन्नड कल्पना-जगत का एक भाव 
बन रहा है) कर्नाटक की कला और स्थापत्य कई गीत भर निबन्धों के 
विषय बने। पृटुप्प के उल्लासमय गीत सह्याद्रि' के विषय में हैँ, बेचे ने 
उषःकाल और शांति के प्रतीक प्रयुक्त किये हैं, सीतारामय्य ने खुले रास्ते 
और फ़ब्वारों से भरे सरोवर पर गीत लिखे हैं, 'विनायक' ने समुद्र की 
भव्यता भर भयानकता व्यक्त की है, भोर पु० ति० नरसिहाचार ने कृत्तिका 
का वर्णन एक अमर प्रश्न की तरह किया है, जो कि प्राकाश के प्रवकाश 
में भटकता रहता है। कन्नड कविता में कारखाने की प्रावाज़ और टर्वा- 
इन के विद्युत्‌-इज्जन की ध्वनि भी सुनाई देने लगती है।. यह कहता 
आ्रावइयक नहीं कि इन विषयों पर नई साहित्यिक विधाओं में भी बहुत- 
कुछ लिखा गया है । ह 
दूसरा महत्त्वपूर्ण स्वर राष्ट्रीयता का है ! बेख्ने का 'तेंतीस करोड़ों का 
गीत' एक उदात्त सामूहिक संगीतयुक्त रचना है। उतकी स्वत में दृश्य 
भा-६ 


कत्सड ९७ 


नामक कविता में एक व्यक्ति है, जो स्वप्न में श्रपती उस माता को पह- 
चानता है जो कि इस देश की भ्रात्मा है, और जब वह यह माँग रखती 
है कि : “तुम सिद्ध करो, यदि तुम मनृष्य हो तो मेरी वेदी पर भ्रपना 
बलिदान करो ! ” तब वह भय से घबराकर जाग पडता है । उनकी कविता 
तरुण सन्यासी' मे यह विषय है कि आन्तरिक मुक्ति वाह्य मुक्ति की 
पहली आवश्यकता है । परम्परित प्रेम-विषयक वृत्ति वासनामय, सौन्दर्यमय 
भ्रथवा नैतिक अधिक थी, श्राध्यात्मिक कम । परन्तु भ्रव कई उपन्यासो, 
नाटकों और कविताओं में प्रेम का भ्र्थ है, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे 
व्यक्ति की भ्रात्मा की पहचान और खोज | स्त्री भोर पुरुष-सवधी कविता 
लिखी जा रही है, जिसमे विविव प्रकार के श्रगणित मानवीय चरित्रो का 
चित्रण है । सामाजिक न्याय की कविता श्र भी भाभिक है। बेन्द्रे के 
'भोजन के एक कौर की कोली” नामक भावपूर्ण गीत में भारत के मूक 
लाखो जनो की व्यथा है। उनकी 'अधा सौना नाच रहा था! नाटक-कविता 


पूंजीवाद पर एक प्रखर भ्रभियोग है 
“उस (सोने) ने मन्दिरों मे घण्टियो को टन-ठन वजाना 
शुरू किया । 


उसने महलो मे वायलिन भर वीणा मे कोमल राग भर दिये । 

उसने वाजारो मे सिक्के के कोले खनखनाते हुए छोड दिए । 

पागलो की तरह, भ्रमित की तरह नाचते हुए, 

घरती पर चित्त होकर वह गिर पडा, 

जब कि यह खेल चरम सीमा पर था ।” 

राजरत्नम्‌ के 'रत के पद' कल्नड के वोलचाल के मुहावरों का 

प्रभावशाली उपयोग करते हे और समाज में जो विपमता तथा अन्याय 
फैला है उनका दम्भ-स्फोट करते है । 'तिरूपाणि नामक गीति-नास्य में 
मास्ति ने एक हरिजन सन्त की शुद्धि का विषय लिया है, भौर श्रस्पृ- 
इयता के विषय पर 'जलगार' और “उद्धार नामक सशक्त नाटक एवं 
व्योमनदुडी' नामक उपन्यास लिखे गए हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से भी 


९८ ग्राज का भारतीय साहित्य 


कननड कविता बहुत उद्वेलित हुई और उससे पृट्रप्प की 'कोकिल और 
सोवियत रूस-जँसी कविता में भविष्यवाणी की और बेचे ने 'रुद्रवीणा' 
में लिखा . 

“पृथ्वी में ज्वालामुखी फूट पडा हैँ । 

पर्वत टूट रहे है । 

चट्टानों के वाँध भरनो को व्यर्थ ही बाँध रहे हे 

लाल मिट्टी वेकार ही उछाल रहे हं । 

न्यायासन उलट गया है 

राजाओं के सिहासन जव-पात्र बन गए हें 

मन की उथल-पुयल के पीछे 

जाति श्रौर वर्ण छौटकर आ रहे है ।” 

गीतो, कहानियों, उपन्यासों श्रौर नाठकों में से भी आध्यात्मिक 
कल्पनाएँ प्रमुखता से भ्रागे भरा रही है । 'श्री' की 'शुक्र-गीता', मधुर चेन्न 
की 'मेरी प्रेयसी' और वेतन की 'जीवन की तलवार“जंसी कविताएँ, 
मास्ति के 'उपा-जैसे एकाकी, गोकाक के 'समरसता ही जीवन है“जसे 
उपन्यात्त में, कारन्त के 'मक्तद्वार-जसे सगीत-हूपको में इस प्रवृति का 
प्रमाण हैं। पुनरजर्गरण का एक प्रमुख लक्षण इस तरह के रुभान है । 
पौराणिक विपयो और पात्रों का मातवीकरण दूसरा महत्त्वपूर्ण 

विपय है। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि पुराणो के खलनायक, जैसे 
'रावण' का पक्ष भी समर्थनीय बना है, जैसे पुट्टप्प की “रामायण में, 
सी०के० वेकटरामय्य के 'मन्डोदरी' में, या आद्य के 'निरुत्तर कुमार में 
उत्तर कुमार का । भ्राधुनिक कननड कविता, उपन्यास, ताटक और श्रन्य 
रूपो में कला तथा प्रेरणा के विपय में विचार एक महत्त्वपूर्ण वियय रहा 
है। मास्ति के 'सुब्वण्ण', ए० एन० क्ृष्णराव के 'सध्याराग , गोकाक के 
'कलोपासक' और 'विमर्णंक वैद्य , कैलासम्‌ के 'शूपंणखा', भ्राद्य के पूर्व रग' 
और 'सम्पुष्ट रामायण” तथा पु० ति० नरसिंहाचार के “रस सरस्वती 
आदि इस दिगा में कुछ उदाहरण है । 


कन्नड ९९ 


आठ सहायक उप-नदियाँ 

आ्राधुनिक कन्नड साहित्य के सगम में कई नदियाँ झ्राकर मिलती है। 
ये घाराएँ सभी श्राधुनिक साहित्यो में पाई जाती है और वे इस वात का 
उदाहरण है कि भारतीय पुनर्जागरण कितना विविध और समृद्ध रहा हे । 
नये यूग के साथ-साथ इनमे से कुछ धाराएँ अ्रधिक सक्रिय वनी है । कुछ 
धाराओो का बल बढता गया। ऐसा भी लगता है कि कुछ धाराएँ एक- 
दूसरे के विरोध में हे । परन्तु जीवन का यह लक्षण है कि वह परस्पर- 
विरोधी चीजो को अपना लेता है और उनसे ऊपर उठता है तथा विरोध 
में भ्रविरोध पंदा करता है। सगम-स्थान पर उन्हे देखने से यह पता लगता 
है कि इस नई धारा की जटिलता एवं सवंव्यापी एकता कहाँ है । 

सबसे पहले व्यग्य लेखकों का या यथार्थवादियो का दल हे। इनके 
मन में कई भ्रादर्श छिपे हुए हे भर उसीके प्रकाश में वे मानवीय अ्रपूर्ण- 
ताओ को परखते भौर उनकी निन्‍्दा करते हे | ये एक तरह से उलटे हुए 
कवि है । कैलासम्‌, कारन्त, कस्तूरि, वीचि, भ्राद्य, भ्रडिग, कंट्टीमनि 
और वि० जी० भट्ट-जैसे छेंखक हमारी महान मूख्खंताझ्रो श्रौर अधश्रद्धाम 
पर हँसते है । हमारे दैनिक जीवन के ढोग और ढको सलो का वे पर्दाफाश 
करते हूं | हमारी सामाजिक, राजनीतिक और धामिक सस्थाग्रो के भूठे 
विश्वासो और खोखलेपन को वे खोलकर रखते हे । वे युटोपिया के ढग 
की कागज की नौकाएँ तही चलाना चाहते, किन्तु वे स्ाथ-ही-साथ, 
अपने-अपने ढग से, रूढिवादी या झढि-विरोधी व्यक्तित्व के भीतर छिपी 
हुई कोमलता, अच्छाई श्र मधुर समभदारी भी व्यक्त करते हं। इस 
दृष्टि से वे सब मानवतावादी है । भ्रन्य धाराओं के लेखक भी यथार्थवादी 
लेखको के इन विश्वामों के समान ही हे । परन्तु इनके व्यक्तित्व का मुख्य 
भुकाव या प्रेय इतना ही नही हे, इनमे से कुछ ययथार्थवादी डी० एच० 
लारेस या आरम्भिक टी० एस० इलियट के ढग पर धोर शोक, विध्वस 
तथा अभिज्ञाप की भविष्यवाणी व्यक्त करते हे । उनकी कराहे या 
निराशाभरी चीखे कभी-कभी भ्रग्नेजी श्राधुनिकतावादियों की लय, स्वरा- 


(०० आज का भारतोय साहित्य 


घात और विराम-चिह्नो को भी पकडती हुई चलती हे । भारत मे जब कि 
इतने दु ख-द॑ंन्य पहले से हे तब बाहरी लेखको से भारतीय छेखको को 
दु खी, सशयात्मा या क्रोधी होना सीखना भ्रावश्यक नही है । कन्तड उप- 
न्यास और नाटक हमारे सामाजिक जीवन की विषमता पर तीखा प्रकाश 
डालते है । बेन्द्रे के 'हास्य की भड़ी' नाटक में नायिका ने विवाह के बारे 
में यह कहा है “अगर यह सच हो कि विवाहिता को ही मुक्ति मिलती 
है, तो उसकी आत्मा स्वर्ग मे पहुँचे, इसका कोई मूल्य नहीं। यदि उसकी 
आत्मा नरक में सदा के लिए बन्द रहे तो उसमे उसे सुख मिलेगा । क्योकि 
यदि स्त्री का पुनर्जन्म हुआ तो न तो उसे या उसके माता-पिताझ्रो को 
कभी शान्ति मिलेगी।” भ्राद्य को तो विवाह मे '्रश्वमेध-जैसी कठिनाइयाँ 
जान पडती है “यहाँ इस पृथ्वी पर वेकप्पा की पुत्री यह कमला है। 
इस समय इस यज्ञ का भ्रवसर उसके विवाह का प्रसंग है। जो व्यक्ति 
उसका चिरन्तन यजमान बनना चाहे, वह उसे राह मे रोके भौर उससे 
शादी कर ले ।” सास, विधवा, पढी-लिखी लडकी, सयुक्त परिवार, वेश्या- 
व्यवसाय, प्रौढ कुमारिका ये सब कई उपन्यास और नाटकों के विषय 
बने हे । कैलासम्‌ के 'खोखले भौर ठोस', ग्राद्य के 'सरस्वती की सरकस' 
झौर एन० के० कुलकर्णी के 'बार रूम' मे श्राज की शिक्षा की समस्या 
है। बेन्द्रे ने 'मृत्य के नाटक' मे सामन्तवाद पर भ्रभियोग लगाया है भर 
कैलासम्‌ ने 'होमरूल' नाटक मे मूर्खो के प्रजातत्र का मजाक उाडया है, 
जैसे कि म्यूनिसिपछ काउसलर लोगो के लिए यह नियम उस नाटक में 
है . “अगर भर जब चुने जाये तो दो काउसलर कभी भी उसी एक गली 
मे न रहे | इससे करदाता को यह भ्राइवासन मिल जायगा कि कम-से-कम 
शहर की एक से प्रधिक गलियाँ साफ रहेगी, जितने काउसलर कारपोरेशन 
मे होगे उतनी ही गलियाँ साफ रहेगी ।” 

फिर एक प्रगतिशील छेखको का दल है जो कि भुख्यत समाज की 
पुनव्यंवस्था की समस्या से ही सम्बद्ध है। दिनकर देसाई, एस० दोड्डमनि, 
श्राचिक, वेकण्णा और कुछु कुन्द शिवराव मे एक सथ्यक्त सामाजिक चेतना 


कंन्तड १०१ 


राष्ट्रीय भौर अन्तर्राष्ट्रीय रूप में है। उसमें से कुछ तो जबरदस्त प्रचारक 
हैं और वे माक्संवादी विचारो में डूबे हुए हे | परन्तु माक्संवाद स्वय जिन 
बहुत-से परिवतंनो में से गृजरा हे, उनमे 'स्तालिनवाद' और 'स्तालिनवाद- 
विरोध' दो प्रमुख है । कई लेखक अब कल्याण राज्य के भ्रादर्श के प्रति 
सचेष्ट भोर समृत्सुक हे । गरीब जीवन के असरूय चित्र हैँ, जिनमें 
समाजवाद के लिए जोरों से भ्रपील की जाती है--वेन्दे के 'मिखारियो 
की बुराई', राजरत्नम्‌ के 'नरक या न्याय भौर रमाकात के 'कल्कि 
इसके प्रमूख उदाहरण हे। हमारे कई यथार्थवादियों भौर व्यग्यकारो 
ने समाजवाद में एक निश्चित सम्प्रदाय पा लिया है । 

तीसरे कुछ रूढिवादी है, जो कि भ्रपने सुप्रतिष्ठित विश्वास के मूल्य 
मानते हे भ्ौर अपनी शक्ति तथा समय उन्ही विश्वासों के लिए भ्रपित 
करते है । वे उस सिद्धान्त के साहित्य की खोज और पुनर्स्थापना में सलग्न 
है । मठो के स्वामी इस क्षेत्र मे विशेष रूप से सक्रिय है । इस दिशा मे 
पुराने ग्रथो की टीकाएँ, पाण्डुलिपियो की समालोचना भौर सम्पादन का 
महत्त्वपूर्ण कार्य एफ० जी० हहकट्टि भर श्रार० एस० पचमृद्ि ने किया 
है। कुछ और लोगो ने भी ऐसे विश्वासो के लिए कार्य किया है, जिनमें 
उनका जन्म नही हुआ था, जैसे--राजरलम्‌ ने बौद्ध धर्म के लिए। 
परन्तु इस दिशा मे लेखक उतने सृजनात्मक नही है, जितने कि झालो- 
चनात्मक । हमारे-जैसे क्ातिकारी_ युग में रूढियो मे विश्वास गायद ही 
प्रेरणादायक शक्ति हो सके | यदि उनका सम्प्क भ्रन्य प्रकार के विचारों के 
साथ उचित रूप से न हो पाय तो दूसरी भोर यह भी डर है कि उनके 
धामिक विश्वास कट्टरपन भर वौद्धिक सकीर्णता तक पहुंच सकते है, 
परन्तु सदियो से कर्नाटक में विविध प्रकार के विश्वास वरावर साथ-साथ 
चलते रहे है । इस वारे में यह प्रदेश सौभाग्यशाली है। जैन, वीरण॑व, 
वैष्णव, श्री वैष्णव भर अद्वैतवाद की जड़े प्राचीन कन्नड साहित्य मे 
मिलती है । इस्लाम और ईसाई धर्म की कलमे भी इस वृक्ष पर लगाई 
गई और वे जमी । इन सव धर्मों के वर्णन के विषय में जो कार्य हो रहा 


१०२ आज का भारतीय साहित्य 


है, वह अमूल्य है। वह एक नए संदलेषण की रचना में उपयोगी सिद्ध 
होगा, यदि उसमें पारस्परिक स्पर्धा भर वाद-विवाद न उत्पन्न हो । 

प्रतिष्ठित धर्मं और रूढ़िवाद की बुराइयों के कारण लेखकों का एक 
नया दल झागे झाया--यह अ्रद्व॑तवादी मानवतावादी हैं। भ्राद्य के 'निरुत्तर 
कुमार, बी० जी० भट्ट की कविताएँ, शर्मा के 'हृदय गीत' इस धारा के 
उदाहरण हैँ । डी० बी० गूंडप्प भी एक संशयवादी हें, जिनका भुकाव 
रहस्यवाद की ओर है । वे 'करग' में अपने संशयवाद का भव्य काव्यात्मक 
प्रमाण ग्रंथ-रूप में प्रस्तुत करते हैँ । वि० सीतारामय्य उस मानवतावादी 
स्वभाव का विशेष दिग्दर्शन करते हैं जो कि पर्चिम का एक प्रमुख भाग 
रहा है। इनका स्वभाव कुछ रहस्यवाद की भ्ोर भूका हुआ है । परल्तु 
पूरी तरह से नहीं । चूंकि इसमें व्यक्तित्व के समर्पण के लिए स्थान नहीं 
है और यह अधिक बुद्धिवादी है, फ्रायड और युंग के ढंग पर यह भ्रवचेतन 
और उत्तोलन भ्रादि मानसिक क्ियात्रों की खोज में भ्रधिक दिलचस्पी 
लेते हैं; इन्हें आइतस्टाईन-जैसे वैज्ञानिक के सिद्धान्त से भी अधिक लगाव 
है। जो भी कारण हो, सीतारामय्य, एस० वि० रंगण्ण, ए० एन० मूर्तिराव 
और कश्यप-जैसे मानवतावादी लेखकों की रचनाएँ दुर्मिल सुकोमलता 
झौर करुणा तथा दढ़ प्रामाणिकता और सूक्ष्म संवेदनाशीलता से भरी हुईं 
हैं। सीतारामय्य ने कन्नड देश का वर्णन बहुत ही मधुर &ंग से' किया है, 
उन्होंने बड़े सुन्दर परिहास के साथ प्रतिभा के क्षणिक और चंचल शरागमन 
'का वर्णन किया है। अंध साम्प्रदायिक उन्‍्माद के समय जब एक विद्यार्थी 
हिन्दू और मुसलमान दोनों को बचाने में मर गया, उसके प्रति उन्होंने 
हादिक श्रद्धांजलि श्रपित की । वह यह भी जानते हें कि भौतिकी प्रयोग- 
शाला में प्रकाश के साथ जो प्रयोग किये जाते हैं, जिनसे भ्रशिक्षित का 
प्रन्धकार आलोकित होता है, वह शिक्षितों के लिए भी अंधेरे की तरह 
हो सकते हैं । 

लेखकों का एक पाँचवाँ वर्ग ऐसा भी है, जिसका स्वभाव काव्यात्मक- 
धा्िक ढंग का है। उनमें मास्ति, पु० ति० नरसिंहाचार, गोविद पै, देवुडु 


कन्नड १०३ 


सालि, ककि, इन्चल श्ौर एक्कुडि आदि उल्लेखनीय हूँ | रूढियाँ, मन्दिर, 
पुराण-गाथाएं भ्रादि सव उन्हे श्राकपित करती हूँ | लेकिन वह ऐमे श्रधि- 
कार और अनुभव की सूक्ष्मता के साथ बोलते है कि हमारे हृदय में घर 
कर जाते हूँ । उनमें से कुछ भ्रपने विश्वासो के प्रति बहुत मुखर नही हे । 
लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हे जिनके हिसाव से मानवात्मा चेतना का एक 
प्रकाशमय कण-मात्र नही है, गह मिट्टी में बसे हुए परमेश्वर का श्रमर 
स्फूल्लिंग है। इसी दृष्टि भे वे जीवन, प्रकृति श्रौर मनुष्य को देखते है । 

अब ऐसे भी कुछ लेखक हे, जिनका चरम उद्देश्य सौदयं-जगत में 
साहसपूण्ण प्रभियान ही है। पुट्टप्प और 'आानन्द-जैसे छेखको के लिए 
प्रात्मा का सौदयं-जगत में अभियान ही जीवन का भथे है, पुट््‌ठप्प का 
परमात्मा भी सौदयें है। कला श्नौर जीवन का यह सुखद समीकरण ऐसा 
है कि पुट्‌टप्प भ्पने समृद्ध इन्द्रिय-सवेदन में मजे से रहते हे। कलासुन्दरी 
नामक काल्पनिक देवी की घनुपाकार पलको का अदम्य जादू उनके ऊपर 
है। उनका सौदयंवाद साधारण नही है, क्योकि उनमे श्री रामक्ृष्ण, 
विवेकानन्द और श्री भ्ररविद के प्रभाव के लिए भी स्थान है, जेसे कि 
उनके रूपकात्मक महाकाव्य 'रामायण' में व्यक्त है । 

यह भी आवश्यक है कि नीतिशास्त्रीय, विचारपूर्ण या दार्शनिक 

८ऐेंखन का उल्लेख यहा किया जाय, जिसमें एक विशेष उदात्त सोहंब्यता 

है। होन्‍नापूरमठ, तारावाथ, दिवाकर शौर वृदिहाढ मठ भ्रादि इस धारा 
के लेखक है । उनके लेखन का उद्देश्य समाज का नैतिक और बौद्धिक 
पुनर्जागरण है । 

फिर लेखको की एक आास्तिक धारा भी है। श्री अरविद का प्रभाव 
भी, जिससे कि पुट्टप्प की रचनाएँ रजित हे, इस धारा के लेखको की प्रमुख 
प्रेरणा है। श्री श्रविद का दर्शन ऐसा है कि उसमें आत्मा और भौतिक 
जगत, समाज और व्यक्ति, विवेक और श्रन्तरानुभाव का बहुत सुलभा 
हुआ समन्वय मिलता है। व्यापक रूप से यह कई मूल्यों को सत्तुलित 
करता है। वृद्धिवाद और रहस्यवाद, सौदर्यवाद श्रोर समाजवाद, कर्म 


ह08 आज का भारतीय साहित्य 
और ज्ञान-जैसे परस्पर-विरोधी तत्त्वो का वह समाहार करता है। इसके 
कारण बेन्े, मधुर चेन्न, गोकाक, मुगक्ति भ्रादि लेखक भी श्री भर्रविद की 
ओर आाकपषित हुए । उनकी चेतना का वैयक्तिक और सामाजिक विकास 
वाला दूसरा छोर किसी भर ढग से परिपूर्ण नही हो सकता था। प्रत्येक की 
वेयक्तिक प्रतिक्रियाएँ भिन्‍न-भिन्‍न रही हे । यह सच है कि मधुर चेन 
ने व्यक्तिगत पक्ष को अधिक विकसित किया '! उन्होने सोचा कि उनके 
व्यक्तित्व के भीतर की गहराई मे गीत का मूल्य खोजा जाय : 
“बिजली की तरह दूर तक कौघती हुई, 
में आरचय करता हूँ, भो चचल, तुम कौन हो ? 
यहाँ-वहाँ चमकती, थिरकती हुई 
इतनी सुन्दर भौर चमकीली तुम कौन हो ?” 
वेन्द्रे इस द्विविध विकास के विषय में पहले से ही बहुत सचेत थे । 
जिस कवि ने यह रोमाटिक कल्पना-चित्र दिया था : 
“मेरी हमेशा से इच्छा है 
कि में उस सुकोमल ढेर पर सोऊे 
जहाँ वादलो का तकिया हो और बिलकुल घृणा करूं 
दुख की स्मृति-मात्र से ! 
और जिन्होने ऐसी कविता लिखी, जो कि आन्तरिक चेतना के. 
प्रकाश और रगो से प्रतिभासित थी, उन्होने यह भी लिखा : 
“झौर उन गरीबो की अन्तर-ध्वति 
जो कि भ्रधमूखे, अधखाए हे, 
वाढ की तरह से गरजती हुई चुनौती देती हुई भरा रही है, 
जब कि वे रोटो के लिए चीख रहे है : 
ईदवर को हम जमीन में दफना देंगे 
झौर रात के वक्‍त जब गदत देगे तव उसकी कब्र पर 
जायेंगे ! 
चीखते हुए मनुष्यों के धर्म और सम्प्रदायो को हम आग 


लगा देंगे, 

और उस ईश्वर की कब्र पर धूप की तरह जलायेंगे । 

मृत्यु के घण्टो मे जो आत्मा है उसे हम हिलायंगे 

और उनके पीछे-पीछे चीखते हुए पहुँचेगे । 

मृत्यु के भय से पागल और उन्मत्त 

हम इस घरती का ही एक ग्रास बना लेगे ।” 

में यह समभता हूँ कि प्रत्येक भारतीय प्रदेश मे इन श्राठ दलो के 
लेखकों के समान भ्रौर भी लेखक मिलेगे, क्योकि भारतीय पुनर्जागरण 
कही कम, कही ज्यादा, इन सब साँचो में ढहल रहा है। यह एक समृद्ध 
और वहुमृत्ती जागरण है, जो कि भारतीयों को विश्व मे अपने सास्क्ृतिक 
मिशन को पूरा करने के लिए सक्षम बनायगा, यह निदिचत है, प्रत्येक 
लेखक के विश्वास उसकी परिस्थितियो से आबद्ध रहते हे, उसके 
वातावरण और रुकान पर भी ध्यान रखना चाहिए । सब प्रकार के 
विश्वास साहित्य के लिए वहाँ तक सच हे जहाँ तक कि वे लेखक के 
लिए सच हे और उसके लेखन को किसी तरह मिथ्या नही कर देते । इस 
कारण से, वह कौन-सा दर्शन मानता है या किसका प्रचार करता है, इस 
बात से लेखक को नही जाँचना चाहिए, बल्कि उसे उसकी चेतना में जो 
ज्योति जल रही है, उसकी उत्कटता से जाँचना चाहिए । दर्शन तो उस 
खूंटी की तरह है जिस पर कोई भी टोपी या बहुरगी कोट टॉगा जाता 
है। महत्त्वपूर्ण वस्तु वह टोपी या कोट है, न कि वह कोई खूंटी या 
हेगर। 
कुछ ग्रधिक सृक्ष्म विश्लेषण करने पर हमे यह तथ्य मिलेगा कि 

इन सब धाराझ्रो का परिणाम यह है कि वह मिल-जुलकर एक तथा नया 
जीवन बना देते हे, एक जटिल, व्यक्तिगत भ्रौर सामाजिक चेतना का 
निर्माण करते हे । यथार्थवाद समाज की नीव को साफ करता है, भज्ञान, 
अष्टाचार भ्रौर अन्धविश्वास का बहुत-सा कूडा-करकट जड से बाहर 
निकालता है; उससे व्यक्ति मे एक प्रकार की सुदृढ प्रामाणिकता और 


१०६ आज का भारतीय साहित्य 


सचाई जगती है। प्रगतिवाद उसके सही रूप में एक नवीन समाज का 
आदर्श सामने रखता है, एक ऐसा समाज, जिसमे यह विश्वास हो कि 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वोत्तम सम्पूर्ण विकास का स्वतन्त्र और बेरोक 
मौका मिले । परम्परावाद परिश्रमपूर्वक हमारे विश्वासों की मूलभूत 
बातो को खोलकर बतलाता है भौर कहता है कि हमारी जनता में कही- 
न-कही एकता के महत्त्वपूर्ण बीज मौजूद हे तथा स्वस्थ सन्देहवाद किसी 
भी कट्टरपन को नही पनपने देता, श्र वह हममे यह इच्छा जगाता है 
कि मुक्त एव खुली श्रॉँखों से हम अ्रनुभव ग्रहण करे तथा मानवीय चेतना 
को उसपर ढाले। नीतिवाद का तक॑ है कि एक सुव्यवस्थित सामाजिक 
श्रादर्श भौर व्यक्तिगत अनुशासन हो । मानवतावाद मे हमारी जनता के 
मस्तिष्क और हृदय की दुमिल सवेदनशीलता भरी है । सौदयंवाद उनमे 
उसके सव आणविक और विश्वासात्मक रूपो में सौदय का प्रेम प्रकुरित 
करता है। आस्तिकवाद अस्तित्व की दूसरी भ्रोर ऊँची ऊध्वे चेतना की 
समृद्ध संवेदनशीलता पैदा करता है। यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति के 
विकास की ऊँचाई की कोई सीमा नही है । इच्छामय भ्रात्मा के बदले 
चेतन आत्मा और इस चेतन आत्मा की शोर भी ऊँची किसी परम स्थिति 
में यह विश्वास ले जाता है, भर इस प्रकार मनुष्य में उस शक्ति का 
रहस्य निर्मित करता है, जिससे कि इस पृथ्वी पर नया स्वर्ग बन गया है। . 
भारतीय पुनर्जागरण का यह एकमात्र उद्देश्य है। साहित्य उसी जागरण 
की पारदर्शी ग्रभिव्यजना है, इसलिए साहित्य में भी इन सब मोर्चो पर 
हलचल दिखाई दे रही है और इन विविध केन्द्रो पर साहित्य सक्रिय हो 
रहा है । इस सारी विविधता मे एकता है और वह एकता उस नये सर्व- 
कष सगीत की एकता है, जिससे साहित्य जीवन पाना चाहता है । 

यह नही कहा जा सकता कि आधुनिक कन्नड साहित्य सर्वकषता 
की गहराई तक पहुँच सका है, या समस्त ज्ञान के हृदय में वह भ्रपनी 
सवेदना ले जा सका है। आज तो हमारा साहित्य एक नये सश्लेषण की 
झोर विकसित हो रहा है। भारत में सभी स्थानों पर यह दिखाई दे रहा 


कत्नड १०७ 


है, चाहे उसका आरम्भ कितना ही ग्रक्षम दिखाई देता हो भौर वेयक्तिक 
सौदयं-शोध के श्रभियानों मे कई बार एक अतिरेक से दूसरे भ्रतिरेक पर 
परिवतंन दिखाई देता हो, फिर भी साहित्य की दिशा उसी समत्वय की 
शोर है। 


कन्नड पर चुने हुए सदर्भ-प्रथ 

ए स्टडी झ्राफ कल्तडीज लिट्रेचर--ई० पी० राइस 

द हेरिटेज आ्राफ कर्ताटक--डा० झ्रार० एस० मुगली 

पॉपुलर कल्चर इन कर्नाटक--मास्ति वेकठेश आयगर 

लिट्रेचर इन द माडर्त इडियन लेग्वेजेज़-- सपादक वी० के० गोकाक , 
पब्लिकेसस डिविजन, सूचना मत्रालय, भारत सरकार 

लिग्विस्टिक सर्वे आफ इडिया--जी० ए० प्रियर्सन, खड ४, पृष्ठ 
३६२-३८४ 


कठमीरी 


पृथ्वीनाय “पुष्प 


भूमिका 

झ्राज का कश्मीरी साहित्य कश्मीर के पिछले लगभग पचास 
वर्षों के सामाजिक-सास्कृतिक विकास की एक अकालपक्व उपज है। 
वह भ्रकालपक्व इस दृष्टि से है कि गृणात्मक रूप मे उसने तीन दशकों 
से भी कम समय में वह उपलब्धि करने की चेष्टा की है, जिसे भारत 
के भ्रन्य प्रमुल साहित्यो ने लगभग एक शताबदी मे प्राप्त किया है। इसमे 
सदेह नही कि छः सौ वर्षों से भी भ्रधिक समय के दौरान में सस्क्ृत 
झ्ौर फारसी में जो श्रेष्ठ साहित्य रचा गया उसकी विरासत कश्मीरी को 
मिली, लेकिन वह कभी भी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुई | 
प्रबुद्ध जैनुल-पबी-दीन (पद्रहवी क्षताब्दी) ने श्रवश्य कश्मीरी भाषा को 
धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक माध्यम के रूप मे उदारतापूर्वक प्रश्रय दिया, 
लेकिन यह कभी इतनी सशक्त न हो सकी कि सुलतानों या उनके 
उत्तराधिकारियों के दरबार से फारसी को हटाकर राजभाषा का स्थान 
ग्रहण कर छे । बंगला, गृजराती, मराठी झ्रादि भ्रत्य भ्राभुनिक 
भारतीय भाषाओ्रों ने भ्रपने-अपने प्रदेश में प्रचलित अ्रपश्रशों से विकसित 
होकर जैसा स्वरूप घारण किया, वैसा कश्मीरी न कर सकी । परिस्थिति- 
वश वह शिष्टजनों के बीच निन्दित ही रही, उसका उपयोग भ्रधिक-से- 


कश्मीरी १०९ 


अ्रधिक कुछ ललित सगीत-रचना के लिए ही हुम्ना जो कि प्राय. फ़ारती 
नमूनो पर भ्राधारित होती थी । 
बाद के शासको की बेरुखी के फलेस्वरूप निश्चय हो जागरूक 

कलाकार कुछ उपयोगी कार्य कर सकते थे छेकिन राजनीतिक चाले 
चलते वाले लोगो की करंवाइयो की वजह से इस प्रदेश में पर्याप्त समय 
तर्क शाति और व्यवस्था न बती रह सकी | बहरहाल, अपनी प्रारभिक 
स्थिति की प्ध्यात्मिक और रहस्यवादी प्रवृत्तियों के बावजूद कश्मीरी 
को भ्रनिवायंत किसी-न-किसी दिन जन-साधारण की प्रभिव्यक्ति का 
माध्यम बनना ही था। शायद यही वह वजह थी कि शितिकठ (तेरहवी 
शताब्दी) लोकाभिरुचि की ताब्रिक छत्द-रंचना के सर्वोत्तम माध्यम के 
लिए भी (कश्मीर को) 'सर्वंगोचर देवभोषा' कीं भोर भ्रवृत्त हुए, गोकि 
उनके प्रारभिक सबध-सूत्र सस्क्ृत के साथ संलंस्त थे । 

अस्तु, भ्रपने जीवन की विविध बाधापूर्ण स्थितियों मे से गुजरती हुई 

कद्मीरी भाषा सस्कृत, फारसी और उर्दू के साहित्यिक एकाधिपत्य में 
भी जीवित रह सकी । उसके जीवित रहने का कारण यह था कि उसने 
इन सभी भाषाग्रों का सारतत्व सूऋ-बूक के साथ ग्रहण किया । इसलिए, 
स्वभावत, आज 'हिन्दू! कश्मीरी भौर “'मुस्लिम' कश्मीरी जैसी कोई 
चीज नही रह गई है, यद्यपि प्रियसंन की “दृष्टि' में ऐसी चीज का भ्रस्तित्व 
था। वास्तव में, करमीरियो की भाषा सिंफ 'कश्मीरी' ही मिलेगी । 
यह जरूर है कि बोली-सबधी कुछ विभिन्‍लता दिखाई दे सकती है पर 
उसका यह कारण नही है कि ऐसे लोग निविवांद रूप से किसी धर्मविशेष 
के मानने वाले है, बल्कि यह कि वे स्वभावंत. अलग-अलग तबको शौर 
व्यवसायों के लोग है । गाँव और शहर की भ्राबादी के बीच या मराज 
(श्रीनगर के उत्तर) और कामराज (श्रीनगर के दक्षिण) के निवासियों 
के बीच कश्मीरी बोली-सबधी जो रुपोन्तर है, वे उस किचित भ्रन्तर 
की भपेक्षा कही भ्रधिक सुस्पष्ट रीति मे देखें जां सकते है जो कि तथाकित 
हिन्दू कश्मीरी भौर मुस्लिम कश्मीरी की बोलीं मे होगे । 


१६० आ्राज का भारतीय साहित्य 


कुछ भी हो, यह दुख का विषय है कि श्रभी कुछ समय पहले तक 
कद्मीरी प्राइमरी स्कूलो में भी न पढाई जाती थी। इससे यह स्पष्ट है कि 
कग्मीरी में पत्रकारिता के भ्रविकसित रहने भौर श्रेष्ठ गद्य का उदय न है 
पाने के कारण क्या है । यह नहीं कि रचनात्मक प्रतिभा की कोई कर्मी 
है, वास्तव में बात यह है कि अ्रकाशन की सुविधाओं का भयकर ग्रभाव 
है श्र उसी भ्रनुपात में पाठकों के मन में भी कश्मीरी के प्रति घोर 
अ्ररुचि है क्योकि कश्मीरी के ज्ञान से न तो उन्हें कोई वढिया नौकरी 
मिल सकती है और न भविष्य के ही सुधरने की कोई भ्राशा रहती है । 

इसके बावजूद, कौन इसमें सदेह करेगा कि केवल कश्मीरी के 
अर्थात्‌ अ्रपने घरेलू मुहावरे के ही माध्यम से इस भूभाग की श्रात्मा को 
भली प्रकार ग्रभिव्यक्ति मिल सकती है और इसके जनसाधारण का 
जीवन चित्रित किया जा सकता है ” इस प्रहन का भ्रत्यत सटीक उत्तर 
हे वे प्रनेक कहानियाँ और गद्यत्ड जो तमाम असुविधाशो के वावजूद 
हाल मे ही यदा-कदा प्रकाशित होने लगी हे । सोमनाथ जुत्गी, उमेग 
कौल, रोशन, नादिम और हारबोन के प्रारभिक प्रयत्नो के पण्चातृ 
अस्तर मोहिउद्दीन की 'सततसगर' एक सराहनीय उपलब्धि है, भ्ौर इधर 
हाल में कामिल, अली मोहम्मद लोन तथा श्रन्य लेखको (जंसे ताज 
वेगम) ने उन श्राशाप्रों की पुष्टि की है जो इस क्षेत्र में उनके पूर्व- 
वर्तियो की रचनाओं द्वारा उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार जगन्नाथ वली 
ने हब्यालातून पर अपने नाटक 'जून! और मोहिउद्दीन हजीनी ने 
'ग्रिस्त सुन्दगरा' के द्वारा जो समारभ किया था, उसे वाद में पुष्करमान, 
्रली मोहम्मद लोन, कामिल, जुत्शी और रोशन के नाटको से समुचित 
बढावा मिला । कश्मीरी रगमच की स्थापना का प्रयत्त करते हुए झाज 
से लगभग तीस साल पहले नन्‍्दलाल कौल मडाल्‌ ने हरिश्चद्र पर 
'सताच कहावत” नामक जो पौराणिक नाटक लिखा था, उससे कही 
अधिक विकसित वे सामाजिक नाटक है जो प्रभी सिर्फ तीन साल पहले 
'कुणीकथ' शीर्षक से प्रकाशित हुए है। छेकिन दुर्भाग्यवश, प्रथम 


कश्मीरी ११३१ 


कश्मीरी उपन्यास श्रभी भी पुस्तक रूप मे प्रकाशित नहीं हो सका है। 
इस विधा के अतर्गत जो भी लेखन-कार्य हुआ है, वह भ्रभी पाडुलिपियो 
की ही शक्ल में है। इनमें से कम-से-कम तीन उपन्यास, जिनके लेखक 
है--भ्रख्तर, कामिल और लोन --और जो प्रकाशन-सबंधी बाधाओो 
पर विजय प्राप्त करने में सघषरत हे, निश्चय ही इस दिशा में एक 
अच्छी शुरुआत साबित होगे। 

इन रचनाओो मे कोई नई शैली या रचनाप्रो की दृष्टि से उन्नति तो 
नही दृष्टिगत होती पर उनकी विषय-वस्तु मे धरती की वह सोधी बास 
है जो उस नई जिंदगी की भोर भ्रचूक निर्देश करती है, जो कि कश्मीर 
मे जाग रही है। गतिशील राजनैतिक कार्यकर्त्ता, बेदार किसान, दुल- 
मुल मध्यवर्गीय मेहनती कारीगर, तेज मॉकी, पसीने से लथपथ मजदूर, 
पागल क्लर्क, मनमौजी सैलानी, और गरीब दयनीय स्त्रियाँ--ये सब 
मानो एक नये सबेरे की ताजगी मे साँस लेते हुए बदलती हुई दुनिया 
की नई समस्याओ्रो में प्रवेश कर रहे हे । इसमे से बहुत-सा लेखन, 
नि सन्देह एक प्रकाशमय विहान की झाशा से भरा हुआ है, लेकिन 
उसमे से बहुत बडा हिस्सा झ्राज कौ कठोर वास्तविकता से उलझा हुआ 
है। और वही सुखद धारा है, जो भराज के कश्मीरी पद्य मे सर्वाधिक 
मुखरित हुई है । 


प्राचीन परपरा 

कश्मीरी गद्य तो अ्रभी घुटनों के सहारे ही रेगना सीख रहा है। 
परन्तु उससे उलदे कश्मीरी पद्म की स्थिति काफी ऊँची है शोर वह 
बहुत साथंकता लिये हुए है । कश्मीरी पद्य की साहित्यिक परपरा १३वीं 
शती जितनी पुरानी है, जब कि शितिकठ ने अपने 'महानय प्रकाश' 
नामक शैव तात्रिक ग्रथ के लिए 'जनसुलभ भाषा' का प्रयोग किया । 
यह स्पष्ट था कि जनता की भाषा लोकप्रिय घामिक गाथाओ के प्रचार 
के लिए एक सुविधाजनक माध्यम के नाते चुनी गई, परल्तु वह जल्दी 


११२ आज का भारतीय चाहित्य 


कक .। पु 


ही दूसरे साहित्यिक कार्य भी करने लगी । उन दिनों का कण्मीर राज- 
नतिक संकट से पीड़ित था; और श्ैव दर्णन के मुस्लिम मस्तिया द्वारा 
प्रचारित सूफी मत के अनिवार्य संपर्क से नये सामाजिक-सांस्कृतिक रूप 
गढ़े जा रहे थे। इस संब्लेपण का नया स्वर स्पष्टत. लल्ल चद 

उद्दगारो में और उत्त कवयित्री से उम्र में छोटे 
समकाली नूदहीन वली (नुन्द ऋषि) के उपदेशात्मक पच्मों में 
निल्ता हैं। लल्ल बद के वचनों में परम चत्ता की कल्पनाओं से परिपूर्ण 


रहन्यवादी गीतात्मन्ता के कुछ युन्दर अंग मिलते हुं । यह परम उत्ता 


और वस्नुनिप्ठ तत्त्व एक सुन्दर चित्रवंव में गुंथ गए हे । नुन्द ऋषि के 
सतुलन के लिए जोरदार आत्रह 
कवीर 


हैं। इन दोनों उंत कवियों में के पूर्व दर्गन मिलते है । इन 
कवियों की रचनाओ्रों में कवीर की भाँति अंतःपयम की आवशध्यकता पर 


फ़ारसी 
नुविद्यापूर्ग ठेकनीक दी । और महमूद गामी ने रहस्पयवादी परपरा को 
एक नब्य मोड दिया । 'बूसुफ-बुलेखा, 'लैला-मजनू शोर '“गुलरेज-जैसे 


# ७ # 


फ़ारनी के श्रेप्ठ काव्यो के काव्मीरी अतृवाद रूपकात्मक प्रेमाव्यानों- 





कश्मीरी ११३ 


लबी (वर्णनात्मक) कविताएँ, जो कि विगत दो दताब्दियों में 
बहुत ही लोकप्रिय थी, कई शतक पहले भी लिखी जाती थी । पन्द्रहवी 
श्ती के बहुश्रुत सुलतान जैनुल भ्रावदीन के दरबारी कवियों ने न केवल 
फिरदौसी का 'शाहनामा” कह्मीरी भाषा में भ्रनृदित किया, प्रत्युत 
कश्मीरी भाषा में 'बाणासुर-वध' नामक एक महाकाव्य, “जैनचरित' 
नामक एक पद्च-जीवनी और 'जैन-विलास” वामक एक नाटक भी 
लिखा । इस राजाश्रयदाता की मृत्यु के बाद जो अराजकता फैली उसमे 
ये सब और इस काल की भ्रन्य रचनाएँ नष्ट हो गईं। उन्नीसवी शती 
में यह परपरा फिर जागी श्रौर रहस्यवादी रोमासों के लिए महमूद 
गामी ने उनका फिर से उपयोग किया। परमानन्द ने उसे नया श्रर्थ 
देकर, कृष्ण भर शिव के विषय में प्रचलित लोक-परपराओ से प्रेरणा 
ली। उनके 'राधा-स्वयवर', 'सुदामा-चरित' भौर 'शिवलग्न” भ्रादि 
काव्य ऊँचे काव्य-गुणों से भरे हे । उनमें वैष्णव-उत्साह शैव-उन्मुविति 
से मिला हुआ है। पौराणिक विषयो के बावजूद, अपने सामाजिक 
प्रभाव मे वे बहुत आानददायक और वास्तविकतापूर्ण जान पढते हे । 
प्रकाशराम कुरिगामी (भ्रठारहवी शती) के लोकप्रिय “रामावतार-चरित्र 
के रूप मे रामायण कविता, इससे बहुत पहले भ्रपती बहार पर पहुँच 
चुकी- थी । वहाब परे (उनन्‍्नीसवी शती) के ऐतिहासिक श्राल्यान ने भी 
नई राह पकड ली थी । 

ललल द्रद के वचनों के रूप मे कद्मीरी साहित्य में गीति-काव्य 
के जो बीज बोये गए, वे हब्बा ख़ातुन और अरणिमाल के उत्कट विरह- 
काव्यो और उच्छवसित टोह के रूप मे सुपुष्पित हुए। वस्तुत, हब्बा 
खातून (यूसुफ शाह चक की प्रतिभाशाली पत्नी) ने सोलहवी शती 
में साहित्यिक परम्परा को पुनर्जीवित किया । इससे कश्मीरी साहित्य मे 
एक प्रकार के रचनात्मक साहित्यिक कार्य का नवयूग आरम्भ हुआ | 
एक किसान लडकी ने, जिसे कि रानी की ऊँची प्रतिष्ठा मिली, 
कश्मीरी गीति-काव्य को भौतिक जीवन-स्पत्दन' से भक्ृत कर दिया। 


(६४ श्राज का भरतीय साहित्य 


उसके गीतो से मुसुक और कसक की ऐसी करुण रागिनी उमड़ पड़ी 
कि उसने सारे युग को आाप्लावित कर दिया | अठारहवी शती मे एक 
ब्राह्मण फारसी कवि की परित्यकता पली श्ररणिमाल ने कश्मीरी 
भाषा को कुछ सुन्दरतम गीत दिये, जिनमे कि वेयक्तिक भौर पारस्परिक 
भावनाओं का सहज प्रवाह उमडा पडता था। यह धारा बाद में धामिक 
कविता के रूप में दूसरे ही रास्ते पर चली गई, भौर उसमे से हमे 
'लीला' श्रौर 'नात' मिले । कृष्ण राजदान और नाजिम ने लोक-साहित्य 
के स्वरो का उपयोग करके उनका एक उत्तम समृद्ध पट बुना । परन्तु 
यह रहस्यवादी गीतात्मकता भी श्रखड़ रूप से श्राज तक बहती भ्रा रही 
है, और वह मास्टरजी* (ज़िदा कोल) के आध्यात्मिक मानवतावादी 
स्वर की चरम पराकाष्ठा तक पहुँची । 

विगत शताब्दी के अन्त मे कश्मीरी कविता में समकालीन जीवन 
सीधा व्यक्त होने लगा | मकबूल करलावारी भौर वहाव परे के व्यग्य 
ने वह राह बनाई, जिसे भ्राज हम यथार्थवादी कविता कहते हैँ । इस 
काल के कई कवियों ने कई तरह की साहित्यिक विधाएँ भ्राजमाई; 
जैसे व्यग्य, हंजलगोई, कार्टून, पैरोडी, करुणा-हास्य-मिश्रण, स्तोत्र, 
'रोह' (लोक-नृत्य-गीत) भौर अत मे, किन्तु गुणो में भ्रन्तिम नही, ऐसी 
गजल को रयूल मीर ने एक अ्रभूतपूर्व ऐन्द्रिकता और ऐसा माधुय॑ दिया 
जो स्मति मे मेंडराता रहता है। मीर की गजल ने महजूर (१८८५- 
१९५२) को प्रेरणा दी, भौर 'महजूर' प्राघुनिक कश्मीरी कविता के 
अग्नदृत बने । 


समकालीन स्थिति 
विगत ढाई दह्षको की कश्मीरी कविता मे कश्मीर के सामाजिक, 
राजनीतिक जागरण का प्रतिबिम्ब बहुत भ्रच्छी तरह दिखाई देने लगा। 


० 3 रननननरन#रननरसरन नल आन नमन नमन नर निदनननना अमर नस्ल ता 
+ इनकी पद्च-पुस्तक 'सुमरन? को साहित्य अकादेमी ने १९५६ का पुरस्‍कार 
दिया दे | 


कद्मीरी ११५ 


इस कविता में सामन्ती जुल्मो के नीचे दबी हुई जनता की श्राज़ादी के 
लिए महान सघष्ं का भी चित्र मिलता है। कश्मीर की जनता की 
नए कश्मीर के लिए कितनी अ्रधिक जागरूक चेतना है, यह भी इस 
कविता मे व्यक्त हुआ है । जनता में जो यह नया परिवर्तन भ्रा रहा 
था, उसकी चेतना 'महजूर' ते ही सबसे पहले जागृत की। उनकी 
देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रीय कविता ने कश्मीरी कविता को नया स्वर ही 
नही, एक नया दृष्टिकोण भी दिया। गुल-ओो-बुलबुल और बम्बुर- 
यम्बर-जल (भौरा और नरगिस) आदि रूढ सकेतो में उन्होंने एक 
नई जान हो नही फूँकी, बल्कि नई उमग्ो के लायक नए सकेतवाद भी 
उन्होने विकसित किये । इस सकेतवाद से एक बडा लाभ यह हुआ कि 
वह सरकारी सेसर से बच गई, नहीं तो सामन्ती निरकुश शासन मे 
जनता में नई सामाजिक, राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले जेल 
जाने से कैसे बच पाते ” उनसे छोटे समकालीन कवि अब्दुल भ्रहद 
श्राजाद भ्रधिक स्पष्ट-वक्ता थे । उनकी उत्साहपूर्ण वाणी, जिसमे देश- 
प्रेम कूट-कूट कर भरा था, धामिक सम्प्रदायवाद तअस्सुब और राष्ट्रीय 
सकीर्णता के विरुद्ध एक जबरदस्त जिहाद थी। वस्तुत श्रहद श्राजाद 
की वाणी सब तरह के अतिवादो के विरुद्ध थी। अपवाद उनका भ्रपना 
विश्वास था, वे इस वात के जबरदस्त प्रचारक थे कि एक ऐसा वर्ग- 
हीन समाज स्थापित हो, जहाँ व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में कोई भेद न 
किया जाय । 

उन दिनों कश्मीरी श्रमानृष द्विविध राष्ट्रीय पद्धति के शाप से 
पीडित थे । एक भ्ोर सामन्‍्ती राजाशाही थी तो दूसरी झोर साम्नाज्य- 
वादी रेजीडेटशाही । जनता को बडा ही सहत मुकाबछा करना पडा 
और तब आरिफ ने भ्रपनी कविता 'मगर कारवाँ सोन' . (मगर हमारा 
आजादी का कारवॉ बढता ही गया ।) में इस युद्ध की वीर-गाथा गाई। 
कश्मीरी साहित्य का सारा वातावरण क्रातिकारी उत्साह से भरा हुआ 
है। यहाँ तक कि एक ओर भासि नामक कुली-कवि ने उन मेहनतकश 


११८ 


आज का भारतीय साहित्य 


अखण्ड दौडते हुए जल-अपात मे ; 

मुझे यह सरो के पेड चट्टान की तरह खडे दिखाई 
दिए, 

और घास की पत्तियाँ भी 

श्रपने पैरो पर खडी हो रही थी ।” 


प्रकृति को देखकर नादिम का हृदय उछल उठता है। वह लिखता है : 


“पव॑तों से खेलता हुआ भरना 

जिसके घाघरे मे घृंघरू लगे है 

और मोती जडे हुए हे, 

बहुत सवेरे जाग उठा, 

जब कि चाँद ढल रहा था 

और वह अपने उन्मत्त यौवन के साथ भ्राकर खेलने लगा 
पत्थर के गोल टुकडो के साथ ।” 


परन्तु कवि को यह देखकर बडा दु ख हुआ : 


“मजदूर से उसका हिस्सा चुराकर 

साहुकार ने अपने भण्डार भरे हूं 

और वह बडी भ्रकड के साथ हर वाजार मे धूम रहा है 
आदमी का मास जो वह बेचता है ग्राहक को देख रहा है ।” 


कश्मीर राज्य में जो नई आधथिक रचनाएँ हुई हे उनके साथ जन- 


बादी विषयो के प्रति यह आग्रह बहुत स्वाभाविक है। विगत कुछ वर्षो 
में लोक-साहित्य की विधाश्रो के प्रति विशेष प्रेम प्रदर्शित करने वाली 
जो एक और लोकप्रिय धारा प्रवाहित हुई उससे फसल के सामूहिक 
गान, पालने और लोरी के गीत, तथा मजदूरों के गाने इत्यादि का स्वर 
और भी तेजी से गूंजा। रोशन ने कश्मीर की चित्रोपम ऋतुओ पर कई 
सुन्दर कविताएँ भ्रौर कल्पना-चित्र लिखे हे । इन चित्रों में जन-साधारण 
अपने सव तरह के काम करते हुए शान्ति भर समृद्धि की भोर मजबूती 
से कदम उठाते है। प्रेमी ने भी मजदूरों की ज़िन्दगी के कई पहलू अपनी 


कद्मीरी ११९ 


कविता में श्रॉके हे । विशेष झानन्ददायक तो वे गीत है, जिनमे कि उत 
किसानों के चित्र हे, जो खेती पर गोडाई, बुआई तथा निराई करते हे, 
और जो घास-फूस उखाडकर फेंकते हे, जो फसल काठते हैँ, जो केशर 
चुनते हे। भपनी 'हारद' (फसल) कविता मे उसने एक नये नृत्य-गीत की धुन 
मे एक बदली हुई किसान-जाति का बहुत सुन्दर लयपूर्ण चित्रण किया है। 
सक्रान्तिकाल सदा ही कठिन और एकरसतापूर्ण होता है, लोग 

बहुत जल्दी भ्रधीर हो जाते है। उन्हे विकास की गति धीमी लगती है। 
इसलिए कोई झ्राइचयं नही यदि कही-कही स्वप्न-भग और निराशा की 
धारा भी बही हो । प्राय वे सब कवि, जिन्होंने कि नई व्यवस्था का 
स्वागत किया था, कभी-कभी निराशा की श्राह भी भरते हे। जन-साधा- 
रण जिन कष्टो मे से गुजर रहा था वे सब सामाजिक बुराइयो और 
नौकरशाही की पोल के कारण भ्ौर भी अ्रधिक बढ गए, और कवि को 
इन सब बुराइयो के विरुद्ध, जैसे चोर-बाजार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, 
भ्रावाज बुलन्द करनी पडी। स्वर्गीय 'महजूर' की कुछ गजलो भौर 
आरिफ' की रुबाइयो का बहुत बडा हिस्सा इन्हीं कड॒वे व्यग्यों और 
सच्ची आलोचनाओ से भरा हुआ है । इनमे यह दिखाया गया है कि 
पुरानी व्यवस्था' का कुछ प्रभाव श्रभी भी कंसे शेष है। उदाहरणार्थ 
महजूर' ते नई पाई हुई आज़ादी का मजाक इस तरह उडाया है 

“यह भ्राजादी एक स्वर्गीय परी है, 

भला वह दर-दर कंसे भटक सकती है ? 

नही, वह तो एक-आध दो धरो मे ही मौज मनाती है ' " 

जनता दुखी है, नौकरशाही दूल्हो की तरह से 

आज़ादी की शहजादी के साथ श्रपने रो मे सुहागरात 

मनाते है | 

इन दुष्ठो का सबसे बुरा चित्र और कठिन प्रताडना रोशन की एक 

कविता मे है, जिंसमे एक शहीद की दुखिया माँ उन ढोगियो का पर्दाफाश 
करती है जो कि प्रतिवर्ष उसके लडके की कब्र पर जमा होते है भौर 


१३० भ्राज का भारतीय साहित्य 


चडे स्वाग से फूल बरसाते हे । वह माँ अपने लडके की अ्रमर आत्मा से 
शिकायत करती है कि इन लोगो ने श्राज्ञादी के साथ विश्वासधात किया 
है, इन्होने छडाई आधे रास्ते में छोड दी भौर भ्रव यह भाराम से पुराने 
ढंग की राज-व्यवस्था के सहारे सो रहे है । एक दूसरी शक्तिशाली . 
कविता 'ब्रम' में कवि ते कश्मीरियों के उस निरचय को वाणी दी है जो 
कि उस साजिश को तोड देना चाहती है, जिसमे कि कश्मीर को हिन्दु- 
स्तान से भ्रलग काटने का जाल रचा जा रहा है । 
कश्मीर के भविष्य के बारे में सुरक्षा-गरिषद के भ्रनिश्चय के कारण, 
जो विषम त्रिश्कु-जैसी स्थिति जनता में है, उसने भी कश्मीरी कविता 
को बहुत-सा नया विपय दिया | कवि यह सब जानते है कि पर्दे के पीछे 
वया हो रहा है, सुरक्षा-परिषद की घटनाभ्रो को वे बहुत उत्सुकतापुर्वक 
भर भ्रधीरता से देख रहे है । उन्होने युद्ध-पिपासुओ की निन्‍दा की, 
अपने राष्ट्र से उन्होने सारी दुनिया के लिए शान्ति की इच्छा का स्वाभा- 
बिक समर्थन किया, जिस शान्ति के बिना वे श्रपने प्रादर्श स्वप्नोवाले 
नए कश्मीर को अ्रभी नही बना पायँंगे। कश्मीरी भाषा को इस बात पर 
गर्व है कि उसने शान्ति के समर्थन मे बडी ही मार्मिक रचनाएँ दी । 
शान्ति कश्मी रियो के लिए कोई श्रमूत्त प्रादर्श नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष 
वास्तविकता है--दुनिया-भर के जन-साधारण के लिए आज की घडी में 
वह एक भ्रपरिहाय॑ ध्रावश्यकता है । कश्मीरी कवि ने शान्ति के बारे मे 
इस तरह सोचा : 
“ग्राज में तही गाऊँगा' * " 

कोई वासना से भरा कोमल और सात्त्वना देने वाला गीत 

गूल-ओ-बुलबुल का' * * 

न भरने का, भौर न फूलो के बुंड्जो का, 

न शवनम का, ने वहार का" * * 

ब्योकि झ्राज, क्योकि आज * * 

पतमड़ की विषैली साँस 


बसन्त की हवा को दूर भगा देना चाहती है, 

मनृप्य बडी तेजी से तेयारी कर रहा है 

मनुष्य का फिर से शिकार करने के लिए' ' * 

इसलिए आज मे चल पड गा, 

आ्राज चल पड॒_गा, भ्राज ही चल पड'गा 

में रास्ता बनाऊंगा, 

में सब विध्न-बाधाओ को चूर-चूर कर एक साथ कर दूंगा, 

में दुश्मन से, डाकू से मुकाबला करूँगा, 

और चिल्लाकर कहूँगा--'हाथ ऊपर उठा लो', 

हँसिया, हथौडा और कलम से सुसज्जित 

दृढ़ निश्चय के साथ 

में बराबर पहरा देता रहूंगा 

एक चौकी से दूसरी चौकी तक ! ” 

कुछ शाति की कविताएँ युद्ध-पिपासुओ को जनता की उत्कट चुनौती 
के रूप मे हे, परन्तु सबसे भ्रधिक प्रभावशाली वे हे जिनमे कि जन- 
साधारण के रचनात्मक प्रयत्तो पर बल देकर जीवन के विविध क्षेत्रो में 
जनता के रचनात्मक कार्य को दिखलाकर शाति की परम्परा का महत्त्व 
स्पष्ट किया गया है । नादिम, रोशन, राही भ्रौर कामिल की कविताएँ 
इन्ही विषयों पर आधारित है । यही नही, उनमे प्रकृति की सुन्दर पाइवे- 
भूमि पर घरेलू और राष्ट्रीय दिशाप्रो मे जीवन के व्यापक चित्रपट को 
भी खोलकर व्यक्त किया गया है । 
वस्तुत बहुत-सी भराधुनिक कविता इस कल्पना से प्रभावित है कि 

यदि जनसाधारण को एक श्रिय भौर सुरक्षित भविष्य का भ्राइवासन मिल 
जाय तो वह कितना कमाल करके दिखला सकता है । इसलिए कवि 
उस चमकते हुए सूरज के गीत गाता है, जो कि क्षितिज पर नया सदेद्य 
लेकर धूमता है, जो कि सदियो के अधेरे को दूर करता है और नए 
मानवता के सवेरे की श्रगवानी करता है। राही पूछता है : 


१२२ आज का भारतीय साहित्य 


“अंधेरा, विजली और तुफ़ान कैसे रह सगे 
जवकि सूरज उगेगा और सवेरे की किरणें फूटेंगी ? 
पतभड़ का पीलापन काँपता हुआ भाग जायगा 
जवकि सुन्दर वासन्तिक सगीत गूंज उठेगा *'” 
राही ने अपने अन्य वडे समकालीनो पर भी कल्पनात्मक व्यजनो में 
मात दी है। कब्मीरी गज़ल में, जिसे महजूर, आजाद और मास्टरजी ने 
एक नया सामाजिक, राजनीतिक रस दिया था, राही ने सफलतापूर्वक 
प्रयोग किया | कामिल ने भी इकबाल के ढंग पर ऐसी कई गज़लें लिखी 
हैँ जिनमें भावना को वौद्धिक रूप दिया गया है । उनका “मास मलार' 
नामक सम्रह श्रौसत से कही अ्रच्छी काव्य-रवना का एक सुन्दर उदा- 
हरण है । 
गजल ही अ्रकेला कोई ऐसा रूप नही है जिसमें कि नई वेतना फूँकी 
गई हो | समकालीन कब्मीरी कविता ने कब्मीरी उन्दशास्त्र के क्षेत्र को 
भी वहुत व्यापक बनाया है और उसमें कई तरह के पुराने छन्द फिर से 
नये किये गए हे और कुछ छुद नये भी यढे गए है । उदाहरणार्थ वाल्य, 
रुवाई, मसनवी, शेर और लोक-छदो के साथ-साथ सानेट भी श्रव बहुत 
सफलतापूर्वक लिखे जा रहे है । भापेरा और (रेडियो) पद्च-हुपको ने 
भी मुक्त छद और दूसरे नये छंद-हूपों तथा चित्र-वन्धों के प्रयोग की 
नई सम्भावनाएँ दी हे । मुक्त छद कण्मीरी भाषा के लिए बहुत उपयुक्त 
है, क्योकि उसमें बड़े समृद्ध श्रान्तरिक अनुप्रास और लचीले स्वर-प्रयोग 
की क्षमता है| 
कब्मीरी मे आपेरा और गीति-माट्य बहुत हाल में लिखे गए हे 
और नादिम ने एक पुरानी लोक-कथा को बहुत कुगढ्तापूर्वक एक"सगीत- 
रूपक के साचे में ढाला है। वम्बुर (अ्रमर) और यम्वरज़ल (नर- 
गिस) के पुतर्मिहन को दिखलाते हुए कवि ने शीतकाल और उसके 
साथियों के आक्रमण के कारण इन दोनो प्रेमियों के वियोग तथा भ्रन्तेतः 
रचनात्मक भक्ति, ध्वत की गवित पर अन्तिम विजब का प्रतीकात्मक 


कर्मीरी १२३ 


चित्रण किया है । एक तरह से इस रूपक में उन्होने दुष्टो के चंगुल से 
कश्मीर की मुक्ति ही सूचित की है । कामिल के 'रवरूपि” में बसन्त 
द्वारा शिशिर के भ्रन्तिम पराजय का चित्रण है, सबसे नये आपेरा 
'हीमाल ते नागराय' में नादिम और रोशन ने मिलकर (एक पुरानी 
लोक-कथा का ही भ्राधार लेकर) भ्रपमानव के मानवीकरण की कल्पना 
प्रस्तुत की है। भौर इसके लिए उन लोगो को 'सम्य' बनाने का रास्ता 
नहीं अपनाया, बल्कि सच्चे प्रेम के स्वेव्यापी प्रभाव द्वारा उनमें नव- 
जीवन भरने का यत्न किया है। 

कश्मीरी कविता में सबसे नई धारा प्रतीकवाद की भोर फिर से 
लौटने की है, गोकि इसमे पहले से बडा अन्तर है, फिर भी इस कविता 
में व्यक्त करने की अपेक्षा छिपाने की ओर अधिक प्रवृत्ति है और जब 
रूपवाद प्रधान हो उठे तो कविता धीरे-धीरे साहित्यिक व्यायाम का एक 
ढग बन जाती है। फिर भी हम यह देखते हे कि नये कश्मीरी साहित्य 
मे कुछ मिलाकर 'भ्राज' की घटनाओो मे बडी सजीव दिलचस्पी दिखाई 
देती है। उसमे प्रकाशमय आगामी 'कल के लिए भी प्रामाणिक चिन्ता 
है । यह नि सन्देह वतंमान से भरी हुईं है, जिसमे दुख भी है, भौर सुख 
भी, समस्या भी है और सफलता भी, स्पत्दन॑ भी है और कपन भी , 
आह भी है और आनन्द भी , भ्राशा भी है भौर निराशा भी । फिर भी 
इन सबके साथ-साथ कश्मीरी साहित्य को ग्रपने भविष्य की चिन्ता बरा- 
बर है, क्योकि भविष्य का वर्तमान पीढी पर बहुत सख्त दावा है। 

उगते हुए कश्मीरी गद्य ने भी सुखद प्रारम्भ कर दिया है। जिन्दगी 
जैसी है उसके साथ उसका घना सम्पर्क है भौर जेसी वह होनी चाहिए 
उस आदर्श व्यवस्था की प्राप्ति के लिए वह प्रयलशील है । यह भाशा 
की जा सकती है कि कश्मीरी भाषा में पत्रकारिता के विकास के साथ- 
साथ निबन्ध, समालोचना इत्यादि उपेक्षित विभाग भी धीरे-धीरे विक- 
सित होगे । भ्रव राजनीतिक भ्रनिश्वय भौर ग्राथिक अव्यवस्था की 
निराशा उत्पन्‍्त करने वाली मन स्थिति मिट चुकी है, भ्रब ऐसा कोई 


१२४ श्राज का भारतीय साहित्य 


कारण नहीं कि कईमीर साहित्य.फिर से उठकर कलात्मक व्यंजना के 
'तये क्षेत्र न खोज सके । “कला के जीवन में सामाजिक उद्देश्य की बढ़ती 
हुई चेतना में चैतन्य; यथर्थवाद की धारा अब कश्मीरी साहित्य में 
प्रत्यक्ष उपलब्धियों के रूप में प्रधिकाधिक परिमाजित हो रही है। केवल 
रूप-शिल्प और विषय-वस्तु में नवीतता की सनक अब बहुत कम होती 
जा रही है, उसे एक नयी समस्वित शिल्प-पूर्णता की सचेष्ट प्रयोगशीलता 
में परिवर्तित किया जाना चाहिए-। कश्मीर के साहित्यिक कलाकारों की 
आज की पीढ़ी के आगे यह एक बड़ा काम है। | 


कश्मीरी पर चुने हुए संदर्भ-ग्रंथ 

एसेज़ आन कश्मीरी ग्रामर--जी० आर० ग्रियर्स न; थैंकरस्पित्क 
ऐंड को ०, कलकत्ता 

डिक्शनरी आफ़ द कश्मीरी लैंग्वेज--जी० भार० ग्रियर्सत; लंदन 

हातिम्स टेह्स--संपादक : स्टीव ऐंड ग्रियर्सत; लंदन 

कद्मीर शब्दामृतम्‌--ईरवर कौल; ए० एस० बी०, कलकत्ता 

डिक्शनरी झ्राफ़ कश्मीरी प्रांवव्स--जे ० एच० नोल्स; लंदन 

लह्ल वबयानी--संपादक ; जी० भ्रार० प्रियर्सस; लंदन 

शिव-परिणय--क्रृष्ण राज्षदान । संपादक : जी० आर० ग्रियर्सन; 
:ए० एस० बी०, कलकत्ता 

रामावतारचरित--प्रकाशराम । संपादक : जी० आर० ग्रियसंन; 
ए० एस० बी०, कलकंता है 

परमानंद-सूक्ति-सार--सुंपादक : मास्टरजी, श्रीनगर 

कब्मीरी लिखिस--संग्रहकर्ता भौर अनुवादक : जे० एल० कौल, 
श्रीनगर । पर 

लिग्विस्टिक सर्वे भाफ़ इंडिया*+-जी ० ए० भ्रियसंत, खंड ८, भाग २, 
पृष्ठ २३३४१ 


गुजराती 


सनसुखलाल शवेरी 


सामान्य परिचय 

भारत के परिचिमी समुद्र-किनारे पर गृूजरात प्रदेश की जनता की 
भाषा गुजराती है । आजकल इस प्रदेश में गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ 
ये तीनो सम्मिलित हें । गुजराती भाषा-भाषियों की सख्या डेढ करोड 
से ऊपर है। 

गूजराती भाषा सस्कृत से निकली है। शौरसनी, प्राइत भ्रौर गौज॑र 
अपभ्रश मेमली भ्रवस्थाएँ थी । गुजराती करीब १२०० ईस्वी मे भ्रपने 
स्वतत्र रूप में शुरू हुई, परन्तु इस विशेष नाम से वह १७वीं सदी से 
ही जानी गईं, जबकि उस प्रदेश का नाम-गृजरात रखा गया । 

कवि नर्मदाशकर (या कि लोकप्रिय ढंग से ज॑से उन्हे कहते हे 
तमंद) भ्राधुनिक गुजराती साहित्य के जनक माने जाते हे। इसका 
प्र्थ यह नही कि नर्मंद के पहले कोई साहित्य नहीं था। गुजरात का 
साहित्य तो गृजराती कविता के चॉसर-जसे प्रथम महाकवि नरसिह 
महेता के समय से विकसित होता आ रहा है। चार शताब्दियो तक, 
( १४१४ से १८५२ ईस्वी तक ) गुजरात मे सेकडों कवि हो गए, 
जिनमें छ. कवि गुजराती छेखको मे सदा के लिए श्रथम श्रेणी के छेखक 
माने जाते हे । 


(२६ आ्राज का भारतीय साहित्य 


पन्द्रहवी शताब्दी में नरसिह महेता और मीराँवाई दो बहुत प्रसिद्ध 
गुजराती भक्त कवि हुए । सत्रहवी शताब्दी की वृहतृत्रयी थे--अखो, 
प्रेमानन्द और शामल । भ्रखों एक सुनार थे, जो व्यग्य-तीखी भालोचना 
और निर्भय दम्भ-स्फोट के भ्ाचाय॑ थे, प्रेमानन्द भ्राख्यान-कवि के नाते 
प्रसिद्ध हे, उन्होने गुजराती कविता में विविध रसो का बहुत सुन्दर 
अकन किया है, श्ौर शामल पुराने छेखको मे बड़े साहसी कवि थे, 
जिन्होंने लौक-लीक चलना छोड़कर रोमाटिक कथा के क्षेत्र का पूरा-पूरा 
उपयोग किया श्रट्ञरहवी शती के उत्तरा््ध मे मधुर कवि दयाराम 
हुए, जिनकी “गरबीओो' के कारण उत्तका नाम गुजरात के भ्रमर गीतकारो 
मे लिया जाता है! इन छ श्रेष्ठ छेखको के भ्रतिरिकत मध्ययुगीन गुजराती 
कवियो मे भालण भी हुए , जिन्होंने मुक्त अनुवाद की परम्परा 
प्रतिष्ठित की । पदमताभ ने 'कान्नहड-दे-प्रबन्ध' में ऐतिहासिक वीर रस 
की व्यजना की, भीम ने 'भोगवत पुराण” के ढंग पर श्रीकृष्ण की 
लीलाओ का वर्णन किया, धीरो भौर भोजो ने इस जीवन की भ्रसारता . 
पर जोर दिया तथा स्वामीनारायण-सम्प्रदाय के ऐसे कई कवि हुए 
जिन्‍्होने मानवी शरीर को ही परमात्मा एवं मुक्ति के पाने का प्रधान 
माध्यम मानकर उसका महत्त्व वणित किया । 

सामान्यत कविता चार शताब्दियो की लम्बी भ्रवधि मे भौतिक 
यथार्थ के स्पर्श से अछृती रही। जीवन की श्रभन्‍त विविधता इन 
कवियों का विषय नही थी, वे प्रेम के गीत गाते थे, परन्तु वह प्रेम 
केवल दवी राधा-कृष्ण का ही था। जो-कुछ साम्प्रदायिक नही है वह 
काल्पनिक और वायवी है, ऐसा वे मानते थे । इस प्रकार से उस समय 
की कविता ज्ञान, भवित भ्रौर वैराग्य की प्राचीन परम्परित लीको मे 
ढलकर धीरे-धीरे जम गई और शब्रट्ठारहवी शती के भ्रन्त तक वह 
मृतप्राय हो गई । 

गुजरात का जीवन भी अदृआरहवी शती के भ्रन्त तक प्राय. जड 
भौर निरानन्द हो गया । १७९९ में सूरत के नवाब की मृत्यु के वाद भौर 


गुजराती १२७ 


उसी साल से श्रीरामपुर मे पहला मिशनरी स्कूल खुलने के बाद पुरानी 
व्यवस्था बदल गई और नई व्यवस्था ने जन्म लिया । १८१८ से १८५७ 
तक भारत में ब्रिटिश शक्ति की जडे गहरी प्रौर मजबूत हो गई थी । 


पश्चिम का प्रभाव 


ब्रिटिश राज्य के साथ-साथ पश्चिमी सम्यता का बलशाली प्रभाव 
भी श्ाया। विज्ञान के झ्राविष्कारो ने दूरी कम करके जनता का मानसिक 
क्षितिज विस्तृत बनाया । धीरे-धीरे स्थानीय राजनीतिक असन्तोष 
समाप्त होने लगा और गुजरात के तरुण समाज-सुधार के कार्यक्रम मे 
पूरी तरह जुट गए। वे अशिक्षा, भ्रव श्रद्धा, बाल-विवाह, विधवा-विवाह, 
भौर भ्नमेल विवाह आदि समस्याओं के समाधान में पूरी तरह जूक 
पडे । । इन सब कार्यो मे उन्होने पश्चिम को अपना प्रादर्श माना । 

इस यूग का साहित्य, जिसके एक प्रतिनिधि नमंद (१८३३ से 
१८८६) हो गए थे, ऐसा है कि उसमे कविता ने पहली बार भात्म- 
निष्ठता के तत्त्व का पुरा मुक्त रूप पाया। ऐतिहासिक उपन्यास विक- 
सित होने के साथ-साथ सामाजिक व्यग्य रूपक, निबन्ध, जीवन-चरित्र, 
आत्मकथा, नाटक भर साहित्य-आलोचना ने भी गद्य में निखार पाया । 

१८८६ मे नमंद की मृत्यु के उपरान्त गोव्धन (१८५५-१९०७) 
का युग शुरू हुआ । इस युग में पूर्वी और पश्चिमी सस्कृतियो को 
सर्वोत्तम सइकेषण के रूप मे प्रस्तुत किया गया। यह सरलेषण केवल 
यान्त्रिक सम्मिश्रण नहीं था, उसका आधार पूर्व की सस्कृति और केवल 
वही तत्त्व थे जो कि अनिवायंत पश्चिम से लिये गए थे। उनकी कलम 
इस पौधे पर ही लगाई गईं थी। यह यूग उदात्त और सन्तुलित मस्तिष्क 
वाले ऐसे विचारकों का था, जो अपने विषय का व्यापक ज्ञान रखते 
थे। उनका विश्वास था कि विवेक--और केवल भ्न्ध श्रद्धा तथा केवल 
रूढिवादिता ही मनृष्य के विचार और कर्म के नियन्ता नहीं होते । 
इसी दृष्टि से उन्होने भ्रपने समय के मौलिक प्रइनो का जो विवेचन और 


१२८ आज का भारतोय साहित्य 


विश्लेषण किया वह ऐसे ढग से किया गया कि जिससे रूढ सनातनी 
लोगो को चौकाने वाला धवका भी पहुँचे और तरुणों की उपेक्षा या 
निष्कासन भी न हो । 

इसी युग (१८८६ से १९१४) में गद्य में कहानी और पद्म में सण्ड- 
काव्य, सानेट और विलापिका भ्रादि का जन्म हुआ। चार खण्डो में 
'सरस्वतीचन्ध' नामक उपन्यास भी इसी युग मे लिखा गया, जो कि 
गुजराती भाषा का सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रथ है। इस युग मे गुजराती 
का एकमात्र हास्य रस का उपन्यास 'भद्र॒भद्र! भी लिखा गया। निबंध, 
ताठक, संवाद और पत्र गद्य की कुछ ऐसी विधाएँ हे जो इसी युग मे 
विकसित हुई । इसी यूग मे सस्क्ृत और अग्रेज्जी के श्रेष्ठ ग्रथों के प्रमा- 
णिक अनुवादो ने भी साहित्य को समृद्ध बचाया तथा गृजराती रगमच 
विकसित होकर भ्रपने परमोच्च बिन्दु पर पहुँचा | इसी युग मे नानालाल, 
कान्‍्त, कलापी बलवन्तराय श्रौर नरसिहराव-जेसे कवि हुए । कई प्रकार 
के मुक्त छन्द के प्रयोग भी इसी युग में किये गए। भाषा-विज्ञान, 
ऐतिहासिक शोध, व्याकरण, छन्द-शास्त्र और साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र 
में इस युग मे बहुत मूल्यवान कार्य हुआ । मणिलाल द्विवेदी, आनन्द 
शकर और केशवलाल प्रुव तथा दूसरे कई महत्त्वपूर्ण लेखक भी इस 
यूग में हुए । 


गॉधी-युग 

१९१४ गुजराती साहित्य का युगान्तरकारी काल है । इसी समय 
महात्मा गाँधी भ्रफ़ीका से लौटे थे और थोडे-से महीनो मे ही उन्होने पूरे 
भारत-खण्ड के वातावरण को जैसे चमत्कृत कर दिया था। गॉँधीजी, 
होमरूल-अान्दोलस भ्रौर जलियाँवाला बाग तथा देश के बाहर प्रथम 
महायुद्ध, उसके परिणाम और रूस की क्राति इत्यादि घटनाझो ने गुजरात 
के भाव-जीवन के श्रन्तरतम को छू लिया | केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता 


ही नही, अपितु धामिक, भ्राथिक, सामाजिक भौर साहित्यिक सभी क्षेत्रो 
आ-5 


गृजराती १२९ 


में सारे गुजरात की भात्मा स्वतन्त्रता की भावना से भर उठी । गुजरात 
नवीन जीवन से स्पन्दित हो उठा । 

साहित्य के क्षेत्र में इस युग में कई प्रमुख साहित्यिको की जयन्तियाँ 
और पृण्य-तिथियाँ मनाई गई, कई साहित्यिक व्यास्यानमालाएँ श्रायो- 
जित की गईं। शरदोत्सव और बसस्तोत्सव हुए, कला-प्रद्शनियाँ और 
वाद-विवाद तथा लोक-गाथाओं एवं लोक-गीतो की सभाए भी हुईं । इसी 
समय अव्यावसायिक रगमच का जन्म भी हुआ । 

गाँधी-युग के छेखको ने जीवन को कई दृष्टिकोणों से देखा था। 
आधिक विषमता के कारण समाज की जो असह्ाय स्थिति थी वह उसे 
खटकती थी । गाँधीजी के सन्देश से प्रेरणा पाकर गुजराती छेखक सेवा 
और त्याग, दरिद्रतारायण के उद्धार के प्रयत्न-गाँवो के पुनरुत्यान तथा 
दलितोद्धार इत्यादि कार्यक्रमों मे रुचि लेने लगे भौर इस प्रकार से 
धनिक-वर्ग की ओर से उनकी दृष्टि हटकर गरीब और प्रशिक्षित देहाती 
जनता की शोर मुड गई । 

गद्य-साहित्य के रचनात्मक पक्ष में गद्यनयुग के लेखक अपनी रच- 
नाझो में कला-पक्ष के प्रति अधिक जागरूक हो गए। इस युग के उपन्यास 
पिछले यूगो की अपेक्षा विषय-वस्तु भर शैली दोनो में भिल्‍न हे। 
साहित्य की स्वतत्र विधा होने के नाते कहानी इसी युग मे भ्रागे बढी 
श्रौर लघुनिबन्ध, एकाकी, स्वगत-भाषण तथा डायरियोँ इत्यादि लिखी 
जाने लगी। लोक-साहित्य एवं लोक-गाथा मे शोध-कार्य हुए, बच्चों के 
लिए साहित्य लिखा गया झौर इसी युग मे विज्ञान, भर्थंशास्त्र, कृषि 
इत्यादि विषयो पर बहुत-सी पुस्तके निर्मित हुईं । इस प्रकार विषय- 
वस्तु का क्षेत्र व्यापक बना और शैली तथा अभिव्यजना भी पुरी तरह 
बदल गईं। इस यूग के पूर्ववर्तों गोवर्धन-युग मे साहित्य ऐसी शैली मे 
लिखा जाता था जो कि भ्रलकारमयी भर कृत्रिम थी। ऐसा साहित्य 
केवल ऊँची अभिरुचिवाले सिद्धातो के लिए लिखा जाता था। गॉघी- 
यूग मे भाषा के सब अतिरजन भर शब्द-बहुलता को दूर किया गया 


पी झ्ाज का भारतीय जाहित्व 


तथा गद्च-शैली सरल, सीधी, स्वाभाविक और प्रत्येक अर्थहदा को व्यक्त 


नही, किन्तु जन-ताधारण के लिए भी लिखा जाने लगा | 

कविता के क्षेत्र में रास, गरबी, खण्ड-काव्य, सानेट, प्रतिकाव्य 
(परोडी), विलापिका से पद्च-सवाद और मुक्तक इत्यादि विधाएँ जन्मी 
और इसी काल मे वे परिपक्व भी हुई। इन सब हूपो में शाल्यणव-गैली 
की व्यग कविताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए । 

गाँधी-यूग का कवि केवल प्रेम, प्रकृति और परमात्मा के विषय में 
ही कविता नही लिखता था। उसने विश्व-प्रेम और विश्व-बन्धृत्त के 
गीत भी यए | जीवन के ताने-बाने में मृत्यु का भी एक विश्ञेष स्थान 
उसे दिखाई देने लगा । उसने यह भी देखा कि सौन्दर्य की भाँति करुणा 
और व्यथा का भी इस वस्तु-जगत ने अयना विशेष स्थान है। 

१९१४ तक साधारणतया यह माना जाता था कि कविता के उच्च 
विषय बादल, चाँद, पर्वत, तारे, कमल तथा कोयल-जैसी परिचित उुन्दर 
या भव्य चीजे ही हो तकती है । इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि कव्ताएं 
अब सूभर, भगी, कागज़ी फूल, शोचालय की मक्खी, गोबर का ढेर, चुत्ती 
हुई आम की गृठली, बूट पालिश करने वाला लड़का और ऐसे ही अन्य 
विषयो पर भी लिखी जाने लगी। इसका कारण यह था कि कवि झब 
यह पहचानने लगा कि कविता की महत्ता या श्रेष्ठता विषय को महत्ता 
या श्रेप्ठता पर ही अवलम्बित नही है, परन्तु कंवि का उत्त विष्य के 
प्रति क्‍या रुख है इसपर भी वह भ्रवलम्बित है। फिर भी वुछ सनव 
तक लोग नवीनता के लिए नवोनता के पीछे दौडते रहे। मानवीय 
उहानुभूति के चिर व्यापक झौर स्वदेश क्षेत्रो को ध्यान मे रखकर ठुछ 
हुद तक यह अनिवायें था। इस कारण, तस्न वधार्थवाद--कर्भी-कभी 
झदलीलता और जुगुप्सा भी--आज के साहित्य मे कोई असाधारण 


तत्त्व नही रहे । 


गूजराती १३१ 


स्वतत्रता और उसके बाद 

१५ भ्रगस्त, १९४७ ने भारत के लम्बे भर विषम इतिहास मे एक 
नया गौरवशाली भ्रध्याय भ्रारम्भ किया | गुजराती साहित्य में स्वतत्नता 
के पूर्व का भर स्वतत्रता के बाद का भ्रन्तर इतना तीखा नही है कि 
इस स्वातत्र्योत्तर स्थिति को नया युग माना जाय । जो कवि, उपन्यास- 
कार, कहानी-लेखक, नाटककार श्र निबन्धकार १९४७ से पहले आगे 
झ्ाए हुए थे वे ही इस क्षेत्र मे श्रभी भी सक्रिय और प्रभावशाली है । 

स्वतत्रता से पूर्व के युग मे कविता मे राष्ट्रीयता की भावना प्रधान 
थी। यो कहा था सकता है कि गुजराती कवि ने भ्रपने-प्रापको पूरी 
तरह से इस राष्ट्रीय आन्दोलन में समर्पित कर दिया था। उसकी 
कविता का मुख्य स्वर स्वतत्रता था। उसके गीत, गाने, वीर-काव्य, 
लम्बी वर्णनात्मक या विचारात्मक कविताएँ दृत्यादि सभी किसी-न-किसी 
तरह इसी भावना से आ्राप्लावित थी । इतिहास भौर पुराण-गाथाओरो मे 
से उसने केवल वे घटनाएं और विषय चुने जो कि उसकी इच्छांग्रो 
और उमगो को व्यक्त करते थे । उसके लिए उद्देश्य स्पष्ट था, मनुष्य 
की शक्ति निश्चित रूप से उसी दिशा मे लगी हुई थी। 

स्वातत्र्योत्तर युग में राष्ट्रीयता के सघषं की प्रेरणा नहीं रही और 
अब लिखने के ऐसे कोई उद्देश्य सामने नही रहे जो कि उसका पूरा ध्यान 
समो छेते। आ्आाज देश मे राष्ट्रीय पुननिर्माण की कई विराट योजनाएं 
चल रही है। पर कुछ भी कहिये, लेखक को उनसे स्पष्ट रूप से दर्श 
नीय मात्रा में स्फूति नहीं मिल रही है! यह स्थान इस सर्व-साधारण 
अ-सहानुभूति के कारणों कौ मीमासा करने का नही है। परन्तु यह 
निदिचित रूप से कहा जा सकता है कि समकालीन गुजराती कवि ने 
झब तक उसी उत्कठता के साथ इन आन्दोलनो के प्रति अपनी प्रतिक्रिया 
नही व्यक्त की जितनी कि उसके पूव्ववर्ती कवियों ने २४ वर्ष पहले 
विदेशी जूए से स्वतत्रता की ललकार लिखी थी । 

जहा तक विषय-वस्तु का सम्बन्ध है, गुजराती कविता समूची 


१३२ झ्राज का भारतीय साहित्य 


दुनिया को अपने घेरे मे ले आना चाहती है। वह जहाँ भी, जो कुछ भी 
सुन्दर और भव्य है उन तत्त्वों को भ्रपना लेना और सौन्दर्य के उत्तम 
भावों को ग्रहण करना चाहती है। गॉँधी-युग के गृजराती कवि के लिए, 
झ्ाज के कवि के लिए भी, जीवत की सभी व्यजनाएँ एक-सी पवित्र 
झौर एक-सी आदरणीय हू । 

लगभग २५ वर्ष पहले ऐसा समय था जब कि कविता और सगीत 
के सम्बन्ध करीब-करीब टूटने को थे, क्योंकि सगीत कृछ क्षेत्रों मे 
कविता की सजीवता के लिए भ्रावश्यक नहीं माना जाता था। सौभाग्य 
से कवियों ने इस भ्रम से अपने-भ्रापको बहुत जल्दी मुक्त कर लिया 
और वे सुन्दर गीत लिखने लगे, साथ ही शुद्ध सस्क्ृत छुन्दो मे कविताएँ 
भी लिखने लगे। झ्ाज के गुजराती कवियो ने श्रधिक मात्रा में गीत 
लिखने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार से समकालीन कविता 
सगीत और-लय की श्रोर अधिक भुकी है, प्राचीन सस्क्ृत छदो की 
ओर कमु'। 

रह स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में लम्बी वर्णनात्मक या विचारा- 
त्मकु/कविताए कवि को भ्रधिक भ्रदम्य रूप से प्राकषित नही कर सकती। 
परन्तु गीत मे अधिक-से-प्रधिक एक मूड या भाव-दशा ही व्यक्त होती 
है, सूक्ष्म और अ्मूत्तं विचारो को व्यक्त करने का वह सहज साधन नही 
हो सकता । गुजराती कवि ने कुछ श्रमय के लिए कम-से-कम महाकाव्य 
लिखने का प्रयत्न तो मानो छोड़ दिया है। मे यह नहीं मानता कि मुक्त 
छन्द-जैंसे किसी उचित छन्द के श्रभाव मे यह हुआ है। इसमे भ्रधिक 
सचाई यह है कि सच्ची महाकाव्योचित प्रतिभा या बडा कवि हमने अभी 
मिमित ही नही किया है । 

कविता के क्षेत्र मे पुराने बडे नामों मे उम्राशकर जोशी, सुन्दरम्‌ 
श्र सुन्दरजी बेठाई अभी भी सक्रिय हैं। आज कौ पीढी के सबसे 
बहुमूख्ली प्रतिभाशाली लेखक उमाशकर ने कुछ महीने पहले भ्रपता 
पाँचवाँ काव्य-सग्रह 'बसन्‍्त वर्षा' नाम से प्रकाशित किया है। इस सग्रह 


गुजराती १३३ 


के कुछ गीतो मे प्रकृति कौ विविध मनोदझ्ाश्रो का चित्रण हुआ है और 
महान भावगीतात्मक स्वर मे प्रकृति के सुख-दु ख गाए गए है । सुन्दरम्‌ 
का ात्रा' नामक कविता-सग्रह कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, कवि 
“ के भाव-लोक मे प्रवास का यह कलात्मक लेखा-जोखा है। सुन्दरम्‌ श्रब 
वसुधा' का कवि नही रहा | भ्रब वह उन रहस्यवादी अनुभवों के विश्व 
का यात्री है जो कि भ्रत्यन्त व्यक्तिगत हे । उमाशकर धरती माता के 
झ्ाकषेक सौदय के दर्शन-मात्र से गीतमय हो उठते हे तो सुन्दरम्‌ भीतर 
के सौदय के दर्शन से दर्शन के ऊचे विश्व में उडने लगते हे । दोनों 
अन्तिम सत्य चाहते हे, परन्तु एक की इच्छा सौदय के रूप मे उसे पाने 
की है, दूसरा उसे योग के माध्यम से पाना चाहता है। बेटाई की 
'विशेषाजलि' की गम्भीरता भर भव्य सयम मे कवि के व्यक्तित्व की 
स्पष्ट छाप है। इस पीढी के अन्य उल्लेखनीय कवि हे--स्नेहरश्मि, 
पूजालाल, करसन दास मानेक और कृष्णलाल श्रीधराणी । 

नई पीढी के कवियों मे निम्त कवियों का उल्लेख करना आवश्यक 
: है राजेन्र शाह, निरजन भगत, बालमुकुन्द दवे, वेणीभाई पुरोहित और 
उद्दतस्‌ । राजेन्द्र अपनी प्रतिमाझ्रो की समृद्धता श्रौर दृष्टि की स्पष्टता 
के लिए, निर|्जन भ्रपती लय की प्रसाधारण भावना और वस्तु तथा 
शैली के प्रति मकत साहसिक भुकाव के लिए, बालमुकुन्द भ्रपनी मधुरता 
के लिए, वेणीभाई सगीतमय प्रवाह के लिए, और उशनस्‌ अपनी चित्रो- 
पमता के लिए गुजराती कविता के नवयुग के प्रतिनिधि कवि है । संम- 
कालीन कविता पर अन्यात्य कवियो के साथ ही, मार्कड दवे, प्रजाराम, 
जयत पाठक, पिनाकिन ठाकोर और प्रियकान्त मणियार की भी छाप 
पडी है । 

भ्राज का तरुण गूजराती कवि, ऐसा कोई विषय न पाकर कि जिसमे 
वह भ्रपना पूरा हादिक उत्साह छगगा सके, फिर प्रेम और प्रकृति के पुराने 
विषयो की भोर मुड गया है। उसका प्रेम योवन से भरा है, भ्रत बहुत 
उत्कट, मधुर और ताजा है। इस प्रेम को किसी प्रकार का दुख, 


१३४ झ्राज का भारतीय ताहित्य 


परन्तु नस्द्वत घब्दों के प्रयोग मे वह कई वार लडसडाता है या अध्रे 
तथा प्रत्यवहीन भब्दों का पयोग करता है। कभी-कभी वह केवल उक्ति- 


चमत्कार दिसलाता है जौर उसकी कविता गब्दों का खिलवाड बनकर 
रह जाती है। कभी-कभी उत्तकी कविता निरी लथकारी होने के भति- 
रिन्‍्त और कुछ नहीं होती। कभी-कभी उसकी काव्यृष्टि सहता 
सम्गप्त हो जाती है, और वह अपनी पूरी परिपन्वता पर नहीं पहुँच 
पाती । कभी-कभी उसके लिए एक मुक्तक से परे जाना भी कठिन जान 
पडता है। लम्बी सुगठित कविता, जिसमें विचार, कत्पनाचित्र और 
दृष्टि भरी हुई हो, ऐसी वस्नु है जो कि साहित्य में प्रतिदिन निमित 
नही होती । इसलिए समकालीन गुजराती कविता में उतके ऋभाव पर 
हमें चिता नही करनी चाहिए। परन्तु इस वात पर ध्यान दिये विना 
नहीं रहा जा सकता कि वर्तमान कविता अधिकतर सक्षिप्त मधुर, 
सगीतमयी और प्रवाहपूर्ण होती जा रही है। भाज की कविता को 
गहराई, चौडाई श्रोर लम्बाई यह तीनो भ्ायाम भभी प्राप्त करने हें 
जहा तक दार्शनिक दृष्टि का सम्बन्ध है, इस पीढ़ी ने कोई नई जमोन 
नही दुई है । 

झ्राजकल जो कई साहित्य-विधाएँ विकसित हो रही है उनमे सबसे 
महत्त्वपूर्ण है 'नाट्य-हपक' । वाट्य-हपक न तो नाटक है, भर न केवल 
लम्बी कविता । उसमे साथंक और जीवन की रहस्पमयता से गर्ित एक 
नाटकीय स्थिति मुख्य विषय रहती है झौर पद्य-सवादों के स्प में उते 
व्यक्त किया जाता है। उमाणकर जोशी ने अपने 'ज़ाचीना' में इस विधा 
के दुछ बहुत सुन्दर नमूने दिए है । 

फिर एक दूसरी विवा है नृत्य-हपकत। गुजराती मे इसे इसी नाम 


गुजराती १३५ 


प्रभिहित किया जाता है। यह भी एक नवीनतम साहित्य-हुप है। इसमें 
कई गीतो को गद्य या भरनुष्टुप-जैसे छन्दो से जोडा जाता है। ऐसे 'बेले” 
के लिए जो विषय चुने जाते है वे अधिकतर पौराणिक, ऐतिहासिक या 
लोक-गाथा के रूप में होते हे । गीत इस तरह से रचे जाते हे कि उनमें 
विविध मानसिक वृत्तियाँ या कथानक के विकास की महत्त्वपूर्ण अ्वस्थाएँ 
व्यक्त की जाती हे। ऐसे 'बैले' की सफलता उनके अतर में निहित काव्य 
गूणो पर इतनी आश्रित नही होती जितनी कि मानवीय रूपो और सगीत 
के लय-सौन्द्य पर । श्राजकल' सास्क्ृतिक समाजो और शिक्षा-सस्थाओ्रो 
के वार्षिकोत्सवो मे नृत्य-हूपक खेलना एक साधारण फैशन बन गया है। 
उनका सीधा उद्देश्य जन-मनरजन होता है, इसी कारण उनमें से बहुत 
कम ऐसे होते है, जिनमे नृत्य या सगीत का क्लासिक रूप व्यक्त किया 
जाता हो । 

कवि-सम्मेलन! और 'मुशायरे' भी भ्रभी तक बहुत छंकरप्रिय बने 
हुए है । क्लासिक सस्क्ृत छन्दो में या मात्रा-वृत्तो मे लिखी हुई कविताएँ 
कवि-सम्मेलनों मे पढी जाती हे। उर्दू गजल की शैली में लिखी हुईं 
कविताएँ मुशायरो मे पढी जाती हे। इन सम्मेलनो से नि.सदेह जन-साधारण 
के मन में काव्य के प्रति अधिक अभिरुचि व्यापक रूप से उत्पन्न होती 
है, परन्तु इस बात में सनन्‍्देह है कि श्रोता्रों मे ऊेची कविता को 
समभने या उसका रस ग्रहण करने की शक्ति बढाने में ये सम्मेलन कहाँ 
तक सफल होते हे । चूकि इनका उद्देश्य प्रासगरिक वाह-वाह' प्राप्त 
करना ही होता है, ऐसे सम्मेलनो मे प्रस्तुत की हुई कविताएँ स्वाभाविक 
रूप से भाषा की वह सुक्ष्म भ्र्थ-छटाएँ नहीं व्यक्त कर सकती, जो कि 
उनका सही रस ग्रहण करने के लिए गहरा ध्यान और ओआवृत्ति-पठन 
चाहती है । ऐसे सम्मेलनों की कविताओं की बहुत-कुछ सफलता पढने 
की कला और शब्दों की चतुर खिलवाड में सन्निहित है। इसलिए ऐसा 
भी हो जाता है कि किसी कवि-सम्मेलन या मुशायरे में तालियो की 
गडगडाहट पाने वाली कविता जब छपकर कागज पर आझाती है तब 


१३६ आज का भारतीय साहित्य 


सुयोग्य और विदेकी पाठक के लिए वह उतनी ग्राह्म नहीं जान 
पडती । 


उपन्यास 


उपन्यास की विधा मे कोई नया विकास नही हुश्रा है। गुजराती 
साहित्य में यह शायद सबसे लोकप्रिय साहित्य-विधा है। गुजराती 
उपन्यास एक ऐसा रूप है जिसे कि इस तथ्य का उदाहरण कहा जा 
सकता है कि लोकप्रियता श्रौर गृण दोनों साथ-साथ जाते ही हो, यह 
आ्रावश्यक नहीं। पुरानी पीढी के सर्वश्री मृणी, रमणलाछ देगाई, 
भवेरचद मेघाणी, गूणवन्तराय श्राचाय, धूमकेतु भर चुनीलाल वी० घाह 
इत्यादि तथा नई पीढी के सर्वश्री पत्तालाल पटेल, दर्शक, ईश्वर 
पेटलीकर, चुनीलाल मडिया, सोपान, पिताम्बर पटेल भौर सारग वारोट 
इत्यादि गुजराती मे कई गणनीय उपन्यासकार है। उनमे से सव काफी 
लोकप्रिय भी है भौर कुछ छेखको की रचनाएँ बहुत भ्धिक विकी भी 
है। फिर भी विद्व-साहित्य के मापदण्ड को यदि छोड दिया जाय, तो 
उच्चकोटि के उपन्यास गुजराती साहित्य में बहुत ही कम है । रमणलाल 
देसाई और भवेरचद मेघाणी भव नही रहे। मुशी किशोरावस्था से 
ऊपर नहीं उठ पाए। पन्‍नालाल पटेल भर 'दर्णक' (मनुभाई पचोली ) 
ऐसे दो छेखक है जिनकी गुजराती उपन्यास को महत्त्वपूर्ण देन है । 
पन्‍नालाल ने गूजराती गाँव को अ्रपनी पृर्णता में व्यक्त किया है । 
वे भ्रपने गाँव को उसके अन्तरतम तक जानते हे, वहाँ की सरल महानता 
लिये उनका प्रेम, राग भौर द्वेष, महत्ता भर क्षुद्रता, हादिकता और 
निर्ममता, सचाई भौर छल-वल सब मिलकर एक अपनी ही भ्रलग दुनिया 
है, जिसमे कि करुणा भौर तीखापन भरा हुआ है। उनके दो उपन्यास 
भक्के्ा जीव'* (जीवी) और 'मानवीनी भवाइ” (मानवीयो का नाटक) 
गुजराती साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यास है; ये जल्दी भुजायें नही जा 


* इसका हिन्दी अनुवाद भ्रकादिमी की ओर से शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है | 


गुजराती १२७ 


सकेगे। परन्तु यही लेखक जब शहर की जिन्दगी के बारे मे लिखता है 
तो वहाँ वह भ्रजनबी जान पडता है। 

'दर्शंक' दूसरे महत्त्वपूर्ण उपन्यासकार हे। वे बडे विद्वान और सुसस्कृत 
व्यक्ति है । वे एक विचारक और सुन्दर कहानी-लेखक भी हे । उनका 
अपना जीवन-दर्शन है, जिसे कि वे अपने उपन्यासो के माध्यम से व्यक्त 
करना चाहते हे और इसी दर्शन के कारण उनके उपन्यास एक विशेष 
अर्थ रखते हे । ईश्वर पेटलीकर के गुजरात के चरोतर जिले के पाटी- 
दारो के उत्तम चित्र विशेष उल्लेखनीय हे । 

ऐतिहासिक उपन्यासो में भ्रभी भी यह वृत्ति है कि प्राचीन की भ्रति- 
रजना करो और गौरव-गान गाओ । ब्रिटिश राजसत्ता के दिनो में कदा- 
चित हमारी स्वतत्रता के सघर्ष का यह आवश्यक भाग रहा हो, जिससे कि 
जनता मे स्वाभिमान की भावना पुतः जाग सके | इस कारण यह वृत्ति 
बढी कि हमारे अतीत काल का भ्रच्छा भ्ौर प्रशसनीय अ्रश ही कलात्मक 
रूप से व्यक्त किया जाय । भूतकाल को सामान्यत देवी रूप दिया गया 
और भवेरचन्द मेघाणी-जैसे लेखको द्वारा हमारी सस्कृति का भव्यतम 
और सर्वोत्तम युग यह भूतकाल माना गया । कभी-कभी यह भी हुआ 
कि हमे वह प्रेरणा दे सके, इसलिए समकालीन समस्या और सामाजिक 
राजनीतिक परिस्थितियो का प्रतिबिम्ब उनकी भूतकालीन घटनाओं में 
खोजा गया और उसपर मुशी-जैसे लेखकों ने लिखा । धूमकेतु-जसे लेखक 
अपने उत्साह मे कभी-कभी अपने लक्ष्य से ऊपर पहुच गए और प्राचीन 
काल की कुछ घटनाओं या वृत्तियो को, जो कि अच्छी नहीं भी थी, 
प्रशसनीय मानने लगे, और वैसे ही उनका चित्रण करने लगे | बहुत कम 
लेखको ने भ्रपने प्राचीन का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष चित्रण किया है । 
वस्तुत प्राचीन जीवन-पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसमे से श्राज की 
जीवन-पद्धति विकसित हुई है । इस दृष्टिकोण से किसी ने नहीं लिखा । 

ऐतिहासिक सामग्री और साक्ष्य न केवल अ्रदलते-बदलते रहते हे 
बल्कि बहुत-कुछ इसपर भी निर्भर है कि हम उसका व्या अथ लेते हे । 


१३८ आज का भारतीय साहित्य 


एक सिवका, एक पत्थर, किसी जी्ण पाण्डलिपि का एक ग्रश, कभी 
ऐसी ही छोटी चीज हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदलने के लिए काफी 
होती है भर इस कारण इतिहास के सम्बन्ध में हमारा निर्णय कभी-कभी 
अन्तिम नहीं हो सकता। परन्तु ऐसा होने पर भी यह निरिचत है कि 
प्राचीन का अपना एक अचूक रूप है, भौर व्यक्ति की तरह से राष्ट्र भी 
अपने पुराने जीवन का फोटोग्राफ देखना पसन्द करते हे । यह भी सम्भव 
है कि फोटोग्राफो में वह उतना सुन्दर न दिखाई दे, जैसा कि वह चाहता 
हो, यह भी हो सकता है कि कभी-कभी वह कुरूप भी दिखाई दे । फिर 
भी आख़िर है तो वह उनका भश्रपना ही फोटोग्राफ | वे इस बात की याद 
दिलाते हैं कि किसी समय में उनके जीवन का यह भाग भी सच था 
और वह हिस्सा उनके व्यक्तित्व से सजीब रूप से सम्बद्ध है, इसलिए 
पारिवारिक झ्लबम में उनका भी अपना एक स्थान है। 
यदि गुजराती उपन्यासकार अपने भूतकाल की ओर इस दृष्टि से 
मुडता है कि वह उसे अतिरजित करे तो वह समकालीन समाज की 
स्थिति की ओर इसलिए मुडता है कि वह उनके दोष ही दिखाये। या 
तो वह अपने प्राचीन से इतना भ्रधिक झ्राकरपित और अ्रभिभूत है कि 
उसे वर्तमान शुष्क, रसहीन और क्षुद्र लगता है या उसकी भ्रास-पास की 
दुनिया की क्षृद्रता से वह इतना ऊब गया है कि वह स्वाभाविक रूप से 
भव्यता, साहस, महत्ता और विरादता की भलक पाने के लिए प्राचीन 
की ओर मुडता है । सच कहा जाय तो वर्तमान इतना बुरा नहीं है। 
गाधीजी के १९१४ में अफ्रीका से लौटने पर गुजरात की समूची आत्मा 
में एक पूरा आमूल परिवतेन भरा गया था। ससस्‍्क्ृति और साहित्य, पैर्य 
और सहिष्णता, वीरता, त्याग झोर साहस में गूजरात ने भी श्रपना 
विनम्र योग दिया | गुजराती लेखक की समकालीन समाज के प्रति जैसी 
त्ति उसकी रचनाश्रो मे दिखाई देती है वह उसके आदरशवाद के कारण 
भ्र्थात एक अच्छे समाज के प्रति उसकी पिपासा के कारण है, उसके 
आस-पास के प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार के कारण नही । 


गृजराती १२९ 


कहानी 

गृजराती में कहानी मुश्किल से ६० साल पुरानी है। नाटक, उप- 
न्यास और मुक्त छन्द के पहले प्रयत्नो के बहुत बाद कहानी आई | फिर 
भी उसने गुजरात की भूमि में भ्रपने-आपको मजबूती से जमा लिया है, 
झौर उपन्यास को एकमात्र भ्रपवाद छोडे तो यह एक ऐसी विधा है जो 
लेखक औौर पाठक दोनो को सर्वाधिक प्रिय है । 

पुराने बडे कहानी-लेखको में इधर धूमकेतु ने उपन्यास लिखना 
आरम्भ किया है। घूमकेतु को 'तणखा' (चिगारियाँ) के पहले दो खण्डो 
मे जो कीति मिली, उसमे उनकी बाद की कहानिया शायद कुछ नया 
नही जोडती । भवेरचन्द मेघाणी और रामनारायण पाठक (द्विरेफ) अब 
हमारे साथ नही रहे । मुशी ने अब करोब-करीब कहानिया लिखना 
बन्द कर दिया है भोर यही बात धनसुखलाल महेता, उमाशकर जोशी 
(वासुकी) और सुन्दरम्‌ (त्रिशूल) के बारे में भी सही है । बचे हुए 
लेखको में गुलाबदास ब्रोकर और पन्‍नालाल पटेल प्रभी भी इस क्षेत्र 
मे हे। गुलाबदास ब्रोकर की मानवीय स्वभाव मे भ्रद्भुत पैठ है, वे बाह्यत 
सरल और साधारण जीवनानुभवों से बडी सुन्दर वस्तुए निर्मित करते 
है । पन्‍नालाल पटेल भ्रभी भी जब गाव का वर्णन करते है तो वह बहुत 
उत्तम होता है । 

उनके बाद के भ्राये हुए छेखको में जयन्ती दलाल में पैनी गहरी 
दृष्टि और तीखा व्यग है। वे भ्रभी भी भ्राशय और अभिव्यकित के क्षेत्र 
में साहसिक प्रयोग करते रहते हे । विनोदिनी नीलकठ के व्यक्ति-चित्र 
अनुपम होते हे, ईश्वर पेटलीकर की सादगी हृदयर्पर्शी है और इस दल 
के सबसे भ्रधिक लिखने वाले चुनीलाल मडिया में शब्द-चित्र का कमाल 
है, किसनसिह चावडा मे सौन्दय के प्रति भ्रदम्य भ्राकषंण है : ये नाम इस 
क्षेत्र में विशेष रूप से लिये जा सकते हे । 

उदीयमान लेखको मे केतन मुन्शी का नाम अ्रवश्य लिया जाना 
चाहिए, जिनकी भ्रभी १९५६ मे भ्रकाल मृत्य हो गई। इसके भ्रतिरिक्त 


१४० आज का भारतीय साहित्य 


और जो तीन नाम उल्लेखनीय हे, वे है. वेणीभाई पुरोहित रमणलाल 
पाठक और शिवकुमार जोशी के । 

छोटी कहानी की टेकनीक का भ्रनुकरण करते हुए गुजराती में 
पिछले कुछ वर्षो मे सत्यकथा भी प्रचलित हो गई । यह यथार्थ जीवन 
की नाटकीयता को बडे कलात्मक रूप से व्यक्त करती है। इस तरह की 
सत्यकथाए भवेरचन्द मेघाणी, किसतर्सिह चावडा, गूलाबदास ब्रोकर 
और जी० वी० मावलकर आदि लेखको ने लिखी है । यह सिर्फ सन- 
सनी पैदा करने के लिए नही अपितु मनृष्य के स्वभाव के क याणकारी 
श्ौर उच्चतर पक्ष को व्यक्त करने के लिए लिखी गई है । 

गुजरात के सर्वे्ाधारण लेखको को जो विषय सबसे अधिक प्रिय है, 
वह है--सामाजिक बुराइया । गरीबी, भशिक्षा, अ्सूया और यौन आचार 
भादि कुछ ऐसे विषय है जो कि नवीन लेखकों को बहुत प्रिय है । कभी- 
कभी यह भी होता है कि कोई यात्रा, साहस, शिकार या स्वेत्ताधारण 
देनिक जीवन से भिन्‍न विषयो की कहानी भी पढने को मिल जाती है। 
पर ऐसी कहानियाँ बहुत ही थोडी है । १९४२ का झ्रान्दोलन, वगाल 
का मनृष्य-निरमित अकाल, स्वतन्त्रता, देश का विभाजन और शरणार्थियों 
की भयानक ट्रेजेडी, पहली पंचवर्षीय योजना, समूचे राष्ट्र का पुनरनिर्माण, 
पुनर्जीवन के लिए साहसपूर्ण प्रयत्न, घर की बडी-बडी घटनाएँ, विदेश में 
दूसरा महायुद्ध और उसके परिणाम इत्यादि घटनाओं का गुजराती के 
प्रतिभाशाली लेखको की कल्पना पर कोई महान प्रभाव अभी पडना शेष 
है। सम्भव है कि ये धटनाए किसी सुप्त प्रतिभा को झकभोर दे । 

भारत के सबसे अधिक व्यवसाय-साहुसिक लोगो में गुजराती है । 
बहुत प्रचीन काल से वे' दूर-दूर तक दुनिया के कोने-कोने में फैले हुए है, 
बस्ती के लिए खतरनाक जगहो मे गहरे जाकर बसने वालो में पहले 
लोग ये हे। मुख्यत व्यापारी होने के कारण-- और उनके व्यापार को 
कोई साम्राज्यवादी सरक्षण नहीं मिला--मानवीय सम्बन्धों के वे भ्रच्छे 
जानकार हे और कैसी भी परिस्थिति हो अपने-आपको उसमे बडी खूबी 


$ 


गुजराती १४१ 


से निभा लेते हे । उनमे घुल-मिल जाने की बडी शक्ति है । फिर भी 
उनमे से बहुत थोडे लोगो ने गुजरात के बाहर के व्यक्तियों के बारे में 
बहुत कम कहानियाँ लिखी है । में यहाँ इस बहस मे नहीं पडना चाहता 
कि यह भच्छा है या बुरा, भर न में यह कहता हूँ कि यह गूजरात का 
ही विशेष स्वभाव है। में तो केवल यह नोट करना चाहता हूँ कि श्राज 
की स्थिति जो है, वह ऐसी है । इसपर कोई टिप्पणी में नही देना 
चाहता । 


ताटक 

उपत्यास झौर कहानी की तरह आधुनिक नाटक का उद्भव और 
विकास भी ब्लिटिश प्रभाव के कारण हुआ्ना । गुजराती नाटक भ्रारम्भ से 
ही भ्रग्रेजी और सस्क्ृत-ताठकों के विशेष गृणों का मिश्रण थे। सस्क्ृत- 
नाटकों से कही अधिक भ्रग्नेजी नाटक का, विशेषतया शेक्सपीयर का, 
प्रभाव गुजराती नाठकों पर दिखाई देता है। 

आरम्भ में कुछ वर्षो तक प्रमुख साहित्यिक रगमच के लिए ताटक 
लिखते थे । बाद में बहुत भर्से तक साहित्यिक नाटक और अभिनय योग्य 
नाटक के बीच मे पूरा विच्छेद पैदा हो गया। महत्त्वपूर्ण विख्यात 
साहित्यिको का रगमच की झोर ध्यान नहीं था, और रगमच के लिए 
लिखने वाले पेशेवर नाटककारो को साहित्य से प्रेम नहीं था। प्रख्यात 
पेशेवर कलाकारों द्वारा २५ वर्षों के बीच में कठिनाई से एक-दो ही 
प्ताहित्यिक नाटक मच पर खेले गए । परन्तु यह दोनो पक्षों के भुकने 
झौर मिलने का सवाल था। साहित्य और रगमच दोनो ही एक-दूसरे 
से बिलकुल कटे हुए दो भुवो की तरह बने रहे । 

समय बहुत जल्दी बदलता गया और सिनेमा तथा भ्रन्य मनो रजन 
के साधनों का आक्रमण होने के बाद पेशेवर रगमच अपनी जान बचाने 
के लिए इत बदलती हुई परिस्थितियों के भ्रनुसार बदलता गया। सम- 
कालीन विषयो पर नाटक लिखे गए। स्त्रियों से स्त्री-पात्रों का श्रभिनय 


ध्् 


कण 
िलनलनमहनपक-मल्का-नकफ पक. 


बदन 


4ब्के 
९5-७ 





| 80 
है 


ब्त् 











है ] 
१० हु 
5, 
तर ट 
॥ एछि /# 
एछ मि ४ 
् फ्र 
॥./._ 4 
हि जरा (5 
प एज 
6 | "पट 
[2 पट 
पक मा] 
१7 (ि 5: 
7 | 
(८ 
् 2, #9 
है. [6 
गा न 
[५ ; टि 
प्रा फः 
कि 2. 7 
0 ि 
गत कि हच 
४ 7 ६, 
ईव्म- 
४ 6 पीए 
9५%) |: | 
यू [:/ 5 
।च्क, ) भय हा ॥8 
ट् ब।ंठ की, 


बट [रा 
| र्ग 
नग्न नि 
ँ 
रा है 
४ रा 
।ए 
्ि 
(ता 
रण जा 
ए थे 
5५ | 
हि हि 
(कह 
((। 
१४ 
( ध 
# )2 
टडि 
>ए्मि 
( 
#॥9 407 
ए बंड 
& ए, 
छा ड़ 
ली 
9 7 
एए 6 
द्रि 











में अव्यावत्ायिक रगमच का शन्दोलन 


दोच 


इसी 





नि 
दि 8९ 7 
2 49 
# [५ (८ 
5, ।६- है। 
ढ़ (5420७ 
कि पट्धि 40 
१४ 
(६ ८५ ० 
धर एए & 
७ ॥/2 [-/ 
४ ८४ 
४ धृ+ पि 
नि ि | 
नह । 
(4 छट प्ण 
है ५ आकर 
न (42 फ् 
| # 
“पडा ा 
ए एए 
लि ऐ। 
9 ० 
छः । के 
४ क्षति 
छः कनान्‍क, 
जि | २ 
क़् श्छ् 


गज अेय 


का ए।चन 





ने 


हक. 


दामन >्मभ 


तथा बगाला चाटका 


के ६४० 


त 


भ्रेद्ी 


भर 


मौरतष 


दाद 
च्द्‌ 


लगे। अनच 


च्ट 


प्रिय हुए तथा इस प्रकार से अव्यावसायिक रगनच विकत्तित होता 


बट शशि 
9 
4 १५ 

फ्ि 
प्र तंज 
ः ः 
झा ७ 
2 
' फँ 
रा बी 
8० ति 
7 एि 
ए है । जा 
औ। 
। इियज्ककरकी. 
रस आए 
जि ऑटि 
का है 
जफ्ि 
0" कट 
(4 ॥. 
है. ० 
& 8 
40. 0 
पल 


है. 46 
९ ॥6 फए 
हद, 
ब्त (थे 
# |! 
न र्पि (6 
ए र्प्‌ 
(३ | 
कह 
ब्बर ्चा 
जाए दे ७ 
# 
7 (प्र ॥7 
9 की 2 
| #२ जज 
व्‌ # 
७ 
कि 
५ “५ 
प्र पफ्रि 
दर ले पड 
ि न: (० 
2 62 बैठ 
0 के 
गा पट 


पैड, 


(३ 
(7 प्‌ 
5 कफ 


का पट 
५ | त 
प्र 
>>. 5 ए' 
स्‍् हल | 
. एर 
| ] कि 
कि ॥#. थैए 
ही 
छः 6 
किक, ॥ बाय 
मि कि वथेए 
/" प्र 
न ॥१८ 
हरि (5, 2 
४ हर छा + 
। थी 4 
एि गे धफ्रा 
१ 
है । प्र रि 
[4 
पं ्ि 
बी९ रा 
नि ए्ि याए 
४ 6० व 
पट 
थैंद्ध फ्ि 4 
छा. 9७७ 
5 जि ए 
(टरट्ि हि 
ए 9० 


गुजराती १४३ 


रुपान्तर पर अ्रधिक निर्भर रहती हे। मूलत गुजराती मे लिखे हुए 
उच्चकोटि के नाटको का प्राय श्रभाव है और जो अनुवाद तथा रूपान्तर 
भी होते हे वे साहित्य कौ श्रेष्ठ रचनाझ्रो के नही होते । गुजरात मे 
श्रव्यावसायिक रगमच की प्रतिभा और साधन-सम्पन्नता देखते हुए उन्हे 
भ्रधिक भ्रच्छे नाटक मिलने चाहिए। 

साहित्यिक नाटको मे, भ्रब लम्बे नाठक का लिखना प्राय समाप्त हो 
गया है। १९१४ मे प्रकाशित 'राईनी पर्वत' (राई का पर्वत) नामक 
नाटक के बाद सचमुच ऊँचे साहित्यिक गुणो का एक भी नाटक गुजरात 
ने पैदा नहीं किया। गीति-नाट्य, जिसे कि नानालाल ने शुरू किया, 
गुजरात की जमीन में नहीं पनप सका। पद्च मे भी नाटक लिखने के कुछ 
भ्रच्छे प्रयत्न भ्रवर्य हुए, लेकिन गुजरात में नाट्य-साहित्य का सबसे 
समृद्ध अश है--एकाकी । बटदुभाई उमरवाडिया, यशवत पण्ड्या भौर 
प्राणजीवन पाठक ने सबसे पहले गृजराती साहित्य में जब एकाकी लिखना 
शुरू किया, तब से अब तक इस विशिष्ट विधा ने बडी मांत्रा मे सफलता 
: प्राप्त की है। रूप-शिल्प और विषय-वस्तु मे एकाकी भ्रब बहुत समृद्ध 
विविधता प्रेषित करता है। उमाशकर जोशी ने 'सापना भारा' नामक 
एकाकी में सभूचे गृजराती गाँव को उसकी छाया झौर प्रकाश के साथ 
व्यक्त किया है और नारी के जीवन की शोकान्तिका दिखलाई है। भ्राज 
की सभ्यता, ढोगीपन भौर कुरूपता को उन्होने भ्रपनी 'शहीद अने बीजाँ 
नाटक' (शहीद और अन्य नाटक) पुस्तक में व्यक्त किया है। गुलाबदास 
ब्रोकर ने मनोविइलेषणात्मक ढंग से मानव-मन की रहस्यात्मकता को 
खोलकर दिखाया है। जयन्ती दलाल ने विशिष्ट व्यगमयी शैली मे सम- 
कालीन सामाजिक, राजनैतिक खोखलेपन को व्यक्त किया है। चुनीलाल 
मडिया ने भाषा पर सशक्त अधिकार करने के साथ-साथ कभी पाठकों 
को रोमान्स के क्षेत्र में और कभी नग्न यथार्थवाद के क्षेत्र में ले जाने 
का काम किया है। इस प्रकार से गुजराती के एकाकी नाटकों मे हास्य 
और करुणा के सभी रूप पूरी तरह अभिव्यक्त हुए हे । 


कई आज का भारतीय साहित्य 


आत्मकथा भर जीवनी 

स्वतत्नता के बाद के गुजराती साहित्य में प्रात्तकथा का रूप बहुत 
विकसित हुआ । इस भाषा के सभी ज्येष्ठ छेखको--जैसे भुश्गी, रमण 
लाल देसाई, धूमकेतु, धतसुखलाल महेता--ते भ्रात्मकथाएँ लिखी है। 
चन्द्रवदन महेता भौर चापज्ञी उदेश्ी ने भी भपने बारे मे बहुत वित्तार 
से बतलाया है। यह सब प्रात्मकथाएँ बडी मनोरजक है। उतमे से कुछ 
उनकी विषय-वस्तु के कारण भौर कुछ उनकी भ्रभिव्यजना-पद्धति के 
कारण विशिष्ट हे । परन्तु तीन बहुत ही अच्छी झात्मकथाएँ हे । नाना- 
भाई के 'घड़तर भने चणतर' मर्मस्पशिता, सादगी, स्पष्टबादिता और 
प्रामाणिकता से भरा उत्तम ग्रथ है। इन्दुलाल' याज्ञिक की आ्रात्मकथाएँ 
यत्पि साहित्यिक शैली का आदर्श नहीं हे, फिर भी १८९२ से १९११ 
के गुजरात का सूक्ष्म चित्र उपस्थित करती हे। इन्दुलाल स्वयं इस काल 
की सभी हलचलो से सम्पूवत थे, इस कारण ऐसी पुस्तक लिखने का 
उन्हे समुचित भ्रधिकार है| उनके कुछ व्यक्तिगत सस्मरण, विशेषतया 
श्रपनी पत्नी के विषय मे, उनकी श्रेष्ठ श्रात्मविश्ेषण-शैली के उत्तम 
उदाहरण है । इसकी तुलना गॉधीजी के 'सत्य के प्रयोग' के कुछ स्थलों 
ते की जा सकती है! पर इतर तीनो में सर्वश्रेष्ठ है प्रभुदास गाँधी की 
'जीवननु परोढ' । यह भी केवल विस्तार से लेखक के जन्म और विकास 
की कहानी है, परन्तु यह पाठक को फिनिक्स आश्रम के उत्त दिनो में के 
जाती है, जब गाँधीजी ने सत्य भर भ्रहिसा के प्रयोग शुरू किये थे, 
जिनके कारण वे इतने महान बने । यह पुस्तक एक और दृष्टि से 
भी महत्त्वपूर्ण है कि इसमे बच्चे के मत का विकास और उसमे जो 
विक्ृतियाँ प्रवेश करती है उनका भी सुक्ष्म चित्रण हुआ है। लेखक ने 
श्रपने बारे मे जोी-कुछ भी लिखा है, वह बहुत ही विनम्रता से लिखा है। 
प्रकृति के सशक्त भौर चित्रोपम' वर्णन तथा मनुष्य स्वभाव का बहुत 
गहरा प्रध्ययत इस पुस्तक में दिखाई देती है। यह इतनी अच्छी तरह 


लिखी गई है कि इसे किसी भी प्रतिभाशाली ढेखक की श्रेष्ठ कृति के 
| झ्रा-९ 


गुजराती १४५ 


समकक्ष रखा जा सकता है। 

जीवनी-साहित्य भी भ्रव गुजराती में विकसित होते लगा है। गाँधी 
जी की जीवनी पर बहुत-सी पुस्तक लिखी गई हे । नरहरि परीख की 
सरदार वल्लभभाई, कान्तीलाल शाह की 'ठवकर बापा', और बबलभाई 
महेता की 'रविद्वकर महाराज' आदि पुस्तके विशेष उल्लेखनीय हे । 

समकालीन साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण भाग डायरियाँ भी हे । 
नरासहराव दिवेटिया की डायरी उस जीवन की कुछ भलक हमे देती है 
जो कि एक दृष्टि से घटनाहीन होते हुए भी दूसरी दृष्टि से निर्मम 
नियति के आराधातो की निरन्तरता के विरुद्ध वीरतापूर्ण प्रतिकार व्यक्त 
करता था। मनुबेन गाँधी ने भ्रपनी डायरी लिखी है, जो कि झ्रागा खाँ 
महल और नोग्राखाली मे गांधी जी के प्रतिदिन के कार्यक्रम का लेखा 
देती है। डायरी-विषयक इन सब पुस्तकों मे 'महादेव भाईनी डायरी* 
गूजराती में सबसे प्रसिद्ध है। यह पाँच खण्डो मे है भर एक भव्य 
पुस्तक है, क्योकि इसमे एक साथ तीन व्यक्तित्वों का सजीव चित्रण 
है। गॉधी जी का साक्षात्कारी व्यक्तित्व, सरदार पटेल का निष्ठापूर्ण 
बेपरवाह भौर हसोड व्यक्तित्व तथा स्वयं लेखक का मिष्टभाषी, विनम्र 
भ्रोर भ्रत्यन्त सुसस्क्ृत व्यक्तित्व । 


निबन्ध और पत्रकारिता 
गुजरात के रचनात्मक साहित्य में आत्म-निबन्ध सबसे कमजोर भ्रग 
है। काका कालेलकर और भ्रन्य कुछ लेखको के बाद यह साहित्य-रूप 
प्राय उपेक्षित रहा है। वर्तमान पीढी ने एक भी ऐसा लेखक निर्मित 
नही किया, जिसने कि उच्च कोटि के व्यक्तिगत निबन्ध लिखे हो । 
हास्यरसात्मक निबधों के बारे मे यह बात सच नही है। यह सच 
है कि गुजरात में हास्य रस के बहुत भ्रधिक लेखक नही है, पर जो भी 


* खतत्रता के पश्चात्‌ गुजराती साहित्य में सर्वश्रेष्ठ म्न्थ के नाते १९५३ में 
साहित्य अकादेमी ने श्से पुरस्कृत किया | 


१४६ आज का भारतीय साहित्य 


थोड़े-बहुत हे, उनमे काफी ऊची प्रतिभा है। पुराने लेखको मे ज्योतीद्ध 
दबे का नाम लिया जा सकता है भौर अपेक्षया नवीन छेखको मे बकुल 
त्रिपाठी भौर नवनीत सेवक विशेष उल्लेखनीय हे । इधर ज्योतीन्द् दवे 
अ्रपने को दोहरा रहे हे भोर बिखर रहे हे, फिर भी वे निरिचत रुप से - 
गुजराती में भ्रन तक के हास्य-रस-लछेखको मे श्रेष्ठ हे। वे सौम्य, 
सहिष्णु, बहुमुखी प्रतिभा वाले और किसी प्रकार का दुराग्रह न रखने 
वाले लेखक है । हास्य, व्यग्य और विच्छित्ति (विट) के लिए उनकी 
विशेष पैनी दृष्टि है। वे सबसे निचले से सबसे ऊँचे ढग के हास्य के स्तर 
पर लिख सकते हे । बकुल त्रिपाठी के हास्य में ताजगी भौर किसी वस्तु 
या स्थिति को गलत दृष्टिकोण से देखने से पैदा होने वाली विचित्रता है । 
नवनीत की 'सप्ततत्रनी वातो” नामक पुस्तक एक उत्तम व्यग्य रचना 
है, जो कि समकालीन समाज-स्थिति पर एक भ्रघ॑-गम्भीर व्यग्य है। 

गूजराती में पत्रकारिता भी साहित्य को भ्रप्रत्यक्ष रूप से बडी मूल्य- 
वान सहायता दे रही है। प्राय उत्तरदायी दैनिक और साप्ताहिक बडे 
अरसे से साहित्यिक वाद-विवाद और साहित्य-समालोचना के लिए नियमित 
पृष्ठ देते रहे हे । इच नियमित भ्रकाशनों से पाठको मे साहित्य के प्रति 
उत्साह जागा है। मासिक पत्रिकाझो और त्रमात्तिको ने भी बडी सेवा 
की है। उनकी भ्रपनी-पपनी स्वतत्र नीतियाँ हे। आज की पत्रिकाग्रो 
में 'सस्कृति' सबसे अधिक सास्कृतिक और साहित्यिक पत्रिका है। 
'कुमार' केवल मासिक पत्रिका ही नहीं, एक शैक्षणिक संस्था भी है। 
गत ३० वर्षों से पाठको की एक पीढी के मन और चरित्र को उसने 
आ्राकार दिया है। 'प्रखण्ड प्रानन्‍द' का भी उल्लेख उचित रूप से किया 
जा सकता है, क्योकि दस वर्ष पूर्व उसका जो प्रसार था, उसकी भ्रपेक्षा 
श्रब उसके पाठकों की सख्या बहुत भ्रधिक बढ़ गई है। साथ ही एक 
दैनिक 'जन्मभूमि” का भी उल्लेख करना चाहिए, जिसमे कि विवेकपूर्ण 
और गभीर नीति के कारण गुजरात की भाज की राजनैतिक चेतना और 
समभदारी विकसित हुई है। 


गुजराती १४७ 


प्रमुख गुजराती पत्रिकाओं का एक विशेष अग है, व्यग-कविता । 
१९४२ के 'भारत छोडो' से यह विधा शुरू हुईं। जब पत्र-पत्रिकाओं 
और व्याख्यानो पर कई तरह के प्रतिबन्ध थे, तब सरकार की नीतियो 
की श्रालोचना असम्भव थी । ऐसे समय में हास्य और व्यग के सहारे 
उस नीति का हास्यास्पद रूप भ्रच्छी तरह व्यक्त किया जाता था। 
करसनदास माणेक ने गृजरात मे यह प्रयोग पहली बार किया भौर 
मध्ययुग के भ्राख्यान नामक पद्-प्रकार को वे इस काम में लाये। यह 
कुछ हास्यपूर्ण और कुछ वीरतापूर्ण कविता होती है, जिसमें खूब व्यग 
और परिहास भरा रहता है। 'वेशम्पायननी वाणी' मे बडी सफलतापूर्वक 
श्रौर सच्ची पत्रकारिता के ढंग से उन्होने ब्रिटिश सरकार भ्रौर उसके 
उस समय के समर्थकों के ढोगो, विसंगतियों भर क्षुद्रताग्नों का पर्दाफाश 
किया । इस काल में भाणेक के कई प्रनुयायी हो गए हे। आज भी 
जन्मभूमि', 'गुजरात समाचार, सन्देश” भौर 'लोकसत्ता' इत्यादि दैनिक 
पत्रो के स्तम्भो में ऐसी व्यग रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती 
रहती है । 


पारसी लेखक 

गुजराती छेखको के श्रतिरिक्त साहित्यिक क्षेत्र मे पारसियों ने भी 
अपना विशेष योगदान दिया है। कुछ पारसियो ने साहित्यिक गुजराती 
कविता श्रौर कहानियाँ लिखी तथा उन्हे उन गुणों के कारण गुजराती 
लेखक माना गया । दूसरे छेखकों ने भ्रलग रहना पसन्द किया | उन्होने 
भाषा की शुद्धता या उसके बामुहावरा होने की ओर इतना ध्यान नही 
दिया । उनके श्रपने विशेष पाठक है। फिर भी उनकी भाषा गुजराती 
ही है भौर गुजराती-मे ही वे कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, कविताएँ, 
निबन्ध और सम्पादकीय लेख लिखते रहे हे, जिसके कारण वे पाठकों 
के प्रेम भौर प्रशसा के पात्र हुए है । 


१४८ आज का भारतीय साहित्य 


लेखिकाएँ 

समकालीन गुजराती साहित्य को जिन स्त्रियो ने भी रुचिकर 
योगदान दिया है उनमे से विनोदिनी नीलकठ का उल्लेख पहले हो चुका 
है। उनके अतिरिक्त लाभुबेन महेता, कुन्दनिका कापडिया, धीरुवेन 
पटेल और गीता परीख (कुमारी कापडिया) आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हे । 


अनुवाद 

समकालीन गुजराती साहित्य का बहुत बडा भाग अनुवाद और 
रूपान्तर है। विदेशी लेखको में शेक्सपीयर, इब्सन, टाल्सटाय, विक्टर 
ह्यूगो, मोपासाँ, चेख॒व, गो्की, इमसंन, प्लेटो, शॉ भौर भारतीय लेखको 
में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बकिमचन्र, शरत्‌ चर्ट्जी, प्रेमचन्द, खॉडेकर, 
साने गूरुजी, आत्रे तथा कई भ्न्य लेखक अनुवादो द्वारा गुजराती पाठको 
को परिचित कराये गए हे । 

टालस्टाय के सब महत्त्वपूर्ण ग्रथ गृजराती में अनूदित हुए है, कई वर्ष 
पूर्व विश्वनाथ भट्ट ने इनका अनुवाद किया था। इधर जयन्तीदलाल ने 
युद्ध भौर शान्ति' का बहुत बडा भ्रनुवाद प्रस्तुत किया है। टालस्टाय 
को छोडकर झौर कोई दूसरा विश्व-प्रसिद्ध लेखक पूरी तरह भर अच्छी 
तरह गुजराती में अनूदित नही हुआ । होमर, वरजिल, दाते, मिल्टत, गेटे 
और यूनान के क्लासिकल नाटकों का अनुवाद होना अभी भी बाकी है। 

मुृख्यत उपन्यास और कहानियाँ ही दूसरे साहित्यो से भ्रब तक 
अनूदित होती रही हे । इसका भ्र्थ यह है कि व्यावसायिकता ही इन 
भ्नुवादो के पीछे प्रेरणा रही है, विशुद्ध साहित्य-प्रेम नही । 


ज्ञान-विज्ञान का साहित्य 
प्रतिभायुक्त रचनात्मक साहित्य से हम भ्रपता ध्यात जब ज्ञान- 
विज्ञान के साहित्य की ओर मोडते हे तो गुजरात में कुछ महत्त्वपूर्ण 


गूजराती १४९ 


आन्दोलन दिखाई देते हे । गुजरात विद्यासभा, भ्रहमदाबाद, महाराजा 
सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा; चुनीलाल गाँधी रिसर्च इस्टीच्यूट, 
सूरत, भारतीय विद्या भवन, तथा फाबंस गृजराती सभा, बम्बई श्रादि 
सस्थाओ ने प्राचीन पुस्तकों के भ्रधिकृत पाठ प्रकाशित किये हें। 
गुजराती भाषा-शास्त्र भौर इतिहास के अध्ययन में इन ग्रथो से बडी 
उपयोगी सहायता मिली है। सुन्दरम्‌ की 'भ्र्वाचीन कविता, जो कुछ 
वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी भ्ौर रामतारायण पाठक का 'बृहत्‌ पिगल 
ऐसे ग्रथ हे, जिनके पीछे बडा परिश्रम, गहरा अ्रध्ययन, परिपक्व दृष्टि 
और स्वतत्र विचार दिखाई देते है । ये ग्रथ किसी भी भाषा के साहित्य 
के लिए गौरवपूर्ण कहे जायेंगे। 

साहित्यालोचन के क्षेत्र मे विष्णुप्रसाद त्रिवेदी, दोलाराय मनकाड, 
जे० ई० सजाना, विश्वनाथ भट्ट, विजयराय वेद्या और भ्रनतराय रावल, 
दाशंनिक चिंतन के क्षेत्र मे स्वर्गीय किशोरीलाल मशरूवाला के कार्य के 
अतिरिक्त पडित सुखलालजी , ऐतिहासिक अनुसधान के क्षेत्र मे स्वर्गीय 
दुर्गाशकर शास्त्री के काय के भ्रतिरिक्त मुनि जिनविजय झौर हरप्रसाद 
शास्त्री, और भाषाविज्ञान एव भाषातत्त के क्षेत्र मे भोगीलाल साडेसरा, 
बेचारदास पडित, हरिंवल्लभ भायाणी और प्रबोध पडित महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर रहे है। परन्तु अधिकतर यह काम विद्वत्तापृर्ण पत्रिकाश्ो में प्रकाशित 
फुटकर छेखो के रूप मे ही है। भालोचना के सैद्धान्तिक पक्ष पर किसी 
सुयोग्य विद्वान ने एक भी ऐसी पुस्तक नही लिखी कि जिसमें इस विषय 
का पूरा विवेचन हो। सस्‍्कृत था अग्रेजी व्याकरणों पर भ्राधारित न 
होकर इस भाषा के प्रयोगों के भ्रष्ययत पर आधारित स्वतत्र सर्वव्यापी 
व्याकरण भी अभी तक गुजराती मे नहीं लिखा गया। नरसिहराव दिवेटिया 
के दो भागो में प्रकाशित गुजराती भाषा भौर साहित्य पुस्तक के पहले 
झब तक ऐसी एक भी पुस्तक नहीं लिखी गई, जिसमे इस विषय की 


*साहित्य अ्रकादेमी ने १९४६ में गुजराती में १९५३-५० के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक 
ग्रथ के नाते इसे पुरस्कार दिया | 


१५० श्राज का भारतीय साहित्य 


की पुस्तक कई वर्ष पूर्व लिखी गई थी और अ्रव इस क्षेत्र मे वहन-सी 
नई झोधें हु पुस्तक का पुनर्लेखन आवध्यक है । गृजराती 
साहित्य का एक अधिइत विवरण था इतिहास, जैसा क्रि श्र्रेजी में 
सेंट्सवरी था लेयुई और केज़ेमिया का है, लिखा जाना चाहिए । 

वस्नुत. स्वतत्नता के वाद के युग में ही साहित्य के विकास और 
निर्माण के लिए समुचित वातावरण पैदा हुआ है । केल्‍्नीय और प्रादेशिक 
सरकारें उत्तम साहित्यिक गृणों की पहचान के चित्नूनवरूप इनाम 
या पुरस्कार देने लगी हू । प्रादंणिक विव्वविद्यालय भी स्थापित हुए हूं, 
जिसमें भाषा और साहित्य का व्यवस्वित वैज्ञानिक अव्ययन बढने लगा 
हैं। विविध भापा क्रे क्षेत्रों में--राप्ट्रीय तवा अन्तर्राप्ट्रीय--सम्पर्क 
बहने जा रहे है, गुजरात के साहिन्यिक वातावरण पर उसका प्रभाव 
दिखाई दे रहा है। आज का श्रौनत गृजराती लेखक केवल गृजराती 
और गृजराती साहित्य की भाषा में अब नहीं त्तोचता उसके सामने 
अब नए और व्यापक क्षितिज खुलते जा रहे है । 

कदाचित दुनिया के अन्य देधो में भी लेखकों की यह कठिनाई हो 
कम-से-कम आज के गजराती लेखक की तो यह एक विशेष कठिनाई 
है। कवि के गब्दो में कह तो वह मानो “दो दुनिया के वीच में भटक 
रहा है, जिसमे से एक मृत है, और दूसरी जन्म लेने के लिए अक्षम | 
लेखक का 'झ्ागामी कल' में विव्वान, आणविक और हाईड्रोजन वमो ने 
चूर-च्र कर दिया है और इस प्रकार के जीवन के अ्रन्तिम आादयों के 
प्रति उसमें अनास्वा है, इसलिए उसके सामने जो कार्य है, वह बहुत 
कठिन है। सबसे पहले तो उन अन्तिम यूल्यों में श्रद्धा जगाकर उसे 
अपने-आपको पुनर्जीवित करना है, और वाद में पूरी ताकत तथा सहजता 
से उनके वारे में गाना है, जिससे कि उस वर्ग की गूँन उन हृदयों में भी 
प्रचक ढंग से पैदा हो जो कि अभी पूरे मर नहीं चुके हे । 


गुजराती १५१ 


गुजराती पर चुने हुए सदर्भ-ग्रंथ 
माइलस्टोन्स इन गृजराती लिट्रेचर--कै० एम० भवेरी 
फर्देर माइलस्टोन्स इन गुजराती लिट्रेचर--कै० एम० भवेरी 
प्रेजेन्ट स्टेट ऑफ गुजराती लिट्रेचर--कै० एम० भवेरी 
गुजरात ऐड इद्स लिट्रेचर--के० एम० मुशी 
लिग्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इडिया--जी० ए० ग्रियसन, खड ९, भाग २, 
पृष्ठ ३२३--४७७ 


तमिल 


ति० पी० मीनाक्षिसुन्दरम्‌ पिल्ले 


पाइवेभूमि 

दक्षिण भारत में वर्तमान भद्रास राज्य और श्रीलका के उत्तरी 
तथा पूर्वी हिस्सो की प्रमुख भाषा तमित है । यह भाषा उन व्यक्तियों 
की भी है, जो ऊपर के प्रदेशों से दक्षिण और पूर्वी भ्रफ्रीका, वर्मा, 
मलाया तथा सुदूर पूर्व में चले गए हे। भाषाओं के द्राविड-समूह में 
तमिक् सबसे पुरानी भाषा है और उस समूह की अन्य महत्त्वपूर्ण भाषाएँ 
हे--तेलुगु, कन्‍नड और मलयालम । इसी परिवार की अन्य विभाषाओ 
या बोलियो में दक्षिण भारत में 'तूलू', 'कोडगु', 'टोडा' और 'कोटा', मध्य 
प्रदेश एवं उड़ीसा मे 'गोडी', 'प्रौराव', 'मालती', 'राज सहलू, 'कुई' 
और 'कोरकु' तथा सुदूर बिलोचिस्तान में 'ब्राहुई! हे। यदि कदाचित्‌ 
फादर हेरास का अनुमान सही हो, तो भाषात्रो के द्राविड़-परिवार का 
सुदुर संवध मोहनजोदारो-सम्यता से माना जा सकता है। 

विद्वानो का मत है कि तमिक का सबसे पुराना ग्रथ 'तोलकाप्पियम्‌' 
नामक व्याकरण का ग्रंथ है। परम्परा के भ्रनुसार यह ग्रंथ अगस्त्य ऋषि 
के किसी शिष्य का लिखा हुआ है। इसमे तमिक् मे उधार लिये हुए 
संस्कृत शब्दों का विचार है। संस्क्ृत-प्रथो से पता चलता है कि तमित्त- 
सस्कृत-सबंध कम-से-कम चौथी शती ईस्वी पूर्व-जितना प्राचीन रहा होगा। 


तमिल १५३ 


एक समय तमित-देश मे जैन और बौद्ध प्रभाव बहुत अधिक था। धर्म, 
व्यापार और उद्योग के कारण उत्तर और दक्षिण एक-दूसरे के परस्पर- 
हितकारी सपक में आये होगे। दो सस्कृतियों के परस्पर सहवास भर 
परस्पर-फलन का परिणाम दक्षिण में ब्राह्मी लिपि मे लिखा गया-- 
तीसरी शताब्दी ईरवी पूर्व का--तमिक्त-प्रकृत-मिश्रित भाषा में गूफा-लेख 
है। इसपर सिहली प्रभाव भी है। 

जहाँ तक तमिक साहित्य की प्राचीनता का सबध है, सगम-साहित्य 
में यवनों और रोमनो के उल्लेख, तथा भ्ररिकमेड्‌-उत्खननो से जो साक्ष्प 
प्राप्त हुए हे उनसे यह जाना जा सकता है कि सगम-साहित्य की 
निर्मिति कभी ईस्वी सन्‌ के भ्रारभ मे हुई होगी । सगम-युग के विशाल 
साहित्य मे भाव-गीतो के सग्रह, लबी कविताएँ, प्रेम भौर कीर्ति से 
प्रेरित नाटकीय स्वगत-भाषण इत्यादि हे । इनके भ्रतिरिक्त 'शिलप्पदि- 
कारम्‌' (मजीर की कथा) झौर 'मणिमेखले! (एक बौद्ध कृति) नामक 
दो श्रौर महाकाव्य थे। यह कदाचितू सगम-काल के भ्रन्‍्त मे या अगले 
युग के प्रारभ मे छिखे गए। यह भ्रगला युग नैतिक सूक्तियो का युग 
था । इसमे भ्रन्य कई कृतियों के साथ-साथ भश्रमर 'कुरछ रचा गया। 
यह युग पल्लव-काल तक चला। हिन्दुओं का धामिक जागरण, जो 
कि सगम-युग के अन्त मे भारभ हुआ, जेन भर बौद्ध-विजय की क्षणिक 
प्रतिक्रिय था । यह युग शव नायतमार और वैष्णव भ्राह्तवारों की 
रहस्यवादी गीतियो से उच्चतम सफल कृतियों तक पहुँचा | इनकी ईश्वर- 
भवित से प्रेमोन्‍्मत्त कविताभों ने भ्रपने शाब्दिक व्यजना से वही चमत्कार 
घटित किया जो कि दक्षिण के महान हिन्दू-मदिरो के स्थपतियों और शिल्प- 
कारो ने अपने स्वर्गोन्मूख 'गोपुरम्‌' से किया | तायनमारो (मुख्यतत माणि- 
बकवाचगर भर भ्रप्पर ने) और भ्राह्ववारो ने (मुख्यतः नम्मालवार भौर 
आ्रास्डाल) जनता को भक्ति-मार्गे का उपदेश दिया । इसके बाद साहित्यिक 
पुराणो के लेखक भाये, जिनमे से बहुत-से चोल-साम्राज्य के समय 
प्रसिद्ध हुए । कम्बन की रामायण इस साहित्य-विधां की सर्वश्रेष्ठ 


१५४ प्राज का भारतीय साहित्य 


उपलब्धि थी, और वह आज भी तमित्ठ के प्राचीन श्रेष्ठ ग्रथो मे सबसे 
भ्रधिक प्रशसित है | उसकी यह प्रशसा उचित ही है। 

इनके बाद दाशनिक पद्धतियों का युग आया | हमे यह नही भूलना 
चाहिए कि शकर और रामानृज, उस समय जो तमित्त-प्रदेश था, उसमे 
से आये, और वे तमित्त जानते थे। वेदान्त, शैव-सिद्धान्त और श्रीवष्णव 
मत को सूत्रवद्ध करके उन्हे सुसगत दर्शनो का रूप दिया गया । निस्सन्देह 
इनमें से बहुत-सा साहित्य सस्कृत में था, परन्तु तमिक्त में भी धीरे-धीरे 
बहुत-सा दार्शनिक साहित्य निमित हुआ । इस संदर्भ में अरुलानन्दि, 
मेइकडार, उमापति, पिल्ले लोकाचार्य, वेदान्त देशिकर ओर मनवाह् 
महामुनि का विशेष उल्लेख करना चाहिए । जबकि प्राचीन कविता 
इस भाष्य और टीका के यूग मे जीवित शक्ति की भाँति प्रचलित थी, 
मणिप्रवाल-औली (रीतिवद्ध रचता के लिए सस्कृत-तमित्र-मिश्रित 
सचेष्टा रचता) दाशंतिक विवरण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। 
इसका एक उत्तम उदाहरण वेदान्त देशिकर का 'रहस्य-त्रय-सार' है । 
आगे चलकर तमिक्र-कविता उदात्त श्र श्रसामान्य प्रासों का विशेष 
उपयोग करने लगी । ऐसा सस्क्ृत के प्रयोग के कारण हुआ । इस प्रकार 
सस्‍्कृत और तमिक्त की धाराएँ सहज गति से मिश्रित हो गई । इन 
दो भाषाओं के विवाद मे से सगोतमय कीर्तेन का उदय हुभा। 
भाधुनिक कर्नाटक-सगीत भी इन्ही धाराओं का विकास है। वाद 
के सतो की कविता मे, सार्वमत-सम्रह मिलता है । पोषिगार या छोटे 
सामन्त अश्लील कविता से आनन्द उठाते रहे | स्थलपुराण विशेष लोक- 
प्रिय हुए | दलित कुरवा, पल्ला भौर भ्रन्य पिछड़े हुए वर्गों के जीवन 
जित्रित करने वाले लोक-ताट्य में कविता, संगीत झौर अभिनय का 
अभूतपूर्व मिश्रण घटित हुआ | 


प्राधुनिक काल 
जब ईसाई मिशनरी आये, तो बच्चो भर दलितों से बोलने की 


तमिल १५५ 


उत्सुकता के कारण, बोलचाल की तमिक्ठ भाषा मे उनका रस बढा । 
कविता पुरानी पड रही थी और नीरस हो जाने से उसमे कोई लोक- 
प्रियता, लय तथा आ्राधुनिक मुहावरे पैदा नहीं हो सकते थे । उन्नीसवी 
शताब्दी ने प्रगतिशील पश्चिम का स्वप्न सामने ला दिया भौर तमिक्- 
भाषियों ने अनुवाद और रूपान्तर किया। आधुनिक विचार वाले ग्रथो 
की पश्चिम की तकल पर पत्र-पत्रिकाएँ तथा शिक्षा-सस्थाएँ स्थापित की 
गई और वही साहित्यिक धारा शुरू हो गई। शासन के क्षेत्र में जहाँ 
जहाँ तमिक थी, उस स्थान पर अग्रेजी आ गई। बीसवी शताब्दी से 
स्वतत्रता का युग शुरू होता है भर जनसाधारण का महत्त्व सूरत में 
हुए काग्रेस के उस भ्रधिवेशन से शुरू होता था, जिसमे सुब्रह्मण्य 
भारती गये थे। 

आधुनिक तमित्न-साहित्य तमित्लनाडु के भ्राधुनिक जीवन से भ्रपना 
रग और स्वर लेता है। यह साहित्य समाज के आ्राद्शों को भी प्रेरित 
करता है । २०वीं सदी एशिया के जागरण की सदी है । राष्ट्रीय 
स्वतत्नता का आन्दोलन और पुनर्जीवन इसकी विशेष घटनाएँ है। भ्राधुनिक 
तमित्न-साहित्य की सर्वोत्तम कृतियाँ राष्ट्रीय गीत है | तमिक्र-साहित्य के 
मूल स्वर से मेल रखकर यह राष्ट्रीय गीत धामिक उत्साह से भरे हे । 
एक श्रोर उनमे रहस्यवाद-जैसी गहराई मिलती है तो दूसरी झोर विहव- 
व्यापकता की ऊँचाई। उनमे विश्युद्ध प्रेम और दया भरी हुई है। कोई भी 
व्यक्तिगत ईर्ष्या या ्वेष उनमें नहीं है। इन गीतो में इतना विस्तार है 
कि वे सुहर क्षितिज को छूते हुए जान पडते हे । इसका तातये यह 
कदापि नही कि उनमे कभी तिरस्कार या कड॒वाहट ही नही थी । उनमें 
सदा साम्राज्यवादियों के प्रति घृणा व्यक्त की गई है। विद्रोही शक्ति 
पहले तो रक्त और प्रतिशोध के लिए चिल्लाने वाली तलवारो के धर्म 
की तरह शुरू हुई--शक्ति की वेदी पर वह वलि मॉगती थी--यह शक्ति 
भारत माता थी । नरमदलीय राजनीतिज्ञों और भ्रग्नेजो के जो अनेक 
व्यग-चित्र लोकप्रिय धुनों मे लिखे गए, उनसे लोकप्रिय लोक-गीतो 


१५६ बाज का भारतीब साहिसय 


की नाद्यात्मक स्थिति की बाद हो आती है। राजा और प्रजा की 
सब्यो की तंद्रा का उसमें वर्णन है। अच्छी कविताओं में ज़रा भी 
कड्वाहट वहीं है; नृल्म परिहात के साय व्यग के नमूने भी उनमें 
मिलते है । 
तमित्ममापी जनता के लिए प्रल्लाद और सन्त अ्प्पर का दास्ता 
हमेच्चा प्रिय रहा है। अप्पर दल्िण भारत के पहले सत्याग्रही थे, 
विन्होंने वह घोषणा की थी: “हम किसी के दान नहीं हे, हम मृत्यु 
नहीं इरते |” उच्च समय के जो पहलत्र राजा थे, उनकी भक्ति और 
श्रत्याचार के विदद्ध वह पुकार थी। इसमें कोई आव्चर्य नहीं कि 
महात्मा गाँधी जीऋ्र ही तमिक्मापी प्रदेश के आदर्श पुर्प बन गए 
कौर उनके 'विना तलवार या रक्त के युद्ध में तमिद्भाषियों ने एक 
महन्वपूर्ण भाग लिया | दलिण श्रक्षीका के सत्वाग्रह के दिनो से ही 
महात्मा गाँठी और उनके सत्याग्रह ने तमित्लनाडु के हृदय को छू लिया 
था । बाँदी-बूग की धारा के अधिकतर तमित्न्गीत इसी भावना से 
प्रेरित हैं । 
इस राष्ट्रीयता के कवि थे भारती | उनमें जन्म से बामिक रहस्य 
दाद की भावना मरी थी। वे महान आर सर्वव्यापिती परम बत्रति का 
मच्ची पूजा से भरे हुए देश-भक्ति के गीत गाते थे। उनकी कविता में 
बड़ा प्रवाह है। कही भी कोई वेसुरापन या असतुलन नही दिखाई देता | 
एक ही कविता में भारतमाता का गरग-गान और परम जत्ता का इृजा 
तया आनन्द मिले हुए हैं। वहाँ देश-भक्तति एक प्रकार का धामिक 
कर्नव्य धन जाती है भौर स्वतत्ता का बान्दोलन चिरन्तन का नृत्य है। 
बक्त्ति के दैवी नाटक में इस नृत्य को निब्चित सफलता और पशियू्ति 
कवि जनता के जिन्त वर्ग के साय गाता और नाता 
जो प्रमी तक दलित और पीडित था--वह जबकों 


[2 


छ्तंत्रता का गीत गाता है। सारे दुखो से मरी स्वत॑त्रता का यह गीत 


शि' 


हे हु 





आगमन से लगभग २५ वर्ष पहले लिखें गए थे । 

तमितभाषियो के लिए मातृमूमि के दो रूप हे । भारत माता का 
व्यापक दृष्टिकोण भौर तमिक्ननाडु की निकटात्मकता। कदाचित वे दूसरे 
पक्ष पर अधिक बल देते हे, जो विशेषत भाषावार प्रदेशों के वर्तमान 
दशक की इधर की धारा है। तमिक देश अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय गीतो 
में किसी भौगोलिक इकाई का नाम न होकर एक विशेष सास्कृतिक 
परम्परा का पर्यायवाची है, यद्यपि वर्तमान युग मे भौगोलिक बाते भी 
भुलाई नही जा सकती । ० 

तमिक भाषा का देवीकरण अ्रधिक किया जाता है भर तमिछ 
देश का कम । यह देश की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही है। तमित्त- 
भाषी साधारणत अपनी भाषा को एक प्रवतार मानता है। वह शिव, 
विष्णु और शक्ति का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक प्राणी के भीतर 
देश-प्रेम की भावना होती ही है, परन्तु तमितछमापियों के हृदय मे, 
इतिहास और परम्परा की शक्तियों के कारण यह एक धामिक उत्साह 
की तरह बेठ गई है। कभी-कभी तो यह कट्टरपन की सीमा पर भी 
पहुँच जाती है। उन्हे भ्रपनी यूगो की भाषिक स्वतत्रता पर हस्तक्षेप 
का सनन्‍्देह जरा भी सहन नहीं होता । तमित्ठभाषियों के लिए अपनी 
भाषा में गाने की, अपनी भाषा में शिक्षा पाते की, अपनी भाषा में 
न्यायालयों में तक करने की, विधान-सभाओ में बोलने की, भ्रपना राज्य 
चलाने की स्वतत्रता--यानी तमिक्त का तु्«यें सब जगह बजाने की 
स्वतत्रता, जैसा कि कवि ने कहा है, उस स्वतत्रता नामक मधुर शब्द 
का प्रधान प्रेरणादायक श्रर्थ है । उसका विह्वास है कि यह सकीर्णं 
प्रादेशिक भावना न होकर सजीव विद्वात्मक भावना है, जिसके कारण 
वह भ्रपनी भाषा के लिए यह स्वतत्रता चाहता है। इस पाइवंभूमि को 
देखे बिना तमिक्त की प्रशसा में इधर जो बहुत-सी कविता लिखी गई 
है, उसका पूरा अर्थ समझ में नही भरा सकता और उस अर्थ के महत्त्व 
का मूल्याकन नहीं हो सकता । यद्यपि कभी-कभी दुर्भाग्यवश कही-कही 


१५८ आज का भारतीय साहित्य 


सेनिक साओआज्यवादी स्वर (जो अग्रेजी मे जिगोइज्म' कहलाता है) 
मिलता है। 

आधुनिक धारा भ्रादर्श को रूपायत्त करने की है। उसका 
प्रधान लक्ष्य जनता है | 'सीधा खडा तमिक्त दीघंजीवी हो, अच्छे 
तमिलभाषी दीघ॑ भ्रायु वाले हो' कवि गाता है। ऐसा समाज, जो सुखी 
हो, दरिद्वता, भ्रज्ञान और रोगो से मुक्त हो, यही झादर्श है । एक प्रसिद्ध 
गीत की टेक है 'ऐसा समाज दीघंजीवी हो,' कवि चिल्लाता 
है--“यदि एक भी व्यक्ति के लिए भ्रन्न नही है तो ऐसी दुनिया 
को हम नष्ट कर दें ।” अ्रब भाग्यवाद की पुरानी बात नही की 
जाती । लोक-कल्याण-राज्य के निर्माण में यह भ्रात्म-विश्वास इतना 
पुराना है, जितना कि तिरुवलल्‍्लृवर नामक सत कवि था । भ्रब यह 
कोरा शेखचिल्ली का सपना नहीं है, या तमिक्र पुराणों में सुन्दरता 
से वर्णित स्वर्ग का चित्रण भी नहीं है । यह एक ऐसी वस्तु है, जिसे 
हमारी राजनैतिक व्यवस्था और सामाजिक सुधार उपलब्ध करना 
चाहते हे । इनमे से साधारण जनता का युग जन्म छे रहा है, राजाभो 
का जमाना बीत गया । यह सच्चा जनतन्त्र है, यह सच्ची स्वतत्रता और 
समानता है, यहाँ समानता का स्वरूप बधुता है। भ्रव केवल राजनंतिक 
स्वतत्रता की झ्राकाक्षा नही की जाती, बल्कि सामाजिक और आधिक 
स्वतत्रता पर भी उतना ही बल दियां जाता है। अब सब जातियो तथा 
धर्मो के स्त्री-पुरुषो के बीच स्वततन्रता और समानता का आग्रह बढा है । 
कविता ने एक स्वतत्र समाज के निर्माण की जिम्मेदारी स्वीकार कर 
ली है, परन्तु कभी-कभी उसमे सिर्फ विषैला प्रचार, सस्ते भाषण और 
नारेबाजी ही दिखाई देते हे । आत्म-सम्मान का महत्त्व बढा है, परन्तु 
कभी-कभी इसमे औरो के लिए जुकारू असम्मान भी व्यक्त होता 
है। कदाचितू यह मनोदोष भ्रनिवार्य माना जाय, क्योकि सारी दुनिया 
एक नई व्यवस्था के निर्माण में लगी है । 


तमित् १५९ 


जनतत्र और साहित्य 

प्राथमिक शिक्षा का विकास, अखबार पढने की बढती हुई आदत, 
सिनेमा की लोकप्रियता, रेडियो और सस्ती पत्न-पत्रिकाओ का प्रचार, 
राजनैतिक प्रचार श्र वयस्क मताधिकार--इन सबका प्रभाव साहित्य 
पर भी पडा है। साहित्य अब थोडे-से चुने हुए लोगो के लिए नही 
रहा; इसका प्रभाव सब तक फंलना चाहिए। इसका अर्थ है कि शुरू- 
शुरू मे काव्य की सवेदना बहुत-कुछ कम हो जायगी, यह पनियल हो 
जायगा | बोलचाल की भाषा श्रौर साहित्य की भाषा के बीच की खाई 
पाटनी होगी । पुराने छन्द या तो नये रूप मे ढालने होगे था नष्ट हो 
जायेंगे । भ्रब लोक-गीतो और नाटकों की धुने अधिक प्रचलित होने 
लगी हे । भारती ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी रहस्यवादी, 
राध्ट्रीयतावादी श्ौर महाकाव्यात्मक कविता के लिए ये लोक-हेलियाँ 
उचित माध्यम है । साहित्य का जनतत्र इस प्रकार सुप्रतिष्ठित हो 
गया है । 

तमित्ननाडु के पुराने सत, सिद्ध और जोगी मानो इन परिव्तंनों के 
पूर्व द्रष्टा थे। भारती स्वय रहस्यवादी थे ओर एक सच्चे रहस्यवादी 
की भाँति वे सर्वत्र ईश्वर को देखते थे । नवीन जनतत्र के भ्रनुसार, 
ईद्वर को मनृष्य के प्रधिक धनिष्ठ सम्पर्क मे आना होगा। ईश्वर भ्रब 
मेरा दास है--यह बडा साहसपूर्ण कथन है। मेरा प्रियतम, मेरा पिता, 
मेरी माता, मेरा स्वामी है--कवि यो गाता है। भालवार सतो-जसा ही 
पुराना यह कथन है। परन्तु इसका सच्चा अर्थ जनतत्र के नये युग मे 
व्यक्त होता है, जबकि प्रत्येक मनुष्य के भीतर हम ईश्वर को देखते है । 
जनतत्र की इससे अधिक देवी भावना हमें प्रन्यत्न न मिलेगी । आम 
जनता हमेशा से यह विश्वास करती भ्राई है--शायद पुनर्जीवन के 
सिद्धान्त के कारण--कि पशु-पक्षी भी मनृष्य के सगे भाई-बहन हे । 
इस तरह सभी प्राणियों के वीच सहकारी प्रयत्न को बल मिलता 
श्रा रहा है। इस दुनिया मे, जहाँ कि ईद्वर और सत विविध झरुपो में 


१६० झ्राज का भारतीय साहित्य 


घूमते है, पशु-पक्षी और मनुप्य सबके प्रति झ्रादर आवश्यक है। गो- 
माता, शुक-कन्या, श्वान-भाई इत्यादि केवल आलकारिक गब्द न रहकर 
सचाइयाँ हे। सत फ्रासिस के लिए यह वाते जैसे सच थी, वैसे ही 
भारती के लिए भी सच हें । उनके लिए मन्दिर की धण्टी, भिखारी की 
भ्रावाज और कुत्ते का भौकना सव एक-से देवी गीत हे । उनके बच्चों 
के गीतो में यही भावता भरी है। भारती का कोयल-गीत एक बडा 
रहस्यवादी प्रव्यवसित-रूपक है, जिसका पूरा श्रथ॑ तब तक समभ में 
नही भ्रायगा, जब तक कि उसकी पाइ्वंभूमि से हम परिचित न हो, 
भ्रन्यथा वह नीरस और वन्य जान पडेगा। 

'कविता कविता के लिए' यह केवल अर्घ-सत्य है, क्योंकि कवि भी 
तो इसी आदर्श और उद्देदय वाला व्यक्ति है। भारतीय सिद्धातो में तो 
मनुष्य के चरम साध्य चार पुरुषार्थ माने गए हे, फिर भी काव्य के रस 
को कभी भुलाया नहीं गया । कविता कान्ता के मधुर उपदेश की तरह 
है, जो कि हमे अ्रपने प्रियतम के चिरन्तन मूल्यो की भोर प्रेरित करती 
है। इसलिए तमिछ-कविता की उच्च गम्भीरता कभी भी नष्ट नहीं 
हुई, वल्कि उन गुणों को धाभिक उत्साह भी कहा जा सकता है| तमिक्त- 
साहित्य आधुनिक युग मे समाज के इस नवजागरण के उत्साह से अनु- 
प्रेरित है। विशेषतः जनसाधारण उसका लक्ष्य है। इसमे समाज भी प्रेरित 
है। प्रकाश की अपेक्षा उष्णता अधिक पंदा होती है, और कभी-कभी 
साहित्य की अपेक्षा प्रचार अधिक हो जाता है। भारतीय साहित्य में 
उपदेशात्मक कविता का चेहरा पहनकर आगे वढने का खतरा हमेणा ही 
रहता है। नारो का जादुई आकरपंण हमारे यहाँ है--वे आधुनिक थुग के 
मत्र हैं। स्वतन्त्रता, समानता, प्रेम, देश-भक्ति, मातृ-भूमि और मातृ-भाषा 
इत्यादि ऐसी भावनाएँ हे, जो अपने-आपमे सुन्दर होने पर भी बहुत 
बुरे रूप में व्यवत की जा सकती हे । इस विचित्र स्थिति के कारण ईक 
कविताएं व्यापक रूप में पढ़ी भ्ौर गाई जाती हे--अपने काव्य-गुणों के 
कारण नहीं--वरन्‌ इसलिए कि वे लोकप्रिय हे या तारो से भरी हुई, 

आ-१० 


तमिल १६१ 


लोक-प्रचलित विचारों की वाहिका हे । जनसाधारण को कविता के वेश 
में सस्ती भावुकता और नाटकीयता बहुत अच्छी लगती है, परन्तु जन- 
साधारण मे श्रद्धा भौर प्रचलित वस्तुओं पर कविता लिखने का अर्थ यह 
नही है कि हम सस्तेपन और निम्न वासताओ का श्रधिक प्रचार करे, 
उन्हे महत्त्व दे । सस्ते अख़बारो के जमाने मे अब यह खतरा इतना बढ़ 
गया है कि ऐसा लगता है, मानों भ्रच्छा साहित्य अब बाजार से उठ 
जायगा। 

बोल-चाल की भाषा का पहले उल्लेख किया जा चुका है। बडे जोर 
की मॉग है कि जैसा हम बोले, वेसा ही लिखे। पण्डिताऊ भाषा 
श्राप-से-आप मर जायगी । दूसरी ओर नाटक के पात्रों की भाषा छोड दे 
तो प्रादेशिक और सामाजिक उपभाषाओ मे इतनी विविधता है कि हम 
किसी दूसरी भाषा का 'बेबल' न पैदा कर दे । रेडियो, अख़बार, राज- 
नेतिक भाषण और शिक्षा का प्रसार इत्यादि धीरे-धीरे एक स्टेण्डड भाषा 
का निर्माण करते जा रहे हे । इसीलिए आधुनिक तमिक-कविता की भाषा 
न तो प्राचीन साहित्यिक भाषा है और न प्रचलित बोलियो की ही भाषा है, 
यद्यपि कभी-कभी कहानियाँ बोलियो में गाई जाती हूं और प्राचीन लोक- 
गीतो की नकल मे पद्य भी रचे जाते हे । कदाचित यह भी भ्रल्लि भ्रशाणि 
मालइ औशौर देशिगू राजन्‌ कदे की पुरानी परम्परा का ही निर्वाह हो । 
यह कुछ हृद तक लोकप्रिय है, परन्तु तमितनाडु मे बोल-चाल की भाषा 
का आन्दोलन उतना जोर पर नही है, जितना कि प्रान्श्न प्रदेश में है । 
कदाचित्‌ परिचम के प्रभाव के कारण मुक्त-छन्द और गद्य-काव्य भी 
लिखा जाता है। 

साहित्यिक पुनर्जागरण जहाँ निकट भ्रतीत के विरुद्ध विद्रोह है, 
वहाँ सुदूर अतीत के गौरव का पुनर्जीवन भी । पाचाली, विल्हण और 
बुद्ध की पुरानी कहानियाँ इस तरह से फिर लिखी जाती है कि 
उनमे वंमान काल के लिए सदेश रहे। ये कहानियाँ इस प्रकार से 
वणित की जाती है कि झ्राधुनिक युग मे नए विचारों पर बल दिया 


१६२ आ्राज का भारतीय साहित्य 


जा सके | स्वतन्त्रता श्रौर देश-भ क्ति, वी रतापूर्ण नारीत्व और सजीव धर्म 
के श्रादर्शों पर इनमे जोर दिया जाता है । 

साहित्य का दूसरा समकालीन रुकान है हास्य रस की ओर | पुराने 
साहित्य में नाटक के विदूषक को छोडकर भ्रधिकतर गम्भीरता मिलती है। 
आधुनिक ढग का हास्य समाचार-पत्रो के कारण निर्मित हुआ है। प्रच- 
लित घटनाओं और व्यक्तियों पर उसमें मनोरजक टिप्पणियाँ होती हें । 
वर्तमान साहित्य पर उनका प्रभाव कम नही है। कहानियो, पद्यो भौर 
निवन्धों सभी में हास्य का पुट रहता है। नि स्वार्थ तटस्थता की भावना 
से अभिभूत सच्चे महान्‌ लेखक ही सच्चा हास्य लिख सकते हे । वे चाहे 
दुख में हो, फिर भी हँसते रहते हे। रोग से ग्रस्त होते हुए भी 
कविमणि ने एक द्रष्ठा की वस्तुनिष्ठ दृष्टि विकसित की और उन्होने 
अपने ढग का हास्य विकसित किया । उन्होने लिखा है कि उनके शरीर 
पर जो फोडे हो गए है वे उनके प्रिय रोग-राजा से प्राप्त मणि भौर मोती 
के उपहार हे । 

इस शताब्दी में बच्चोंके लिए ममता बढी। उनको शिक्षा की 
माँग जोरो से बढती गई --यह शिक्षा उनकी ऐसी मातृ-भाषा में उन्हें 
प्राप्त होनी थी, जिसमे गाना और खेल मिला हो, जिसमे सृजनात्मक कार्य 
और प्रत्यक्ष ज्ञान भरा हो। पाठ्य-प्रथो से भाषा की इस नई प्रसुप्त 
शक्ति का पता चलता है। ऐसी पाठ्य-पुस्तके लिखी गईं जो कि बच्चों 
के शारीरिक और मानसिक स्तर के श्रनुसार हो--इसकी भाषा प्राचीन 
शिशृ-परम्परा की कविता में थी। बच्चों के लिए लिखे गए गीत श्र 
कविता सच्चे साहित्यिक सौदय से भरे हुए रत्न हे । इनमें भी भारती 
और कविमणि ने ही पथ-प्रदर्गन किया । 


पत्रकारिता का प्रभाव 


साहित्य पर पत्रकारिता का प्रभाव उपेक्षित नही किया जा सकता । 
दंनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र भी शायद ऐसे साहित्य न हो, 


तमिहठछ १६३ 
परन्तु वे एक से भ्रधिक अर्थ में सब प्रकार के साहित्य और आधुनिक 
विचारों के माध्यम के कारखाने है । इनमे कई आधुनिक लेखको को 
पहली साहित्यिक उम्मीदवारी मिक्त सकेगी | तमिक्त दैनिको को रोज की 
घटनाओ और आविष्कारों की सूचना--जो कि प्रकाशन के कुछ मिनट 
पहले ही तार द्वारा प्राप्त होती है--का अनुवाद जनसाधारण की भाषा 
में करने का कठिन कार्य करना पडता है। 

प्रसिद्ध उपन्यासकार 'कल्कि' ने लिखा है कि स्वर्गीय टी० वी० 
कल्याणसुन्दर मुदलियार राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र 
में झाए।। उनसे पहले समाचार-पत्र सस्कृत-वहुल सामासिक पाण्डित्य- 
पूर्ण शैली मे रस लेते थे, परन्तु मुदलियार के प्रभाव के कारण इन 
पत्रों की भाषा तमिक्त के सच्चे मूल रूप के निकट पहुँच गई | एक भ्रोर 
तमिक्र मे से सब विदेशी शब्दों को निकाल फेकने के लिए, जिसमे सस्क्ृत 
के शब्द भी शामिल हे, शुद्धिवादियो का आन्दोलन है। यह दूसरे अति- 
वादियों कौ स्वाभाविक और श्रनिवाय प्रतिक्रिया है। इससे एक लाभ 
यह हुआ है कि भाषा के भ्रमी तक भ्रज्ञात मूल स्रोतो का पता चला है 
भर उनमे से तये-तये शब्द गढे जा रहे है । इसलिए इस श्रान्दोलन को 
केवल जातीयतावादी या सस्कृत-विरोधी कहना उचित नहीं है। यह 
नकारात्मक आन्दोलन नही है, भाषा के विधायक सुधार की श्रोर भी 
इसका ध्यान है। परल्तु श्न्य भाषाश्रो की भाँति इसमे भी स्वर्ण मध्यम 
भार्ग भ्रधिक उचित होगा । हम अख़बारी भाषा १९ बोल-चाल की सस्ती 
भाषा का आक्रमण होते देखते हे, परन्तु उसका कोई स्थायी प्रभाव मन 
पर नही रहता । फिर भी पअ्रभी से यह नहीं कहा जा सकता कि तमिह्व- 
पत्रकारिता ने यह मध्यम मार्ग पाया है या नही । 


साहित्य, एक व्यवसाय 


इससे बीसवी सदी के तमिकत-साहित्य की दूसरी महत्त्वपूर्ण धारा 
स्पष्ट होगी । अ्रव साहित्य एक व्यवसाय वन गया है--अब वह केवल 


१६४ भाज का भारतीय साहित्य 


स्वान्त सुख की वस्तु नहीं रहा। कवि भी अरब नौकरी चाहते हे । भ्रव 
दरबार तो रहें नही जहाँ वे राज-कवि होते, श्रव तो वे किसी चित्रपट 
के स्टुडियो मे या अन्यत्र पद्चकार के नाते ही नौकरी पाते हे । जो पैसा 
देंगे, वे अपना नाच नचायेंगे। यद्यपि शेक्सपीयर पर इस प्रकार का 
दवाव पडा था, किन्तु फिर भी वे एक श्रेष्ठ प्रतिभा के जनक बने 
रहे। जिस प्रकार शिल्पकार कठिन-से-कठिन चट्टान को अ्रपनी रुचि के 
अनुसार आकार देता है, उसी प्रकार लेखक भी जन-रुचि को कच्चा 
माल मानकर उसमें से नया और सुन्दर कला-हूप निरभित करता है। 
सतो झौर द्रष्टाश्रो वाले तथाकथित साहित्यिक स्वतत्रता के दिनो मे भी 
लेखक कभी भी अपने परिवेश से भ्राँखे मूंदकर नहीं रहता था। साहित्य 
की समस्या, इस प्रकार, भश्रर्थ-श्षास्त्र के प्रइन से श्रप्रतिविम्बित नही 
रहती । श्रव यदि कवि भ्रपने प्राश्नयदाता की मर्जी के बिना तनिक भी 
इधर-उधर नहीं चल पाता तो वह जनसाधारण भर पाठक की रुचि 
की उपेक्षा भी नहीं कर सकता | जनता की इच्छानुसार लिखने का 
लालच तो उसके मन में रहता ही है, परन्तु काव्यात्मक खुशामद का 
खतरा उसमे नही है। जैसा हम समभते हे, सौभाग्यवश, हालत उतनी 
वुरी नहीं है, क्योकि पढे-लिखे लोगो की रुचि की शक्ति बडी है। 
आधुनिक युग मे लेखक नई समाज-व्यवस्था के स्थपत्ति बनते जा रहे है, 
पुराने फैशन के गुलाम वे नही है । यह एक सुखद घटना है कि राज- 
नेतिक नेता, जैसे कि भारत के श्रन्तिम गवर्नर-जन रल श्री राजगोपाला- 
चार्य, विख्यात साहित्यिक भी हे । 


वैज्ञानिक दृष्टिकोण , 

यह युग मुख्यत विज्ञान का युग है, जो प्रकृति के रहस्यों में और 
सुप्त जक्तियों में पैठता जाता है। अब सवंत्र विज्ञान में रुचि बढती 
जा रही है। फलत. कला के, झ्रादर्श भी उससे पूरी तरह श्रप्रभावित नहीं 
रह सकते । वस्तुत इस यूग मे कुछ कलाकारों का आदर विज्ञान ही 


पमिक १६५ 
बन गया है। कास्टेबल ने कहा था, “चित्र-कला एक विज्ञान है श्रोर 
उसका श्रनुसरण उसी प्रकार करना चाहिए, जैसे कि हम प्रकृति के 
नियमों की जाँच करते है। तो फिर दर्शन-चित्रण को प्राकृतिक दर्शन की 
ही एक शाखा क्यों न माता जाय, चित्र तो निरे इसी दर्शन के प्रयोग 
हैं ?” यदि यह सच है तो भ्राइ्चर्य होता है कि कुछ कहानियाँ और 
पद्य भी क्या केवल प्रयोग नही हे । यद्यपि विज्ञान की साधारण पाठ्य- 
पुस्तके साहित्य से बिलकुल उल्टी है फिर भी ब्रेडले, हक्‍सले, या रसेल 
के जनप्रिय भाष्य साहित्यिक ऊँचाइयो पर पहुँचे हे । ऐसे ग्रथ तमिक् 
में बहुत थोडे है; लेकिन बिलकुल ही नही हो, ऐसी बात नही है। श्री 
राजगोपालाचार्य की 'वतस्पति जगत मे प्रेम' और 'पयल रसायन' श्रादि 
बहुत अच्छी पुस्तके हे, परन्तु यह बडे भारी विज्ञान-जगत की भूमिकाएँ- 
मात्र है । स्वर्गीय प्रोफेसर राजेश्वरी ने 'परमाणु पुराणम्‌' में अ्रणु का 
विज्ञान भौर इतिहास इस तरह लिखा है कि वह विलकुछ पुराण की 
तरह जान पडता है। डॉ० के० एस० कृष्णन्‌ को भी इस पुस्तक के 
बारे मे यही सम्मति है। दूसरे श्राधुनिक विषयों पर भी कई लोकप्रिय 
ग्रथ लिखे गए हे। उन्हे विश्वविद्यालयों और राज्य-सरकारों की ओर 
से पुरस्कार भी मिले हे । तमिक् भाषा पर्याप्त मात्रा में लचीली है। 
वैज्ञानिक रचना की आवश्यकता के लिए उसके पास उचित शब्द- 
भण्डार है। हमारे इस कथन की पुष्टि श्राजकल प्रकाशित होने वाले 
तुमिक्क विश्व-कोग' से हो जाती है । 

यह वैज्ञानिक रुचि श्राधुनिक बुद्धिवाद की व्यापक धारा का केवल 
एक पहलू है। दूसरा पहलू है--रूढियो श्र भ्रथ्दीन उत्सवो, जातीय 
झ्रभिमान तथा धामिक प्रसहिष्णुता पर ध्यापक आक्रमण । दुर्भाग्य से 
कुछ सुधारक हर चीज पर झ्राक्रमण करते हुए साहित्य को भी उसमे 
मिला छेते है, जबकि उनके विरोधी भ्रपनी इच्छानुसार प्राचीन तमित्ल- 
साहित्य के उद्धरण देते हे श्रौर उनका मनमाना झ्र्थ लगाते है । होता 
यह है कि साधारणत वैज्ञानिक या ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक 


१६६ भ्राज का भारतोय साहित्य 


यथा कलात्मक सत्य के बीच क्‍या भ्रत्तर है, यह ठीक तरह से नही समझा 
जाता। पुराणों की महत्ता, साहित्य भर भावना की भाषा के प्रति सही 
दृष्टिकोण, कला का मूल्य इत्यादि न समभने के कारण भ्राज यह स्थिति 
हो गई है कि साहित्य का स्वाद भी इस कुहरे भौर भ्रस्पष्टता के वाता- 
वरण में विषाक्त हो गया है। 


आलोचना शौऔर निबन्ध 


इसलिए अब साहित्यिक आलोचना भौर कला के मूलभूत सिद्धान्तों 
को स्पष्ट करना श्रावश्यक हो गया है । पुरानी व्यवस्था और आधुनिक 
थूग के बीच में ज्यो-ज्यो खाई बढती जा रही है, विज्ञान और धर्म, 
इतिहास भ्ौर परम्परा, बुद्धिवाद और साहित्य का श्रन्तर त्यो-त्यो बढ़ता 
जा रहा है। ऐसे समय में टी० वी० कल्याणसुन्दरम्‌ मुदलियार ने इस 
खाई को पाठने वाला एक पुल निर्मित किया । वे आधुनिक तमित्ठ-गद्य 
के पिता माने जाते हे। इस दिशा में दूसरा बडा नाम स्वामी विपुलानन्द 
का है। टी० के० चिदम्बरनाद मुदलियार तमिक कवियों का भ्रर्थ लगाने “ 
मे श्रपने श्रन्तर-ज्ञान का सहारा छेकर मानों उनकी कविता का सजीव 
रूप हमारे सामने उपस्थित करते हे । भारती के गीत विद्युतृ-प्रकाश की 
भाँति हे, जो प्रकृति भ्ौर साहित्य के उपेक्षित तथा विस्मृत सौदये-स्थलो 
को प्रकाशित करते हे। उनकी भ्रालोचना शभ्रात्मनिष्ठ है तथा वह 
उनकी दृष्टि एवं भ्रनुभव की समूची शक्ति के साथ व्यक्त होती है। 
कविमणि भ्रौर अन्य व्यक्ति उनके काव्यमय भ्रनुभवों को तमिर-साहित्य 
के रूप मे वाणी देने मे उन्हीका अनुकरण करते हे । भ्राधुनिक युग के 
काव्य मे यह धारा सर्वाधिक प्रचलित है। मरमले अ्रडिगक ने हमे 
प्राचीत काव्यों का नये ढंग से मूल्याकन करना सिखाया है। उन काव्यो 
के साथ वे पूरी तरह भ्रपने-प्रापको मिला देते हे। एडिसन ओर मेकाले ._ 
के आलोचना के सिद्धान्तो को वे प्रयुक्त करते हे । उनकी शैली प्रवाह- 
पूर्ण और मधुर होते हुए भी उनके तीत्र पूव॑ग्रहों से दृषित है। परल्तु 


तमिक्ठ १६७ 


उनका लेखन साहित्य का उत्तम नमूना है, यद्यपि उसमे उनके व्यवितत्व 
की भॉकी विशेष है। 

साहित्य मे निवन्ध का अपना एक अलग वर्ग है, यद्यपि वह जीवन 
की भाँति विविधतापूर्ण है। पहले पत्रो मे निवन्ध वहुत हुआ करते थे, 
अब कहानियाँ अधिक चल पडी हे । इधर निवन्ध का स्थान रेडियो- 
वार्ता ने ले लिया है। रेडियो ने लेखक को एक बडा व्यास-पीठ दिया 
है। जहाँ भी तमिछभापी लोग बसते हे वहाँ तक रेडियो की ध्वनि 
पहचती है। सगीत-हूपक, वार्ता, परिसवाद, वाद-विवाद, कवि-सम्मेलन 
श्र नाटक इत्यादि सव एक विशेष समय व सारिणी के अनुसार चलते 
रहते हे प्रोर उन लेखको के लिए यह एक नया भ्रनृभव है, जो कि 
झ्रव तक ऐसे वधनों मे नहीं चलते थे। उनकी कला का श्रोताओं पर 
क्या प्रभाव पडा यह जानने का श्रवसर भी उन्हें नही मिलता, क्योंकि 
उनके सामने कोई दर्शक या श्रोता तो होता नहीं। एक बन्द कमरे 
के अन्दर एक वेजान मशीन के सामने भ्रकेले बोलना सारे उत्साह को 
ठडा कर देता है। वक्‍ता को पूर्णत अपनी कल्पना पर ही विश्वास 
करना पडता है। सम्भव है सुनने वाले अपने घर-परिवार में बैठे हो 
और इसलिए बोलने का ढग वातचीत की तरह होना चाहिए--परि- 
चित, किन्तु उदात्त, लोकप्रिय, लेकिन सस्ता नही । यह साहित्य ज्यो- 
ज्यों सुना जाय, त्यो-त्यो समझ में श्राना चाहिए । केवल कठ-स्वर या 
शब्द ही प्रधान हे, इसलिए रेडियो-नाटक में पात्रो का व्यक्तित्त और 
झ्रावाज़ श्रलग-अलग होनी चाहिए, विविध दशेन और भावनाएँ, अग- 
भगिमा और घटनाएं, दर्शन और वातावरण, आरम्भ और भ्रन्त, पात्रों 
का प्रवेश तथा बाहर जाना, यह सब-कुछ स्वर से ही सुनाना पडता है | 
ये स्वर, सकेतात्मकता से बोले हुए भब्द की यह बडी शक्ति भौर उसका 
सूक्ष्म उतार-चढाव, वदलती हुई शैली और वाक्य-रचना, सगीत का रहस्य, 
स्थूल तकिया-कलाम इत्यादि सव नए ढंग से आविष्कृत और उपयोजित 
हो रहे है । तमित्त भाषा की सुप्त जव्ति का इस प्रक्रिया में पता चलता 


१६८ आज का भारतीय साहित्य 


है। होमर चाहे गलती कर जाय, पर रेडियो के कलाकार को प्रत्येक 
शब्द गुद्ध वोलना चाहिए | वह गलती नही कर सकता । उसे छोगो के 
मन और अववान को पकडना पडता है। कही ऐसा न हो कि दूसरे 
छोर पर स्विच ही वन्द हो जाय । 


नाटक 


दृष्य-काव्य के नाते नाटक मनुप्य की ही तरह पुराना है। तमिह्ठ 
में नाटक, सगीत, नृत्य और काव्य का सगम है। मालाबार और अन्य 
स्थानों पर जैसा होता है उसके विपरीत यहाँ पुराने जन-नादय को 
पुनर्जीवित करने का कोई प्रयत्न नही किया गया । केवल "भागवत मेला' 
इसका एक अपवाद है। सुन्दरम पिल्‍्ले का काव्यमय नाटक “मनोन्‍्म- 
णियम्‌' ही ऐसा है कि उसमे शिवकामि चरिते की उत्तम कविता वीच- 
बीच में अन्तराल की तरह ही प्रयुक्त होती है। परन्तु यह नाटक रग- 
मच के लिए उपयोगी नहीं। अभी भी लोग पद्म में नाटक लिखते हे, 
अकवल छन्द' मे, परन्तु 'मनोन्मणियम्‌” की उत्तमता तक वे नही पहुँच 
पाते । वयोवुद्ध कवि सबन्द मुदलियार ने ५० से ऊपर अभिनेय नाटक 
लिखे हूं, यद्यपि साहित्य के नाते वे उतने श्रेष्ठ नही है। उनके नाटक 
उत्कृष्ट हैं, उनमे वह नग्न यथार्थवाद और सेक्स की प्रधानता नही है जो 
मच पर अन्यत्र दिखाई देती है। कभी-कभी प्रचार मे, केवल सुधारक के 
ओर नए दृष्टिकोण का सकेत देने वाले प्रचार मे, ही नही जैसा कि पव- 
ब्र के 'केत्रिन वेरी' और अन्य नाटको मे है, वरन्‌ स्थूल प्रचार में भी 
अधिक रस लिया जाता है, जिसमे अभिनेता की रुचि हो, प्रतिदिन की 
घटनाओ पर प्रत्युत्पन्न भाषण होते हे--पुराने जन-नाटक के विदृषक की 
यह परम्परा है। धामिक परम्पराओ का परिहास करने वाले और पौरा- 
णिक कहानियो का व्यग-चित्र देने वाले नाटक तथा भ्रन्य साहित्य कुछ 
राजनतिक-सामाजिक परिषदो में बहुत छोकप्रिय हे । यदि ऐसे नाठक 
स्वंप्रिय वनकर सच्चे साहित्य की कोटि तक पहुंच सके और निकट 


तमिद्ठ १६९ 


वर्तमान के दशंको का मनोरजन करने की भावना कुछ कम कर सके तो 
किसी भी दिन यह नाटक शा और इब्सन के नाटकों से जरूर टक्‍क्र 
लेगे। भयातक विपभरा, घृणित प्रचार, गन्दी अइलीलता और भहं 
परिहास, कही-कही स्वस्थ व्यग, उत्तम सकेत काव्य-सवेदना और सूक्ष्म 
परिहास का स्थान छेते जा रहे है । 

समय के अनुसार अब नाटकों मे जनसाधारण को नायक बनाने की 
प्रवृत्ति बढती जा रही है। बच्चों की नट-मडली की पुरानी परम्परा 
श्रभी नष्ट नही हुई है। प्रगीत और नृत्य हमारे नाटक का अभी भी 
एक महत्त्वपूर्ण भाग है। भाषण की कला बडी प्रभावशाली होती हे, 
लेकिन कभी-कमी नाटक अतिनाटकीय हो जाता है। दर्शकों का दोष 
न होकर यह उन लोगो का दोष है जो इन नाटक-मण्डलियो के कर्त्ता- 
धघर्ता हे। जनता सेक्‍स और भयानकता की माँग नही करती यह बात 
अव्ब तामक तमिक्त-कवयित्री और राज-राज नामक चोल-सम्राटू पर 
लिखे गए नाटकों की सफलता से प्रकट है। इनमें तमिछ-कविता और 
तमिक जनता के सच्चे आदश दिखाये गए है, मगर कई वार इनमें 
वर्तमान काल का प्रक्षेपण भूत काल में मिलता है। 

सिनेमा ने नाटकों को मारा तो नही, लेकिन सिनेमा का प्रभाव 
भ्रधिक शक्तिशाली और व्यापक है। कमरे की युक्ति और प्रक्षेपण के 
जादू ने योगियो की भ्रष्टसिद्धि का भी स्पष्ट प्रदर्शन सम्भव बना दिया 
है । फिर भी नाटक में अलौकिकता दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि 
सबन्द मृदलियार की 'मनोहरा' कहानी रजत-पट पर दिखाई जाती है, 
जिसमे सव-कुछ सम्भव है। श्रव सामाजिक नाटकों के बदले पौराणिक 
और प्राचीन कहानियाँ अधिक लिखी जाती हे। इधर एक ऐसी नई 
धारा चल पडी है जो आधुनिक चित्र-कला की तरह श्रमूर्त है। उसमे 
पुरानी लोक-कथाओ्रो के नायक भर नायिकाएं, श्रच्छी बहन, नाल तगल 
इत्यादि दिखाये जाते हे और उसका यह परिणाम है कि सारी कहानियाँ 
किसी पत्नी की वहन या माता के झादर्श झ्रौर अ्मूर्त सम्बन्धों पर 


१७० आज का भारतीय साहित्य 


श्राश्चित रहती है। मल कहानी के आस-पास परिहास-प्रधान प्रसग जोड़ 
दिए जाते थे, किन्तु सौभाग्य से भ्रव वे मूल कथा के साथ एकाकार 
कर दिए जाते है । तमिक्त-रजतपट का मुख्य भ्राधार नृत्य और सगीत 
है, उसमे बडी आलकारिक भाषा झौर ग्रावश्यकता से भ्रधिक नाटकीयता - 
ग्रभिनय मे दिखाई जाती है। नाठक में यह जो दोष दिखाई देता है, 
वही चित्रपट मे भी है। 

तमिछ-सगीत को अपने उचित स्थान में पुन. स्थापित करने 
का आन्दोलन भी आजकल चल रहा है। विगत दशक तक सगीत- 
समारोहो में एक-दो तमिछ-गीतो से अधिक कुछ नही गाया जाता था । 
नये आन्दोलन ने भश्राचीन तमिक्त-सगीत-रचना को विस्मृति के गर्भ से 
बाहर निकालकर उसे फिर से इस देश में लोकप्रिय बनाया। नई 
रचनाग्रो को भी अब प्रोत्साहन मिलने लगा है। आधुनिक यूग के 
सर्वोत्तम कवियों ने हमे बडे सुन्दर गीत दिए है। फिर भी एक 
शिकायत यह रह जाती है कि ये गाने सारी काम-काज की दुनिया से 
सम्बद्ध नहीं हे । सभी विषयों पर नई रचनाओं की मानो फसल झा 
गई है भ्रौर उनकी भाषा चाहे तमित हो, परन्तु संगीत दक्षिण भारतीय 
या कर्नाटक या तमिक नही। ये गीत भी उच्च कोटि के नही होते, चाहे 
उनका सगीत किसी शाखा का हो । सिनेमा की लोकप्रिय धुने विशेषतः 
हिन्दुस्तानी सगीत कौ--क्लासिकल नहीं--तए ढंग की फिल्‍मी ते 
संगीत या कविता की कोटि में नही झ्राती, इन्हे चाहे बच्चो के गीत 
कह लीजिए या डा-डा-डा गीत और उड़ेयाडप्पा धुने । इनसे इस बात 
का पता चलता है कि हमारे दर्शको में से भ्रधिकतर लोग सिनेमाघर मे 
जाने पर फिर वच्चे वन जाते हे और परी-कथाओ्रो की याद दिलाने- 
वाले रोमाच का आनन्द लेने लगते हे । 


उपन्यास और कहानी 
आ्राधुनिक युग का गद्य-महाकाव्य उपन्यास है, लेकिन बहुत कम 


तमिकछ १७१ 


उपन्यास उच्चकोटि के साहित्य तक पहुँच सकते हू । तमित्ठ में विदेशी 
उपन्यासो के बहुत भ्रनृवाद भ्रौर रूपान्तर प्रचलित हे । इनमे से कुछ 
तो विदेशी श्रेष्ठ लेखकों के--जंसे टाल्सटाय या हार्डी के--और कई 
भारतीय भाषाओं के उपन्यासों के अनुवाद हुए हे। बंगाली उप- 
न्यास 'भ्रानन्द मठ” उतना पुराना है, जितनी कि यह शताब्दी । 
दुर्भाग्य से सभी भ्रनुवाद या रुपान्तर भ्रच्छी पुस्तकों के नही होते । 
मरई मलाई अडिगल-जैसे विख्यात लेखक भी भ्रपने ढग से 'दि सोलजस 
वाइफ' की कहानी का रूपान्तर करते हे। शेरलोक होम्‌ज तमिक्र-चरित्र 
के रूप मे श्रा गए हे, भर जासूसी कहानियाँ, मौलिक तथा भश्रनूदित 
दोनो बहुत लोकप्रिय हे । 

कुल मिलाकर जो नाटक और कहानी के लिए सच है वही उपन्यास 
के लिए भी सही है। कुछ ऐतिहासिक उपन्यास है, विशेषतः 'कल्कि' 
के, जिनमे पल्‍लव तथा चोल राज्यों के और उनकी जनता के विवरण 
भ्रौर रोमाटिक कथाएँ मिलती है । मनोवैज्ञानिक उपन्यास, कदाचित्‌ 
सवको सन्‍्तोष नही देते, उनमे सदा ही पाप की चेतना का भय बना 
रहता है और वे कला में भी प्रयोगशील दृष्टिकोण का उदाहरण हे । 
स्वतन्त्रता के भ्रान्दोलत ने कुछ भौर उपन्यास निर्मित किये, जो ऐति- 
हासिक उपन्यासों से अ्रधिक भ्रर्थपृ्णं और महत्त्व के हैे। यहाँ उन 
उपन्यासो का भी उल्लेख किया जा सकता है जो यूटोपिया या "भविष्य 
काल की समाज-रचना के रूप में हे। भारती की कल्पना ने अपने मनो- 
रथ पर चढकर जो उडान भरी है, वह भी उल्लेखनीय है ! 

कहानियाँ गद्य मे सानेटो की तरह है । इनमे भी रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
और अन्य भारतीय तथा विदेशी लेखको के अनुवाद प्रचुर मात्रा में हें । 
तमिक की कई कहानियाँ श्रनूदित हो रही हे भौर अग्रेजी तथा श्रन्य 
भारतीय भाषाओ्रों में पढी जाती है। मरई मलाई भ्रडिगल तथा भ्रन्य 
लेखको ने बच्चों के लिए तथा श्रन्य कहानियाँ भी लिखी हे । भारती 
ने 'नवतत्र क्कैयेयिक्लि' लिखा, जोकि पुराने ढंग पर ही था। उसका 


१७२ ग्राज का भारतीय साहित्य 


विपय कुछ नवीन झ्ोर दृष्टिकोण रोमाटिक था। वी० धौ० एस० ऐयर 
ने कहानी को उसकी श्राधुनिक टेकनीक के रूप में एक स्वतत्र कला की 
भाँति विकसित किया | कहानी नये विचारों का वाहन वन गईं। वह नए 
आन्दोलन की साथिन हो गईं। पुटुमाय-पिट्ठन की कहानी तो कविता से 
होड लेने लगी, उनके मुहावरो, लय, सकेत और दृष्टिकोण में काफी 
झ्राकपंण है। तमितक मे शायद कोई श्रौर साहित्य-रूप इतने परिमाण 
में न रचा जाता होगा श्रौर गृणो की दृष्टि से इतना सामान्य भी न होगा। 
जो वाते नाटक भ्रौर उपन्यास की भापा तथा विषयथो के बारे में लिखी 
गयी हे, वही कहानियों पर भी लागू होती हे । 

इस प्रकार तमिक-साहित्य की श्राधुनिक धारा जनतात्रिक है। 
उसमे प्राधुनिकता पर श्राग्रह है। भारत के विभिन्‍न भागों भौर दुनिया 
के सम्पर्क से, विशेषत पश्चिम के सम्पर्क से, वैज्ञानिक भर बुद्धिवादी 
धारा तमिल में वरावर विकसित हो रही है। इस नये जागरण से पुन- 
जीवित होकर भ्राधुनिक तमिक-लेखक इतिहास और आत्म-विश्वास से 
तमिल भापा के भज्ञात स्रोतों मे पैठ रहे है भौर वहाँ से उल्लास-पूर्वक 
कई चीजे, जैसे कि सकेतमयता की जादृभरी शक्ति, कल्पना, परिहास, 
वेदना, और कविता झ्रादि ऊपर ला रहे हे, यद्यपि कभी कुछ सडी, 
दुर्गन्धित चीजे भी वाहर निकल आती हे । 


तमिल पर चुने हुए' सदर्भ-प्रथ 
ए हिस्ट्री आफ तमिक्त लिट्रेचर--एम० एस० पूर्णलिगम्‌ पिल्ले 
ए हिस्ट्री आफ तमिक लेग्वेज ऐड लिट्रेचर--ए० वैयापुरी पिल्ले 
हिम्स भ्राफ द तमिछ गैवाइट पोएम्स--एफ० किग्सबरी तथा 
जी० ई० फिलिप्स 
हिम्स श्राफ द आलवार्स-जे० एस० एम० हृपर 
तमिक लिट्रेचर--फ्रासिस किग्सवरी 
सुब्रह्म प्य भारती--पैट्रियट ऐड पोएट-पी ० महादेवन 


तमित्र १७३ 


भरत-मिलाप (कम्बन की तमित “रामायण से)--र्स ० राज 
गोपालाचारये 

हिस्द्री आफ प्रार्मंटिकल थियरीज इन तमिक्ठ एड देयर रिलेशन दू 
द ग्रामैटिकल लिट्रेचर इन सस्कृत-डा० पी० एस० सुब्रह्मण्य भास्तरी 

लीव्स फ्राम कम्बन--प्रो ० ए० श्री निवास राघवत 


तेलुगु 


के० रामकोटीववर राव 


पार्व॑भूमि 

दक्षिण भारत मे तीन करोड से ऊपर जनता तेलुगु बोलती है। 
भारत सघ में भाषा की दृष्टि से देखे तो तेलुगू बोलने वालो की सख्या 
दूसरे नम्बर पर है। तेलुगु तथा 'आ्रान्श्र' पर्यायवाची शब्द हे । भाषा का 
नाम है 'तेलुगु भाषा' या 'भ्रान्ध्न भाषा' और देश का नाम है तिलुग 
देशम्‌” भ्रथवा 'श्रान्त्न देशम्‌” । पादरी काल्डवेल ने १०० वर्ष पूर्व द्राविड 
भाषा का तुलनात्मक व्याकरण लिखा, तभी से विद्वानों की प्रवृत्ति, भारत 
की भाषाग्रो को आय और 'द्राविड' दो विभागो में बाठने की रही है; 
और तेलगू को कन्नड, तमिक्त और मलयालम के साथ-साथ द्राविड-कुल 
की भाषाओं में गिना जाता है। इस भाषागत पृथक्करण के सिद्धान्त से 
जातिगत भिन्‍नता का सिद्धात विकसित हुप्ता । 

परन्तु स्व० डॉ० सी० नारायण राव भ्रौर भ्रन्य विद्वानों के भ्रनुसार 
श्रान्ध्र भाषा पैज्ञाची नामक प्राकृत से निकली, जिसमे गुणभाढ्य ने 'वृहत्‌- 
कथा' लिखी और श्रान्ध्र देश के सातवाहन सम्राट हाल ने 'गाया-सप्तशती' 
की रचना की । सस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द लिखित और वाचित 
तेलुगु मे कई शताव्दियो से इतनी मात्रा में चले प्रा रहे हे कि यदि कोई 
ऐसा प्रयल करे कि केवल 'शुद्ध द्राविड़' शब्द ही प्रयुक्त किया जाय तो 
उसका परिणाम होगा, नितान्त प्रर्थ-शून्यता। यह बात कन्नड के लिए भी 


तैलुगु १७५ 


सही है! उत्तर और दक्षिण के बीच में ये दो भाषाएं ऐसी स्थिति मे है 
कि उनसे भारतीय सस्क्ृृति का समन्वय अच्छी प्रकार हो सकता हे । 

ननन्‍तय्य से बहुत पहले, जिसने कि सस्क्ृत महाभारत का तेलुगु र्पा- 
न्तर लिखा, बहुत-सा साहित्य ऐसा मिलता है जो लोक-गीतो और लोक- 
गाथाओ के रूप में है। नननय्य से मार्गी तेलुगु साहित्य आरम्भ होता हे। 
जब राजाश्रय भ्रौर सामन्तो के सहयोग ने इस साहित्य के विकास को वहुत 
प्रोत्साहन दिया, तब कवि का सारे देश में वडा सम्मान था। ग्यारहवी 
से पन्द्रहवी शताब्दी तक तेलुगु कवियों ने सस्कृत-महाकाव्यो, पुराण 
और इतिहास, को जनसाघारण तक पहुँचाया । श्राज भी जो ग्रन्थ तेलुगृ- 
भाषियों के जीवन को निर्देशित करते हे, वे हें नत्नव्य, तिवकन्त भ्रौर 
यर्रा प्रेगड”का 'आन्ध्र महाभारतम्‌' भ्रोर पोतनन का 'आान्ध्र भागवतम्‌' । 
श्रीनाथ का 'नेषधम” भी तेलुगु साहित्य को इस युग का महत्त्वपूर्ण योग- 
दान है। 

विजयनगर-साम्नाज्य के दिनो में, पन्द्रहवी से सच्नहवी गताब्दियों में, 
एक नए ढग की स्वतन्त्र रचना का विकास हुआ--जिसका नाम था 
प्रबन्ध । पेहन्न कृष्णदेवराय के दरवार में राज-कवि थे, उन्होने 'मन्‌ 
चरित्र से आरभ किया | उनके वाद सम्राद्‌ इष्णदेवराय, रामराजभूपण, 
तेनालि रामकृष्ण, पिंगलि सुरन इत्यादि और कवि आए। 'प्रवन्ध' गद्य- 
पद्य-मिश्रित लम्बी कविता होती है, जो किसी राजसी या देवी नायक 
या नायिका के चरित्र पर लिखी जाती है। उसका विपय प्राचीन या 
मध्ययूगीन भारत से लिया जाता है। वर्णन और कहानी की कुशलता के 
साथ-साथ उसमें कल्पना की समृद्धि भर छन्द-स्पों की विविधता भी 
होती है। भारतीय साहित्य में तेलुगु 'प्रवन्ध अपनी विभिष्टता रखता 
है। तजाऊर भ्ौर मदुरा के नायक राजाओं के दरवारो में तेलुगु साहित्य 
सगीत, नृत्य भौर नाटक से समन्वित हुशा । 'ग्रजन्त' (स्वरान्त) होने से 
तेलुगु शब्द सस्कृत-अब्दो के साथ वडी भ्रासानी से गुम्फित किये जा सकते 

कल कवित्रयम ने एक ही महाकाव्य के विभिन्‍न भश लिखे | 


१७६ झ्राज का भारतीय साहित्य 


हैँ। यह भाषा-माधुय भ्रौर सगीत के लिए बहुत उपयुक्त है। 

सस्कृत के द्वारा प्रान्ध्र की देन बहुत उल्लेखनीय है। काव्य-शास्त्र 
के लेखक--विद्यानाथ श्रौर जगन्नाथ पडितराज, भाष्यकार कोण्डवीडु 
के राजकुमार काटयवेम और मल्लिनाथ सूरि, और उनके शिष्य लीला- 
शुक भर नारायण तीर्थ अखिल भारतीय सस्क्ृति के विकास मे महत्त्व- 
पूर्ण भाग लेते रहे है । तेलुगु-रचनाकार क्षेत्रय्य श्रन्नमाचायं और त्याग- 
राज, कूचिपूि नृत्य-नाटक के प्रदर्शक रहे हे और उन्हे अन्य भाषिक 
क्षेत्रो मे भी वडा यश्ञ मिला है। 


श्रग्रदृत 

गोदावरी के किनारे पूर्व चालक्य-सम्राट राज-राज अथवा राज- 
महेन्द्र के दरबार में तेलुगु का पहला महान श्रेष्ठ ग्रथ नन्‍्तय्य का 
आन्भ्र महाभारतम' लिखा गया । यह एक हजार वर्ष पहले की बात 
थी। यह विचित्र सयोग है कि उसी प्रिय स्थान पर तेलुगु साहित्य का 
नव-निर्माण विगत शताब्दी के अन्त मे हुआ । वीरेशलिगम्‌, चिलक्माति 
लक्ष्मी नरसिहम्‌ भौर वसुराय कवि ने फिर चूड प्रज्वलित किया । ब्रिटिश 
राज्य के विस्तार के कारण परम्परित ससस्‍्कृति को पूर्ण ग्रहण लग गया। 
लेकिन कालेजो और विश्वविद्यालयों की स्थापना ने एक भिन्‍न प्रकार 
की सभ्यता से सम्पर्क बढाया । पश्चिम के साहित्य भर विज्ञान ने भ्रान्श्र 
के बुद्धिजीवियो को भारत के अन्य भाषिक समूहों की भाँति एक 
नई दृष्टि दी। इस सम्पर्क के प्रथम भ्राघात के वाद तेलुगु विद्वान भौर 
कवि, जो कि नए वातावरण मे बढे थे, भ्रपनी मातृभाषा के साहित्य को 
समृद्ध बनाते गए। 

वीरेशलिंगम्‌ को कई तरह से इस समृद्धि का प्रग्नदृत कहा जायगा । 
सबसे पहले वे एक समाज-सुधारक और वर्षों स्रे चली झा रही रूढियो 
के प्रति वागी थे । उन्होने प्रवाहपूर्ण गद्य-शैली के अपने अस्त्र को 


मनन न आल ललननललनक ना आज 
3 गाजमहेन्भवरम्‌ अथवा राजमहेन्द्री | 
आ-११ 


कैब. 


तलग १७७ 


्च्छे 


भारतीय सिद्धान्तो की सेवा में प्रयुक्त किया। सामाजिक प्रन्याय के 
प्रति तीव्र भावना उनका प्रमृख गुण था। कोई भी पुरानी सस्था, या 
लोकप्रिय धार्मिक विश्वास उसके मृति-भजक उत्साह के लिए प्रति 
पवित्र नही थे। समकालीन जीवन के सहानुभूतिपृर्ण विवेक का गृण 
उनमे उस मात्रा में नही था, जितना कि उनके मित्र और नगरवासी 
लक्ष्मीनरसिहम्‌ में था। साहित्यिको की जीवनिया और समालोचना, 
नाटक भर उपन्यास, वैज्ञानिक और राजनेतिक निवन्ध, पत्रकारिता 
झ्रौर पुस्तिका-लेखन, तथा आत्मकथा साहित्य की थे सव विधाएँ उन्ही- 
से शुरू हुई । 

इसी युग मे श्रौर भी महान्‌ प्रतिभाएँ पैदा हुई, जैसे नेल्लूर के 
वेदम्‌ वेकटराय शास्त्री, बल्लारी के ढी० कृष्णमाचार्लू, मसुलीपट्टम्‌ 
के कविदय तिरुपति शास्त्री भर वेकेट शास्त्री, विजयानगरम्‌” के 
ग्रजाड भ्रप्पाराव। अप्पाराव अग्रदृत थे ग्रगली पीढी के बडे गीत- 
कारो के जेसे--वसवराजु श्रप्पाराव और आडिवि वापिराजु (जोकि 
भ्रव नही रहे) और नन्‍्डूरी सुन्बा राव | तिरुपति वेकट कवुलु ने तेलुगु- 
कविता को आरम्भिक उनन्‍नीसवी शती की रहस्योन्मुख रीतिवद्धता से 
मुक्त किया। वे कविता को सामन्तो के दरवारो भ्रौर पडितो की 
गोष्ठियो से बाहर लछाए। उन्हींके कारण रायप्रोलु सुब्वाराव श्रौर 
डी० बी० क्ृप्णशास्त्री की भाव-कविता निर्मित हो सकी | वुद्ध चरितम्‌” 
तिरुपति कवुलु की एक श्रद्धितीय गृणयुकत लम्बी कविता है, जिसमें 
छन्द-अवाह और समृद्ध कल्पता-चित्र मिलते हे । उनके महाभारत पर 
ग्राधारित नाटक समय की कसौटी पर खरे उतरे हे । 


गीति-काव्य 
१९०५ के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव भ्रौर वकिमचद्ध तथा 


* यह विशाखापट्ननन्‌ बिले में है पर महान दाज्ण भारतीय साम्राज्य की इसी 
नाम की राजधानी से यद स्थान भिन्‍न दे | 


१७८ आज का भारतीय साहित्य 


रवीद्धनाथ के रूप में वगाली साहित्य का प्रभाव दक्षिण भारत में किसी 
भी श्रन्य भाषाभाषी समूह से पहले तेलुगु पर पडा। इस प्रकार, जब 
कि वीरेजलिंगम्‌ की पीढी सत्रहवी से उनन्‍नीसवी शी के अग्रेजी 
साहित्य से मोह रखती थी ओर कभी-कभी सस्कृत के प्राचीन साहित्य 
की ओर प्रेरणा के लिए मुइती थी, कृष्णा जास्त्री की पीढी पर उन्नी- 
सवी और आरम्भिक वीसवी गती के यूरोपीय साहित्य और समकालीन 
बंगाली साहित्य का गहरा प्रभाव पडा है । 

प्रथम महायुद्ध मे जो युवक कालेजो मे पढते थे उन्होने १९१५ श्रौर 
१९३५ के वीच भ्रपना सर्वोत्तम साहित्य रचा। हमारे साहित्यिक 
इतिहास में ये दो द्ाव्दियाँ अधथेन्स मे पेरिक्लिज़, इग्लेड मे एलिजावेष 
या भारत में भोज अ्रथवा कृप्णदेवराय के युग से तुलनीय हे। भाव- 
गीतात्मक कविता, रोमाटिक सगीत, उपन्यास, कहानी, नाटक इत्यादि 
साहित्य-गासाश्रो को इन लेखकों ते स्मरणीय वनाया। विशेष रूप से 
उनका प्रिय अभिव्यजना-माध्यम भाव-कविता था । प्राचीन भारतीय 
कविता में कवि का व्यक्तित्व कभी भी पाठक के ध्यान में वाधा के रूप 
में नही आता । भक्तो की भगवान के प्रति समर्पण या श्रद्धा की भावना, 
जैसी कि महाकाव्यों या 'शत्तको' में पाई जाती है, कुछ-कुछ आत्मनिष्ठ 
कविता के निकट की वस्तु थी। अव हमारे साहित्य में कवि के व्यक्ति 
गत सुख-दु ख का प्रकटीकरण ओर उसके आस-पास के विचारों तथा 
भावनाओ्रो के श्रान्दोलनों के प्रति प्रतिक्रिया एक नया दौर उपस्थित 
करती है । 

प्रेयोसी की खोज, जो कि एक साथ सौंदर्य की पूर्ण प्रतिमा भर प्रेम 
के मन्दिर की दिशा-निर्देशिका तारिका है, इन भाव-कवियों का प्रमुख 
विपय हैं। उनकी दृष्टि में स्त्री एक श्ररूप व्यक्तित्व है, वह बिजली 
की कौव, भवनम-भ री सुबह और महासागर की तरगो पर नाचने वाले 
सफंद फेन की तरह है। प्रेमपात्र के धादर्शीकरण और मन में गूजते 
रहने वाले वर्णनो के साथ-साथ उन्होने तेलुगु-कविता को भव्यता के क्षेत्र 


तलुगु ४७१ 


तक उठाया | ये वर्णन अ्रधिकतर मासल्न रप के श्राकपंण की अ्पेक्ना 
प्रेयसी के मन भर आत्मा के सौदर्य-सम्बन्धी ही अधिक थे । 

रायप्रोल सुब्वाराव के 'तृणककंणम्‌” और 'स््वप्नकुमारम्‌' काव्यों 
का विपय अ्रुप प्रेम है और वही विपय अवब्बूरी रामक्ृप्ण राव के 
मल्लिकाम्वा' का भी है। इस धरती पर जन्मे एक क्षद्र प्रेमी के 
में किसी स्वर्गीय देवागना के प्रति उत्तट कामना और उसके विरह में 
तीव्र दू ख, कृष्ण झास्त्री के 'उवंगी' और श्रन्य गीतो का प्रमुख स्वर 
है। शिवशकर बास्त्री की 'हृदयवरी' में एक-ज॑से मन और आत्मात्रो 
के मिलन की इच्छा व्यक्त की गई है। 'दीपावलि' में वेदुल सत्यनारायण 
शास्त्री यह पक्का निश्चय करते हे कि आखिरी दम तक वे "“प्रेम-सम्‌द्र 
को पार करने की तीर्थ-यात्रा पूरी करेगे।” नायनि सुब्बाराव को यह 
डर है कि उनकी छोटी-सी नौका मेकभार में टुकई-टुकडे न हो जाब, 
परन्तु वाद मे इस नाव के टुकड़े उनकी चिता के काम में आगे । इन 
सव कवियों के समूह में श्रकेले नायनि विजय या आ्राशा के स्वर में 
अपनी रचनाओं का अन्त करते हे । उनका प्रेम परिपूर्ण होता हे और 
प्रन्तत वे स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने में सफल होते है । 


साहिती-समिति 

रायप्रोल सुब्बाराव इन कवियों में प्रमुव थे। साहिती-समिति के 
मस्थापक शिवशकर शास्त्री ने इन्हे श्ौर दूसरे कवियों को एक साहित्यिक 
गोप्ठी मे एकत्रित किया, जैसे कि वाद में महाराष्ट्र के रविकिरण- 
मण्डल ने या कि कर्नाटक के गेलेयर गुम्पू नें किया। सम्कृत के परिडत 
होने के माथ-साथ वे समकालीन अंग्रेजी माहित्य के भी अच्छे विद्यार्थी 
थे। अन्य तीन-चार भारतीय भाषात्रों के भी वे अच्छ जानकार थ। 
ऐसे शिवशकर गास्त्री, आन्न्र के कवियो, कहानी-लेखको और साहित्यिक 
निवन्धकारों के, श्न्नागार या बडे भैया वने । गिदुगु राममूति पनुलु 
ने बोली जाने वाली तेलुगु को साहित्यिक अभिव्यजना का माध्यम वनाने 


१८० आ्राज का भारतीय साहित्य 


का आन्दोलन शुरू किया, परन्तु साहिती-समिति ने इस माध्यम को 
प्रत्यक्ष उपयोग में लाकर इस श्रान्दोलन को सफल बनाया । द्वितीय महा- 
यूद्ध ते पहले लगभग चौथाई शताब्दी तक पद्च, गीत या गद्य के क्षेत्र 
में जो भी स्मरणीय कृति साहित्य में मिलती है, वह समिति के प्रतिभा- 
गाली सदस्यों श्रोर उनके प्रणसकों तथा भ्रनुयायियो की ही देन है, और 
इसका श्रेय समिति को ही देना चाहिए । 


गीतकार 

कुछ कवि ऐसे भी थे जो पद्य लिखने की सामथ्यं होने पर भी गीत 
लिखते थे । यह कल की वात जान पडती है, परन्तु वस्तुत ४० वर्ष 
पूर्व की यह धटना है कि वसवराजु अप्पाराव और नदूरि सुब्बाराव ये 
दोनों चचेरे भाई मद्रास के लॉ कालेज और क्रिश्चियन कालेज में पढते 
थे। वे गुरजाड श्रप्पाराव के गीतो भ्ौर पद्च-गीतो से वहुत प्रेम करते 
थे और वडी भावना के साथ उन्हे गाया करते थे। धीरे-धीरे उत्सुक 
सहपाठियों के सामने उन्होने अपने गीत भी गाते शुरू किये। वे इतने 
मामिक थे कि सुनने वालो की आँखों में भ्राँसू झा जाते थे। 'सेलियेटि 
गानमु” (निर्कर का सगीत) बसवराजु भ्रप्पाराव की रचना थी और 
नडूरि युव्वाराव की 'येकिपाटल | इन रचनाझो ने जनता को भकभोर 
दिया। आाज ये गाने प्राय. प्रत्येक आन्ध्रभापी के होठों पर हे । श्रप्पा- 
राव ने कहा कि हृदय को सुकुमार बनाने के लिए दुख से गृजरना 
चाहिए और अह॒कार पूरी तरह निकाल देना चाहिए। सुव्वाराव के 
ग्रामीण प्रेमी 'येकी' और 'ताइडु वावा' सुकोमल और भले होने के साथ 
ही किसी राजसी रोमास के तायक-नायिकाओशो की भाँति एक-दूसरे 
से उत्कट प्रेम भी करते हे। जब प्रेमी प्रेयर्सी से एक सरल प्रइन 
पूछता है 

“ओझ्रो प्रकाश कुमारी, तुम कहाँ रहती हो ?” 
तो वह भोली लडकी उत्तर देती है - 


7 
822 १८१ 


“तेरी छाया में में श्राना महल बनाऊगी ।” 

भ्रडिवि वापिराजु  चित्रकार, कवि श्रौर गीतकार थे। बाद में 
कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भो उन्होने र्याति पाई। राजमहेन्द्री के 
सरकारी कालेज के प्रिसिय्ल प्रोफेसर श्रोसवाल्ड कृल्ड़े ने उन्हें पढ़ाया । 
ऐमे युनस्क्ृत्त अग्रेज जो स्वय चित्र वनाते थे, अग्रेजी में पद्य और कहानी 
लिखते थे उनकी मंत्रा वापिराजु, कविकोडल वेकट राव, प्रसिद्र चित्र- 
कार दामे्ल रामा राव और उस यूग के भ्रन्य युवकों के जीवन पर 
लाभदायक प्रभाव डाल गई। एक सौ वर्ष पूर्व आन्ध्र के लिए सी० 
पी० ब्राउन श्राई० सी० एस० ने जो काम किया, श्राधुनिक पश्रान्श्र मे 
प्रोफेसर कूल्ड्ें ने वही किया। वापिराजु की प्रतिभा बहुमुखी थी । उनका 
प्रिय माध्यम गीत था । उनके गीत भाव-भरे है और श्रोता को ऊँची 
मन स्थिति में ले जाते हें। ठीक उस गोदावरी नदी की तरह, जो उनके 
एक गीत में "स्वर्ग तक ऊँची बहती है ।” 


विश्वनाथ और पिंगलि 

विश्वनाथ सत्यनारायण ने अ्रपने 'कोकिलम्म पंडलि' (कोयल का 
विवाह) और “किन्नेरसानि' में प्रकृति के सुकोमल भावों को रोमाटिक 
कहानी गीत के माध्यम से वणित की है, जब कि दृब्वूरि रामि रेड्डी 
ते उसी कार्य के लिए उत्तम छनन्‍्दों का उपयोग किया । पुनर्जागरण लाने 
वालो में विश्वताथ का वहत उँचा स्थान है। उन्होंने प्राय प्रत्येक 
साहित्यिक व्यजना में बडा नाम कमाया है--भास्तीय पद्म, रोमाटिक 
गीत, भाव-गीत, उपन्यास, कहानी और समालोचना झादि सभी म्पो 
में । उनके लेखन में भक्ति, समृद्धि और ऊबद-खावड़पन मिला हुआा 
है। 'गिरिक्रुमार' नाम गे उन्होने एक बडी सुन्दर प्रेम-कबिता लिखी 
है। उनकी '्रान्त्र-प्रभस्ति' में राष्ट्रीय काव्य अपनी भव्यता प्राप्त 
करता है ! 


+ लकी सूृत्यु १६९४० में हुए | 


१८२ श्राज का भारतीय साहित्य 


पिगलि लक्ष्मीकातम्‌ और काट्री वेकटेश्वर राव ने अपना 
साहित्यिक-जीवन एक छोटी-सी काव्य-पुस्तक से भ्रारम्भ किया, जिसका 
नाम 'तोलकरि' था। डॉ० सी० आर० रेड्डी ने उसकी बडी प्रशसा 
की थी। छोटी आयु में जो प्रतिभा उन्होने दिखाई उसका विकास 
उनके 'सौन्दरनन्दम्‌' नामक उस लम्बे दीधे काव्य मे मिलता है, जिसमे 
बुद्धकाल की पुन याद की गई है। रूप की पूर्णता भौर भावना की 
व्यता से 'सौन्दरतन्दम्‌' एक उत्कृष्ट तथा सफल महाकाव्य बन 
गया है। 
इस थुग के कवियों के मुख्य विषय प्रेम और प्रकृति थे। परन्तु 
राष्ट्रीयवा-विशेषत. विदेशी राज्य के विरुद्ध सघर्ष के दिनो में- 
उनकी भावनात्मक मनोघटना का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व थी। ये कवि 
स्वप्नदर्शी थे और उनकी दृष्टि विश्वात्मक और व्यापक थी। उनकी 
सहानुभूति जनसाधारण तक पहुँची थी, यद्यपि प्रत्यक्षत. वे सारी 
जनता-जैसा जीवन नही बिताते थे। गद्य-शेली और छन्द-विन्यास में 
उन्होने शास्त्रीय भौर लोकप्रिय दोनो शैलियो के बीच का भ्रन्तर कम 
करने का प्रयत्त किया। तेलुगु मे इन शैलियों को 'मार्गी' और ददेशी' 
कहते है । 


वामपक्ष की ओर भुकाव 

१९३५ के बाद तेलुगु-कविता मे वामपक्षी विचारों की भर भुकाव 
हुआ । श्रीरगम्‌ श्रीनिवास राव (श्री श्री) ने रोमाटिक आन्दोलन के 
विरुद्ध विद्रोह शुरू किया, जिसका आरम्भ रायप्रोल्‌ सुब्बा राव से हुआ 
था। श्रीनिवास राव अपनी कविता में लिखते हे कि भ्रव ऐसी नई 
दुनिया वन रही है, जिसमे पसीने भौर मेहतत का फल यह होना चाहिए 
कि किसानो भ्रौर मजदूरों के अधिकार उन्हे पूरी तरह प्राप्त हो जायें। 
ताजमहल की सुन्दरता के गुण गाने मे कोई श्र नहीं है; जरा इस 
बात को तो सोचो कि ताजमहल बनाने में कितने मजदूरो से बेगार ली 


तेलुगु १८३ 


गईं। कोमल भावना और प्रकृति का उत्फुल्ल पूजन उसके विविध रपो 
में श्रव काव्य के विषय नही रहे। यह नये कवियों का दल परिचम के 
इम्प्रेशनिस्ट भौर सुरियलिस्ट दल के प्रभाव में श्राग बटा | उन्होने रूट 
छन्द-वन्धनों को तोड दिया, यहाँ तक कि छायावादियों द्वारा बहुत 
श्रधिक प्रयुवत गीत छन्द को भी उन्होने छोड दिया | मुक्त छन्द उनका 
प्रिय माध्यम है। व्यापक आर्थिक श्रसन्‍्तोप और राजनंतिक स्वतत्नता के 
बाद का स्वप्न-भग उनके अनुसार वर्ग-सघर्ष के लिए उपयोग में लाया 
जाना चाहिए। इसके साथ-ही-साथ भ्रौर भी दूसरे कवि है, ज॑से 
म लवरपु विश्वेश्वर राव भशौर पिलका गणपति जास्त्री, जो कि रायप्रोल 
भ्रोर कृष्ण गास्त्री की पुरानी परम्परा से बंधे है। वेकट गास्ती के शिष्य 
वुच्चि सुन्दरराम गास्त्री की 'पैंचवटी' से भवत-कवियों जंसे उनके 
उत्तम गृण प्रकट होते है । 


नव्य क्लासिकवादी 

आ्राधुनिकतम वर्षों मे एक नया आन्दोलन शुरू हो रहा है, जिसका 
उद्देग्य महाकाव्य की ओर लौटना है। इस सदी के पहले दशक के 
रोमासवादियो के विरुद्ध वामपक्षियो और सुरियलिस्टो ने जैसा विद्रोह 
किया था, उसी प्रकार से नव्य क्लासिकवादी नडूरि कृष्णमाचार्लु, 
जव्याल पापय्या भास्त्री और जी० जपुआ १९३५ से १९५० तक के 
सुरियलिज्म के मूल्य के प्रति शका व्यक्त करते हैँ । संघर्ष के बदले 
समन्वय इनका आ्रादर्श है। इन नव्य कलासिकवादियों को पटटामि श्रौर 
श्रारद्र का अराजक मुक्त छनन्‍्द बिलकुल नही जेंचता । महायद्ध के बाद 
की दुनिया में भीतिक जगत्‌ और पआ्रात्म-तत्त्व के बीच, आदर्णवाद भर 
यथार्थवाद के धीच धन्तुलन स्थापित करना आवश्यक है। कप्णमाचार्ल 
भर उनके साथी कवि यह मानते हे कि वे इस प्रकार का 
सब्लेपण निमित कर रहे हे । युरियलिस्टो ने रोमाटिफों का मज़ाक 
उड्यया और उन्हें पायनवादी कहा | श्रव ये नव्य कलासिकवादी यह 


८४ आज का भारतोय साहित्य 


पूछ रहे हे कि वर्ग-विपमता का वराबर प्रचार करने से वे झराखिर मे 
कहाँ पहुंचेंगे ? यह माना कि जनता गरीब और दुखी है, परन्तु हेष भौर 
घृणा के भजन गाने से यह दु ख॒ कैसे दूर होगा ? क्‍या वर्ग-युद्ध अनिवार्य 
है, और क्‍या कविता का कार्य राजनेतिक और गआथिक क्रान्ति की दासी 
वनना ही है ? ये प्रश्न आज पूछे जा रहे हे । तव्य क्लासिकवादी कविता 
के लिए उसकी पूर्व महत्ता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हे । कविता 
विशेषत सौदय झौर सत्य के सर्वोत्तम सार का सकेत है। विष्वनाथ 
सत्यनारावण ने राम-चरित को आधार बनाकर एक महाकाव्य लिखकर 
एक प्रकार से महाकाव्यो की ओर लौटने का महत्त्व प्रतिपादित क्या 
है भौर गडियारम शेष शास्त्री ने 'शिव भारतम्‌' काव्य मे गिवाजी को 
झ्पना नायक बनाया है। 


कहानी 

५० वर्ष से भ्रधिक समय हुआ गुरजाड श्रप्पाराव ने समकालीन 
समाज-स्थिति के चित्रपट के नाते कहानी लिखना प्रारम्भ किया। 
परन्तु आगे के वर्षों मे उसके विकास और साहित्य मे ऊंचे स्थान पर 
पहुचने का श्रेय चिन्ता दीक्षितुलु और उनके भ्रनुयायी लेखको के दल 
को है। दीक्षितुलु की कहानियाँ जनसाधारण के सहानुभूतिपूर्ण 
चित्र व्यक्त करती है, उनमे सूक्ष्म उदार परिहास भी होता है। वे 
कर्नाटक के मास्‍्ती वेकटेश भ्रयगार की कहानियों की भाँति हे। 
यच्पि ये पडोस के क्षेत्रों की कहानियाँ हे, फिर भी एक भाषा- 
भाषी दूसरे भाषा-भाषी की कहानियो को बहुत कम जानते हे। 
दोनो कहानी-लेखक उस कला में दक्ष हे, जिसमे कला छिपी रहती 
है। उनके वर्णन सरल होते है, मानो कहानी अपनी कहानी खुद कहती 
जाती है और फिर भी अन्त भ्रतिवायं जान पडता है। मुनि्माणिक्यम्‌ 
नरसिह राव ऐसे ढंग की कहानी के सूत्रधार हे जिसमे मध्यमवर्गीय 
परिवारों के घरेलू जीवन का चित्र हो | वे विशिष्ट स्थितियों में हास्य 


तेलुगु ८५ 
रस के वर्णन में बहत सफल होते हूँ । उनकी नायिका कान्तम सहदय 

स्नेहमयवी गृहिणी है, जिसमे कि अपना विशेष हठ भी हूं। बह परे बार 
सोचती हे कि वह जितनी होशियार है उसका पत्ति गावद ही उतना 
होगियार हो। गृडिपाटी वेकटाचलम स्त्रियों द्वारा महे जाने 
की कहानी वडे ही जोरों से व्यक्त करते हैं । वे घोर यवाद्बयाद में 
विश्वास करते हे । विभेपतया सेक्स के वर्णनो के सम्दन्ध में वे बभी-भों 
यथा्थंवाद के बदले प्रत्यक्षवाद का अ्रनुमरण करते है और दह्ानियों मे 
इतना विवरण भर देते हें कि उनके कलात्मक भाव नप्ट हो जाते हूं । 
तेलग में सफल कहानी-लेखको की सरया बहुत बडी है और वह 4 
ही जा रही है| लेखिकाश में कनपर्ती वरलद्ष्मम्मा, इल्लिन्दला सरस्दरती 
देवी श्रौर मालती चन्दूर महत्त्वपूर्ण हें । तेलगू के कहानी-क्षेत्र दी ऊची मफ- 
लता का एक प्रमाण यह है कि तीन वर्ष पूर्व एक विव्व-कहानी-प्रति- 
योगिता में दूसरा इनाम पी० पद्मराजु को मिला। भ्रडिवि वापिराजु की 
कहानियाँ साधारणतया कलाकार श्रीर उनके मौदयं-दृष्यों के श्रास-पास 
मेइराती रहती है । 'शिला प्रतिमा एक नतंकी के प्रति एक मून्विर 
के प्रेम की स्वप्न-कया है और वह सहज ही एक श्रेष्ठ कृति वन ग- ६ | 


शभ 


न 
2 
ल है 
क। 
4 
जा. 


# 
के 
॥ 


उपन्यास 
वीरेशलिंगम्‌ तेलुगु के पहले उपन्यास-लेसक थे । उनका “राजसेखर 
चरित्रम' गत शताब्दी के अ्रप्टम दघ्मक ने प्रकाशित हुम्ना | वह मत्यवर्गी 
ब्राह्मग-परिवार का चित्र हे। एक घर के मृखिया तईं प्रकार नी ऊची- 
नीची परिस्थितियों में से गृजरते हें, परन्तु अन्त में वे विजयी हे हूँ । 
इस उपन्यास का एक अग्रेज़ ने अग्रेजी में लजमा किया था | वीरेगतिगम 
के वाद इस क्षेत्र में चिलकमति लश्ष्मीनर्रसहम्‌ है, जिनके ऐतिहासिक 
उपन्यास बहुत लोकप्रिय बने । उनकी कीति समकालीन आन्ध्र झोवन 
पर लिखे हुए 'रामचन्द्र विजयम्‌! नामक उपन्यास पर जादारिति है । 
रमेश दत्त के 'छेक श्रॉफ पाम्म' के उत्तम अनुवाद से आन्ध्र का उस 


। 


१८६ प्राज का भारतीय ग़ाहिल 


पीढ़ी को बंगाली जीवन और ग्रा्काक्षाओं का परिचय मिला । यह श्रेष्ठ 
काय आगे वेंकट परव॑तीश्वर कबृछू करते रहे, जिन्होंने कई बंगाली 
उपच्यासों का अनुवाद किया, जिनमें वंकिमचत्र के उत्तम ग्रंथ भी हैं। 
इसके बाद बहुत-से जासूसी उपन्यास लिखे गए, जिनका कोई साहित्यिक 
मूल्य नहीं है। १९२१ में वृल्तनव लक्ष्मीतारायण ने 'माल पहली * नामक 
उपन्यास लिखा, जो कि गाँधी-युग का उत्तम उपन्यास है। 
- . विश्वनाथ सत्यनारायण औौर भ्रडिवि वापिराजु आज के दो श्रेष्ठ 
उपध्यासकार कहे जा सकते हैँ। दोनों को आरस्भ में बड़ी लोकप्रियता 
मिली है। १९३४ में श्रास्थ्र-विद्वविद्यालय ने इन दोनों छेसकों को अपने 
श्रेष्ठ पुरस्कार दिए। विश्वनाथ का उपन्यास था--वेयि पदणलु' 
(सहन फृण) और बापिराजु का 'वारायणराव*। विश्वनाथ पुराने 
ढंग के जीवन के प्रेमी हैं और उनके उपन्यासों-विशेषतया 'सहुस्त फण-में 
ऐसी ज़िन्दगी का वर्णन है, जो अब बहुत-कुछ मिट्ती जा रही है। अगली 
ः परीढ़ियों के लाभ के लिए समाज के विविध स्तरों की विचार-द्धतियाँ 
. और भावनाएँ,. रीति-रिवाज भौर कई चीज़ें उन्होंने इस उपन्याक्ष में 
चित्रित की हैं। बहुत विस्तृत पट पर कार्य करते हुए विश्व-कोश-जता 
ज्ञान प्रदर्शित करते हुए विश्वनाथ में कहीं-कहीं पूरे चित्रवन्ध की अन्विति 
नहीं मिल पाती : विविध स्वर अच्छी तरह से समन्वित नहीं हो पाते । 
बापिराजु सौदयं-प्रेमी भर भ्राशावादी हैं । उनके उपन्यातों का अन्त 
सुत्र और सम्पूतति में होता है। कलालक दृष्टि से उनका कार्य अधिक 
पक्का और सफल है। 

' दुसरे महत्त्पूर्ण उपन्यासकार हैं तोरि तरह शास्त्री । उनके 'वारा- 
यण भट्ट' भौर 'रदमम देवी * पूर्व चालुक्य-काकति-काल का जीवन व्यक्त 
करते हैं और सामाजिक-ऐतिहासिक उपन्यात्ों के नाते बहुत सफल हैं । 
तरुण छेसकों में सबसे प्रसिद्ध हें 'बुच्चि बाबू | । उनका 'चिवरकु मिग्रि- 

+इन उफ्यातों के हिल्‍दी-अनुवाद साहिलय अंकादेसी प्रकाशित कर रही दै। .. 
[एस० वी० सुलाराव ।. हे! जा का 


तेलुगु १८७ 


लेदि' (जो कुछ वचा रहे) आधुनिक यात्रिक युग के सप्र्ष को व्यय 
करता है। उपनगरो के जीवन में जो छोटी-छोटी लडउया और ब्‌राइया 
चलती है, उनका वह चित्र है। विशेष रुप से स्त्री-पुरुपो के सम्बन्ध में 
जो विचित्र उनभने पैदा हुई है वे भी इसमे चित्रित हे । चरित संवाद, 
वर्णन-णैली इत्यादि में वृच्चि वाबू की रचनाएँ एक प्रकार मे विशेष प्रगति 
व्यक्त करती है, यद्यपि उनके भीतर कही-ऊही अविन्वास श्रीर यहा की 
धारा विद्यमान हे । 

यूरोपीय भाषाओ्रों और वगाली तथा हिन्दी से यरच्चन्द्र एवं प्रम- 
चन्द के उपन्यात्त वडी सल्या में अ्रनृदित हुए हूं । तेल॒गु-गद्च के नाते यह 
अनुवाद उच्चकोटि के नही है । 


भाटककार 

पुरानी सदियों के खुढ़े रगमच पर नृत्य-नाटकों की तुलता में झ्ावु- 
निक मच के नाटक वडे-वडे शहरो में कुछ प्रव्यावमायिक अभिनेता सामने 
लाए। गद्य, पद्य ओर गीत बडी मात्रा में उपयोग में लाए गए ओर 
उनके विपय॑ भी पीराणिक, ऐतिहासिक या सामाजिक थे। आन्ध्र देश 
में हरिप्रसाद राव, टी० राधवाचारी श्रौर स्थानम्‌ नरनिह राव-जसे बडे 
अभिनेता पैदा हुए । परन्तु डी० कृष्णमाचालु , वेदम्‌ वेकटराय जास्त्री, 
पानुगटि नरसिह राव और ग्रजाद अ्र्पाराव-जंसे प्रसिद्ध नाटककारों पी 
मृत्यु के वाद कोई सफल लम्बा नाटक नहीं लिखा गया । हर नाटक के 
अन्त में ऐसा लगता है मानो कोई कहता हो--कितना मुन्दर अभि- 
नय है, परन्तु नाटक निम्न भणी का है | विश्वनाथ की 'नतनगाला' 
और वेलूरि चद्रणेखरम्‌ की 'कचनमाला' उत्तम साहित्यिक हृतियां हूं । 
परन्तु वे अभिनेताओ्रो और जनता दोनो को ही प्रिय नहीं लगी । 

एकाकी नाटक कार्य की क्षिप्रता और विनेषतया सामाजिक और 
साहित्यिक समारोहों में मनोरजन के मूल्य के कारण लम्बे नाटवों का 
स्थान ले रहे हूं, और प्रव एकाकी नाटकों से भी ज्यादा, छोगो को 


१८८ आज का भारतीय साहित्य 


सिनेमा प्रिय है। फिर भी एकाकी के वड़े अ्रच्छे प्रसिद्ध लेखक हे--मुच्य 
न्गवाधीग राजमन्नार, नाले वेकटेब्वर राव, मुद॒दु कृष्ण भर आचायें 
आ्त्रेय | आवुनिक रग-मच को इनकी देन वह॒त मूल्यवान है। उन्होने 
हमें ऐसे नाटक दिए है जो साहित्य की तरह पठनीय होने के साथ-साथ 
मच पर अभिनेय भी हूं । 


नान-विजान का साहित्य 

गद्य और पद्च में रचनात्मक साहित्य की तुलना में, ज्ञान-विज्ञान का 
साहित्य तेलुयू में काफी प्रगति कर चुका है । राजनीति, विज्ञान, समाज- 
गास्त्र, अ्र्य-गात्त्र और इतिहास आदि पर उच्च स्तर की पुस्तक लिखी 
गई हूं । इतिहास पर के० वी० लक्ष्मण राव, सी० वीरभद्र राव, भाव- 
राजु कृप्णा राव और सोमशणेखर धर्मा की पुस्तक साहित्य का कोटि में 
मानी जाती है । 

श्री टी० प्रकाथम्‌ की आत्म-कथा एक मामिक मानवीय लेखा है, 
एक महान्‌ व्यक्तित्व का आत्म प्रकटीकरण है। इसकी शैती नरल, 
संगत और आकर्षक है । तेलुगू में नए लेखकों के लिए ऊँची पत्रकारिता 
प्रोत्याहन का बड़ा स्रोत रही हैं। कई पन्नों में रचनात्मक साहित्य 
प्रकान्षित होता रहता है, जो कि वाद में पदच्च, कहानी था गीत के संक- 
लनो के रूप में प्रकाशित होता है। आन्त्र पत्रकारों में सबसे व 
“कृष्ण पत्रिका' के स्वर्गीय श्री कृष्ण राव है, जिन्होंने वडा उत्तम गद्य 
लिखा है। उनके 'समीक्षा नामक ग्रथ में साहित्य, दर्शन और कछा- 
सम्बन्धी निवन्ध मकलित है | ह 


नया दौर 

बन्त ये मे आज की साहित्यिक स्थिति का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत 
करना हूँ | बच्छी कविताएँ अभी भी लिखी जा रही है । वाहू गगावर 
तिलक ने आ रोजूल! (वें बिन) नामक एक कविता लिखी है, जिसमे 


तैलगू (८ 


ना 


वचपन के जीवन और स्वप्नों के प्रति दौहाई व्यक्त किया है। उस 
कविता के अन्त में यह सार्थक विचार है कि वतमान जीवन जौसे भोः 
है तो केवन इमीलिए कि पिछले दिनों वी सुगन्धित याद यरबर थात॑ 
है। पतुल श्रीराम गास्त्री जच्छो कहानी प्रौर रेडियो-माटकों के प्रभाव- 
ताली लेखक है, उन्होने 'मानवुद' नामक एक पद्म-गाथा लिसो है । उम्र 
एक चोर के मन की स्थिति दियलाई है । एक घंटे के भीतर उसके 
मन में कितनी भावनाएँ उठती-गिरती हैं, उनका यह संदल वणन 
है, और यह चोर अनिच्छा से उस घर की मुस्य स्त्री का रक्षक बन 
जाता है, क्योकि वह स्त्री आत्म-हत्या करने जा रही थी । विद्वान्‌ 
विग्वम्‌ की लम्बी कविता 'पेन्नेटिपाट' रायल सीमा के यामीण जीव 
का चित्र है। एक ऐसे गाँव का वातावरण उस कविता में है, जहा कि 
गरीबी और प्रभाव के प्रति निरन्तर संघर्ष चलता रहता है । उस गाव 
की बोली का पुट इस कविता में है श्रोर तेलगुटविता को यह एफ 
महत्त्वपूर्ण देन है । परन्तु अन्त में कवि उपदेशक वन जाता है भौर 
अमीरो को कोसता है कि वे बिना हृदय तथा आत्णा के लोग हूं, थे 
अपनी ममृद्धि की इमारत गरीबों की हहियो और सून पर बना रहे है । 
पी० श्रीराश लु जेट्री ने तमिल के प्राचीन ग्रथ 'कब रामागण' शौर 
शिलप्पदिकारम' को प्रवाही तेलुगु-पत्व में व्यक्त किया है और वह बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । वे तमिल झौर तेलुगु को एकत्र लाने में महायक हे । 
तेलगाना से दो प्रकारान हुए है, जिनका बडा महत्त्व है। सी० नारा- 
यण रेड्डी ने अपने 'गेत-काव्य, नागार्जुन सागर' उत्थादि ग्रन्थों में 
सौन्दय्य भ्रोर सत्य के पुरातन सधर्ष को सुन्दर काव्य-वाणी दी है । रह 
संघर्ष वस्तुत प्रेम और कर्तव्य के बीच का संघर्ष है। झास्तिली का 
हृदय एक ओर पदुमदेव नामक कलाकार के प्रति प्रेम भर दूमरी ओर 
धर्म के प्रति कर्तव्य के बीच में बेटा हुत्मा है। इम संघर्ष वा को: फल 
नहीं निकलता । पदमदेव विजयपुरी छोइफर चना जाता है और फिर 
स्वप्न के भीतर स्वप्न की तरह, गान्तिश्नी नागार्जुन सागर का कत्पना- 


» 


अन्‍्मनकु 


१९० झाज का भारतीय साहित्य 


श् ऐ 


त्रित्र ठेखते है । संकेत स्पष्ठत यह है कि प्रेमी का अपूत्ते प्रेम फेलकर 
एक वाढ का रुप लेता है और श्रन्त में जाकर सागर वन जाता है। 
ह एक महान्‌ कविता है । दशरथी का “महाप्रोदयम्‌' कविता-सग्रह 
राप्ट्रीना की भावना से भरा हुआ है। तरुण दागरथी को वह कवि 
मानना चाहिए जिसने विद्ाल श्रान्त्र का स्वप्न देखा था और इस 
राज्य के प्रत्यक्ष सम्मिलन से बहुत पहले उनके हृदय का सम्मिलन 
घटित किया था। राष्ट्रीय कविता के भ्रतिरिक्त इस सत्रह में मजीरा, 
माबुरी और पौपलक्ष्मी-जेसे भाव-गीत भी हे। 
तेलगू के मच के नाटकों को सिनेमा के कारण जो कुछ वर्षो 
के लिए ग्रहण लग गया था, उससे अभ्रव वे मुक्त हो रहे हे । भ्रव्याव- 
साबिक नाटक-मण्डलियाँ, जिनमे कि विद्यार्थी प्नौर दूसरे नाटक-प्रेमी भाग 
लेते हैं, सास्क्ृतिक समारोहो में एकाकियों का श्रभिनय प्रस्तुत करती 
है। पुराने नाटक, जिनमें कि पद्म और सगीत भी बहुत मात्रा में होते 
थे, प्राय. दर्गको को आकरपित करते रहते हे। नए ढग के पौराणिक या 
ऐतिहासिक नाटक अब नही लिखे जा रहे हे । कविता और लोक-कथा 
में श्राज के नाठकों में भी विषय की पुनरावृत्ति और एकरसता है। 
वही गरीब किसान, वही कम वेतन वाला क्लक, वही वेग्यालयो में जाने 
वाली स्त्री और वही रिक्शा वाला | कहानी में जितनी अ्रधिक मात्रा में 
हमे युवक-युक्ती मिलन का दष्य मिलता है उतना नाटक मे नहीं। कुछ 
आवुनिक नाटककार यह सोचते हूँ कि कुछ विशेष हितों या दृष्टिकोण 
से उनका प्रचार श्रवव्य करना चाहिए । परन्तु वे यह बात भूलते हे 
कि नाटकों की सोहेश्यता पर झ्राक्रमण करने या बल देने की भ्रपेक्षा वही 
विचार, घटनाओं भ्रौर कथानक की रचना के द्वारा वे सरलता से व्यक्त 
कर सकने हे । इधर रेडियो-नाटक और मंच के नाटक भी कुछ बहुत 
अच्छे खेले गए हैँ | एक पुराने लेखक मोक्कपाटि नरसिह भास्त्री ने 
अनब्वर॒म्‌' नामक नाठक लिखा है । इस नाठक में प्रच्छुन्न उल्लेख है 
परम्परित हिन्दू समाज की ओर, जो कि नई विचार-धारा और 


हाई? 


तलगु ड्रल ड़ 


शक्तियों के श्राग भुकता है। वह कई बातों को अपनाता भी है पर उनमे 
खण्डित नही होता । भट्टिपोल क्ृष्णमति का रचा हग्ना मादा र्ण्या 
वाला' एक उच्चकोटि का नाटक है । इसमें एक रिख्या वाजा 7ए 
छोटी-मी लडकी के प्रति आ्राइृष्ट होता, है, जो कि अन्त में उम्ीती नारे 
निकलती है। यह करुण कथा अच्छी तरह व्यक्त की गई है। दो परि- 
वारो के पुनमिलन की वात बहुत देर बाद ध्यान में आती है। ग्रारद्र के 
धानभजिका में यह दिस्लाया गया है कि कहानी अ्पने-भ्राप कैसे विनर: 
नही होने दी जाती, परन्तु हर मोड पर अभिनेता, गायक, प्चि और 
दिग्दर्शक उसे अदलते-बदलते जाते हैँ । दूसरा सफल नाठक हु 'ररति॥7', 
इसके लेखक हुँ वेल्लमकोडा रामदास। उसके सवाद झ्रौर घटनाएं 
ही सौम्य हे । यह नाटक वहत अच्छी तरह भ्रश्तिम परिणति पर पह- 
चता है | यह नाटक यूक्ष्मत व्यव्यपूर्ण है, क्योकि नाथक, जो एक 
आदयथंवादी है, उन्ही लोगो द्वारा मारा जाता है, जिनसे कि वह मित्नना 
करना चाहता है। 

कहानी ऐसा साहित्य-रप है जो झ्राजफत बहुते ही लोगपरिस 
है। दैनिक, साप्ताहिक, उच्चकोटि के मासिक-पत्र सेकडों की सरया में 
कहानी प्रकाणित करते है, परन्तु साहित्यिक गुणों की दृष्टि से वे उतनी 
ऊँची नहीं होती । विपय-वस्तु की पुनरावृतति तो है ही, परन्तु #मारे 
आवनिक कहानी-लेखकों का तेलगू गद्य भी बहत ही असतोपदनकऊ 
है | रूप, शिल्प श्र साहित्यिक टेकनीक की श्ोर बह उपज्ञा शाबद 
कहानी को नप्ट कर देगी। कमीेमी साहित्यिक स्पर्धाओं से वहते 
ऊँची कहानियां ऊपर आती है और प्रम॒स साहित्यिक पत्रिकाओं में एफ 
ऊँचा स्तर स्थापित होता है | तेन्‍्नेंटि मूरि की भारती, फम्मूरि 
वेनुगोग्राल राव का ननूर्योदियर्र, बुच्चि बाबू को 'निरल्गाययम्‌ , 
दिगुमति रामा राव का 'मेमु मुग्युस्म, श्रीर बी० सीता देवी या 
'मारिपोयिन मनिषि' शैली और टेकनीक दोनों ही दृष्टि से उत्चयाद्रि 
की कहानियाँ है । इन्‍्टर बी० एन० थर्मा ने स्टीफेन ज्वाइय पी हाफ 


१९२ झ्राज का भारतीय साहित्य 


कला-प्रेमी की कहानी” का अनुवाद मूल जमंन से 'यायादारि चित्रालु' नाम 
से किया है जो कि उल्लेखनीय है। मुनिमाणिक्यम्‌ ने श्रपनी बाद की 
कहानियो की नायिका कान्‍्तम्‌ को एक बुद्धिमान भर अनुभवी प्रौढा 

के रूप में पुन प्रस्तुत किया है। 
ग्राज का सर्वश्रेष्ठ तेलगू-लेखन साहित्य एव कला की समीक्षा के 
क्षेत्रा में ही रहा है। हमारे उच्चकोटि के मासिक एवं साप्ताहिक पत्रों 
में तथा दंनिक पत्रों के साप्ताहिक सस्करणों में भी शास्त्रीय और सम- 
सामयिक साहित्य एवं कला की सुपठित एवं सुलिखित आ्रालोचना होती 
है, साथ ही साहित्यिक एवं कलात्मक क्ृतियों के मूल्याकन के सिद्धात 
भी निरूपित किए जाते हं । यह पुराने विद्वातों की उस पीढी के काम 
का ही विकसित रूप है जिसमें डॉक्टर सी० श्रार० रेडड्डी, रा० भ्रनत 
कृष्ण धर्मा और पी० लक्षमीकान्तम्‌ थे। वी० वी० एल० नरसिंह राव 
तेलुगु और श्रग्नेज़ी उपन्यास की तुलना वडी गहराई से करते हू । पोतु- 
कूचि सुब्रह्मण्य गास्त्री काव्य-भास्त्र पर बड़े ही अच्छे लेखों के प्रणेता 
हैँ । उन्होने रसास्वाद के सिद्धान्तों पर भी उत्तम लेख लिखे हे | पी० 
जगन्नाथ स्वामी ने 'कलोपासना' नामक पुस्तक में रचनात्मक कला के 
सिद्धान्तो की विवेचना की है। तीन छोटी पुस्तके, डॉ० सी० सत्यनारादण 
की 'भारतीय कला*, वी० वेकटेब्वर राव की गृहालकरण', भ्रौर डॉ० 
« एम० रामा राव का नागार्जुन कोंडा' भारतीय शिल्प और चित्र-कला 
के भ्रव्ययन के लिए उत्तम पुस्तक हे । ये सब वड़ी सरल और प्रसाद- 
गुणयुकत गद्य-णैली में लिखी गई है । चित्रो का मुद्रण और प्रकाशन 

नयनाभिराम है। 

प्रन्य भारतीय भाषाओ्रों के साहित्य पर व्यास्यात्मक श्रालोचना का 
विकास स्वागत करने योग्य वात हैं। कर्ण राजणेपगिरि राव का निवन्ध 
जयशकर प्रसाद की हिन्दी 'कामायनी' पर और रहमान के निवन्ध 
वगाली कवि नज़रुल इस्लाम पर विशेष उल्लेखीय हे । उच्च साहित्य की 
रचना और उसकी विवेकयुक्त समीक्षा के लिए हमे रचनात्मक आलो- 
न्न-११ 


तेलग्‌ १९३ 


चना के सिद्धान्त ग्रहण करने होगे। ऊपर जिनागा उल्होष हुआ है, उन 


झ्ालोचनात्मक माहित्य की रचना की है! 

तेलुग का साहित्य महान और विकास्ील है। मस्हत धौर तैरगु 
का सम्पूर्ण समन्वय उस मधुरता और सौंदर्य मे साहित्य को सम्पन्न ऋर 
देता है, जिससे कि त्यागराजु के गीत विय्व-विस्यात हर। प्रमस 
भारतीय भापाश्रों के कई शतियों के साहित्य का इतिहास जब विया 
जायगा तब उसमे तेलुगू को सम्मानयूकत स्थान मिलेगा। नन्‍नरय के 
युग से श्राज तक साहित्यिक परम्परा श्रस॒इ रूप से चली भा रही 


तेलुगू पर चुने हुए सदर्भ-ग्रथ 
तेलुगु लिट्रेचर--पी० चेनचंया तथा राजा एच० भूणग रावबहाटुर 
तेलुगु लिट्रेचर--डा० पी० टी० राजु 
ए हेडवक श्राफ तेलग लिट्रेचर--एल० के० सीतारामया 
ए हिस्टारिकल स्केच आफ तेलुगु लिट्रेचर--टी० राजगोपाल राव 
द साग्स आफ त्यागराजु--डढा० सी० नारायण राव 
द नावेल इन तेलुगु लिट्रेचर--प्रो० पी० एन० भूषण 
माइन तेलुग पोएट्री (मकलन)--सपादिका श्रीमती ए० छायादेबी 
लिग्विस्टिक सर्वे आफ इविया--जी० ए ग्रियर्सन, खट ४ १० 
५७६-६१८ 


पंजाबी 


जुश्वन्तसिह 


पंजाबी दो करोड़ से भ्रधिक हिन्दू, मुस्लिम और सिद्तों की भावा 
है। इसके बोलने वाले भारत भर पाकिस्तान दोनों में हैं। इसलिए 
इसकी साहित्यिक परम्परा में तीन भ्रलग-प्रलग धर्मों के लोगों की 
रचनाएं भ्राती हैं, जो तीन श्रलग-अछूग लिपियों में--अरबी, देवनागरी 
और गुरुमुसी में हें। फलतः पंजाबी की साहित्यिक परम्परा को, उन 
दूसरी भाषाओं की रचताप्रों में प्रचलित विचारों ने भी समृद्ध किया 
है, जो कि उन-उन लिपियों में लिखी गई हैं। उदाहरणाथ : भरबी, 
फ़ारसी और संस्कृत की विविध शाखाएँ। यह मज़ेदार पँचमेल 
खिचड़ी पंजाबी की श्रलग-अलग वोलियों के मिश्रण पे और भी स्वादिष्ट 
बनी है। इन बोलियों ते पंजाबी भाषा को एक ख़ास क्विस्म को 
अक्खड़पन और पौरुष दिया है। 

किसी भी भाषा के आरम्भ की तारीख क्रायम करना ग्रात्नान नहीं 
है। खास तौर से पंजाबी ज॑सी भाषा के लिए तो यह श्रौर भी कठिन 
है; वंयोंकि इसकी पूर्व परम्परा के बारे में मतेवय नहीं है। बुछ विद्वान 
उसे १९वीं शत्ती तक के जाते है, कुछ उससे भी पहले । जब कोई 
प्रामाणिक छेखा नहीं है, तब बेहतर यही है कि उत लेखकों ते शुरू 


पजावरी 


कक 


भर 
किया जाय जिनकी तारीबों का निश्चित पत्ता है। मिनी रचनाश 
हमारे साहित्य की अभिन्न अग बन गई है और समकालीन नेस को ४ 
प्रभावित करती हैं । उनमें दो मुख्य दल है, एक तो मस्लिम सृप्ती -ऐेर 
दूसरे सिख गुह। दोनों १५वीं शती से शुरू होते है । थे दोनों घाराएं 
बहुन पहले एक हो गई, मानों यही हमारी भाषा की जनक-जननी 
रही हो । 


सूफी 

भारत में मुमलूमानों के आक्रमण के पीछे-पीछे सूफी श्ाये। भारतोय 
जीवन श्रौर साहित्य पर उनका प्रभाव तब तक नहीं हन्मा जब्र तक 
उन्होंने यहाँ को भाषा और यहां के छोगो की रिवाज नहीं झ्पनागे। 
जब तक वे यह सव॒ करने लगे तव तक उनका थरामिक उत्साह बहते 
कुछ ठण्डा हो गया था भर वे अपने से भिन्‍न दूसरे पर्मा को मानने 
और उनके प्रति आदर भी व्यक्त करने लगे थे। सूफियों का पजाब में 
मुस्य स्थान था, मुल्तान के पास 'पाकपट्ून' । उस प्रदेश में धामिक 
विचारों पर उनका प्रभाव सबसे अधिक है। सिस गूठ, विशेषता 
सिस्त-धर्म के संस्थापक गुरु नानक नें उतनी ही भक्त से सूफ्यों को 
पढ़ा, जितनी मे भव्ति-आान्दोलन के भक्तों झौर सन्‍्तों को । 

मूफियों की दृष्टि में परमात्मा भ्ौर भरत का वहीं सम्बन्ध है, जो 
एक प्रेयसी और प्रेमी का होता है। दोनों के बीच माया या पर्दा हे, 
इसी कारण विरह है। यह विरह गहरी लगन और प्रेम से ही दूर रो 
सकता है। वुल्देभाह के छोवप्रिय गीतो में व्ययत यही भावना प्राम 
एन सत कवियों में है 
“प्रेम्न की मदा एक नई बहार होती है । 
में वेद के गब्दों ने बक गया, 
क गया | 


बक गया | 


(| 
| 
न 
न्ग्पु 
| 
हे है 
थे 
नल 


आज का भारतीय साहित्य 


० 
न्ः्जि 
बी 


सिद्धदें से मेरा माथा घिस गया । 
न मेने हिंदुओं के तीथों मे भगवान पाया । 
और न मक्का को हज पर जाने से । 
केवल जिसे प्रेम मिला उसे ही प्रकाश मिला ।” 
यह विचार सिख-गुरुओ के लेखन में वार-वार आता है, और पजाव 
के तीन महाकाव्यों के पीछे यह भावना बरावर काम करती है । ये तीन 
महाकाव्य है 'होर-राँका', 'सस्ि-पुल्तू! और 'सोहनी-माहीवाल' । इन 
सवम जीवन-भर वियोग झ्ौर विरह सहने के वाद प्रेमी मिलते हे तो 
मृत्यु में । इसी भावना की गूंज आ्राज के सवसे बडे कवि भाई वीरसिंह 
की कविता में भी हमे मिलती है। 
यूफी लोग गाँवों मे रहते थे और उनकी गव्दावली में बडी ताज़गी 
श्रौर देहाती रग है। किसानों के प्रतिदिन के काम, हल चलाना, वृनना, 
छाछ मथना, संयुक्त परिवार के कारण रिव्तेदारों की बडी सख्या में 
चलने वाली रार-तकरार, कही वहनों का भाइयों के लिए प्रेम और - 
भौजाइयों से ननद की लडाई, सास के श्रत्याचार, लडकी का पीहर की 
याद में तडपना इत्यादि बातो से उन्होंने श्रपनी आवश्यक उपमाएँ भ्रौर 
हपक ग्रहण किए। सिख गुरुओं, विशेपतया गुरु नानक ने इन लोक- 
प्रिय बातो श्रौर घटताश्ों का वडा सदुपयोग किया और उन्हीके द्वारा 
अपना संदेश दिया । 
सूफियों की पजावी साहित्य को दूसरी महत्त्वपूर्ण देन है, कुछ 
छन्द-हपों को विद्येप लोकप्रिय वनाना । सूफी साहित्य में कुछ छन्द 
बहुत मिलते हे, जसे 'काफी', वारह-माह', शौर 'सिहरफी'। 'काफी' 
फारसी के कवियों को वहुत श्रच्छी तरह भालूम थी भर श्रांज भी 
यह उर्दूकविता में लोकप्रिय है। 'वारह-माह, या कि वर्ष के बारह 
महीनों का वर्णन ऐसा विपय था, जिसमें कवि स्वतन्त्रतापृ्वंक 
ऋतुओ का सौदर्य वणित करते थे। इस प्रकार कवि इस विपय 
की डोर को लेकर जो चाहते थे, इसमें गूँथ देते थे। पजावी कविता 


पजाबी १९७ 


में प्रकृति-वर्णन के कुछ बहुत ही समृद्ध स्थक्ों का आरम्भ 'बारह-माह 
की रचना-पद्धति मे मिलता है। वारिस शाह ते एक सुन्दर 'बारह- 
माह' अपने 'हौर-राँका' में दिया है भ्ौर आदि ग्रथ' में सम्मिलित गुरु 
नानक का 'बारह-माह' भी पजाबी साहित्य का श्रत्यत सुन्दर भ्रश है 
(यह दु ख की बात है कि समकालीन लेखक इस पद्धति को छोडते जा 
रहे है ) । 'सिहरफी' यानी अक्षरबन्ध, जिसमे एक छन्द का भ्रन्तिम अक्षर 
भ्रगले छुन्द का भ्रारम्मिक प्रक्षर होता है, पजाबी का भ्रपना विशेष 
काव्य-रूप है। सिख गृरुओ ने इस रूप में लिखा, पर उनके बाद इसे 
छोड दिया गया और उसे पुनरजेन्म कभी नही मिला । 


सिख गुरु 

श्रधिकतर सिख गुर कवि थे और 'ग्रथ साहिब' में नानक, अगद, 
भ्रमरदास, रामदास, भ्र्जुन भर तेगबहादुर की रचनाएँ सुरक्षित है । 
दो सिख धमं-ग्रथो के सबसे प्रमुख रचयिता हे--प्रथम गुरु नानक और 
पाँचने गुरु अर्जुन देव । 

गुरु नानक (१४६९-१५३९) ने कविता द्वारा उपदेश दिए | फलत" 
उनकी रचनाओं मे उनके जीवन-दर्शन को व्यक्त करने वाली उपदेशात्म- 
कता है। उनमे दूसरों को एक खास ढग का जीवन बिताने के लिए 
सीख भ्ौर नसीहत है । अधिकतर ऐसी उपदेशपरक नीति-प्रधान कविता 
सकीण होती है, क्योंकि उसका उद्देश्य सकुचित होता है, परन्तु गुरु नानक 
की कविता मे वाणी की स्वतन्त्रता विशेष रूप से है। देहाती पजाब का 
सौदये--लहलहते गेहूँ.के खेत, अषाकाल भौर पक्षियो का जगना, जगल 
मे हिरनों के भुण्डो का भागना, वर्षाकालीन घटाओ कौ भव्यता और 
पावस का सगीत--इन सबसे उत्तम एक धामिक और काव्यमय उन्माद 
जागता था। उनके लिए सामान्य विषयो में भी नैतिक श्र की सकेत- 
थोजना गर्भित रहती थी : 

“जैसे बैलो की जोडी हाँकी जाए 


१९८ आज का भारतीय साहित्य 


हलवाहे द्वारा, वँसे ही हमारे लिए हमारा गृरु है। 

जिस तरह खेत में लकीरे बनती जाती हें, 

इस धरती के कागज पर हमारे कर्म लिखे जाते हे । 

ये पसीने की वूँदे, जो मणियों की तरह हे, 

इस तरह गिरती हे जैसे किसान के हाथों से वीज । 

जैसा हम बोते हं, वैसा ही काटते हें, 

कुछ अपने लिए रख छेते हं, कुछ औरो को दे देते हे । 

श्रो नानक, यही सच्चे जीवन का रास्ता है।” 

गृह नानक का सबसे प्रसिद्ध ग्रथ है--“जप साहव। यह सवेरे 

की प्रार्थना है। निम्नलिखित पद्म उस धामिक उमग का एक नमूना है, 
जिससे उनकी सारी रचनाएं भरी हुई हे : 

“एक के बदले मुझे लाख जिह्वाएँ दी होतीं, 

और हर लाख बीस गुना होता, 

तो लाख वार में कहता, और फिर कहता हूँ, 

सारी दुनिया का स्वामी एक है | 

वही रास्ता है जो मज़िल पर पहुँचाता है, 

यही सीढियाँ हे जो ऊपर ले जाती हे, 

इसी तरह स्वामी के महल में चढ, 

और उससे जाकर मिल जा, एक हो जा | 

स्वर्ग के सगीत की ध्वनि स्पन्दित होती है 

उन सबके लिए एक-सी, जो रेग रही है, अपर उड़ना 

चाहती है । 

ओ नानक, उसीकी कृपा यहाँ-वहाँ सब झ्ोर फंली है, 

वाकी सव वकवास है, श्रौर झूठ है।” 

गुरु अर्जुन (१५६३-१६०६) ने वही गहरा भाव अपनी कविता 

में व्यक्त किया है, जैसा गुरु नानक का है। उनकी कविता में रत्वो- 
जैसे गव्द और वाक्याग भरे हे । श्रनुप्रास भर शब्दानुवृत्ति के कारण 


पजाबी १९९ 


उनकी कविता में मामिक सगीत पैदा हुआ है। 'सुखमनी' गुरु श्र्जुन देव 
की बहुत लोकप्रिय रचना है और वे हमारी भाषा मे सबसे भ्रधिक गाये 
जाने वाले कवियों में हे । 

पजाबी साहित्य की सबसे महान कृति 'ग्रथ साहब' है । इसे 
सकलित करने में सबसे अधिक श्रम गुरु भ्र्जुन देव और उनके समकालीन 
लेखक भाई गुरुदास ने किया । यह बहुत बडा ग्रथ है, कई हजार छन्द 
इसमे हे । ऊपर जिन &' गुरुओ का नाभ श्राया है, उनके भ्रलावा कई 
सन्त कवियों के पद्य भी इसमे जुडे हे। ये सत भवित-आन्दोलन से सम्बद्ध 
थे। भाषा कई बार उस प्रदेश की नही है, जिस प्रदेश के ये सत माने 
जाते हे । 

गुरु गोविन्द सिंह ( १६६६-१७०८ ) सब सिख गुरुओ में सबसे 
सुपठित श्रौर विद्वानू थे। हिन्दू पुराण ग्रथो और इस्लाम के धर्मशास्त्र 
से वे सुपरिचित थे। वे कला भ्ौर साहित्य के प्रेमी थे, उनके दरबार में 
५२ कवि थे । उन्होने सस्क्ृत, फारसी, पजाबी' तीनो भाषाभो में लिखा 
है। श्रपने पूंजी से भिन्‍न उन्होने भ्रपनी रचनाएँ केवल पद्म मे पर- 
मात्मा की स्तुति के लिए ही नहीं लिखी। गुरु गोविन्द सिह की 
रचनाओं में नेतिक भर राजनैतिक प्रर्थ है। उन्होने भ्पने भ्रनुयायियो 
मे जो वीरता की भावना फूंकी वह उनके प्रसिद्ध 'जफरनामा' नामक 
विजय के गीत-जैसी सबल कविता में व्यक्त है। यह कविता सम्राट 
भ्रौरगजेब को सम्बोधित है। उनका 'जप साहब' उनके प्रनुयायियों के 
लिए आज भी एक प्रेरणा-ल्लोत है। गुरु गोविन्द सिंह की कृतियाँ उनके 
समकालीन मणीयथिह ने सकलित और सम्पादित की । 

गोविन्द सिह की रचना की शक्ति का एक नमूना निम्नलिखित है: 

“ग्रनन्त ईव्वर, तू हमारी डाल है, 

कटार, चाकू, तलवार तू ही है। 

हमारी रक्षा के लिए दिया हुआ 

भ्रजर-अमर स्वर्ग का स्वामी तू है, 


२०० ग्राज का भारतीय साहित्य 


हमारे लिए पूरे इस्पात की श्रपराजित शक्ति, 

हमारे लिए त्रिकाल की भ्रवाघ गति, 

सिर्फ तू ही है, भ्रो हमारे वीर रक्षणकर्त्ता, 

पूरे इस्पात के बने, क्या इस दास को नही वचा्रोगे ! ” 

दस गुरुश्रो की मृत्यु के वाद इन गुरुओ की जीवनियो पर सम- 
कालीन भ्रौर भ्रन्य लेखकों ने इतना लिखा कि मानों एक बाढ भ्रा गई 
भौर इस विपय पर जो जानकारी मिली वह सब जमा की गई । इन 
जीवनियो का नाम जनम साख्री' है और वह मूल्यवान ऐतिहासिक 
वर्णन हे। इस काल के भ्रच्छे जानने वाले इतिहासकार थे--सेवाराम, 
राम कौर, सतोख सिंह, रतन सिंह भगु भौर ग्यान सिंह । 

सत्ता के लिए सधष॑ के समय सिखो ने कोई साहित्य नही रचा भौर 
न सिख राज्य के उस छोटे-से काल मे ही कुछ लिखा गया, जबकि फारसी 
का ज्यादा मान था, और पजावी का कम | परन्तु जब वे विजय करने 
और अपने राज्य को सघटित करने में लगे हुए थे तब दो मुसलमानो-- 
वुल्ले शाह (१६८०-१७५८) भ्रौर वारिस शाह (१७३५-१७९८) ने 
ऐसी कविता लिखी जो रोमाटिक और रहस्यवादी पजाबी काव्य का 
उत्कृष्ट नमूना है। बुल्ले शाह की 'काफी”' और वारिस शाह का महा- 
काव्य 'हीर-राँका' बहुत ही लोकप्रिय हे और इस प्रदेश के हर गाँव में 
ये पढे जाते हे । उन्होंने पजावी छेखको की आगे आने वाली पीढियो को 
भी प्रभावित किया । 


समकालीन पजावी लेखक 

अग्रेजो के कब्जा करने के आधी शताब्दी बाद तक भारत में बहुत- 
सा साहित्य पैदा हुआ । राजनैतिक भावना के परिणामों से उबरने 
में बहुत साल लगे, पर्चिम के मूल्यों को समभने में बहुत समय लगा। 
प्रमुख अग्रेज़ी शासक यह मानते थे कि सारी पूर्वी सस्कृति बेकार है 
और भारतीयो के लिए सवसे अ्रच्छा सही मार्ग यही है कि वे यूरोपियन 


पजाबी २०१ 


सस्क्ृति को श्रपता ले। भारत की एक पीढी इस राय से सहमत थी 
और उन्होने अपने-आपको इतनी अग्रेजियत में डुबो लिया कि उनका 
भारतीय परम्परा और गृण से सम्बन्ध जैसे छूट ही गया। अगली पीढी ने 
इस मूखता को समझ लिया और प्राचीन भारत की उपलब्धियों को जिन 
सग्रहालयो मे रखा था, उन पर से घूल साफ करती शुरू की। यही 
प्रक्रिया सारे देश मे चलती रही। चूँकि पजाब में इन पश्चिमी प्रभावों 
का श्रसर सबसे अन्त में आया, अंत उस प्रभाव को दूर करने में भी वह 
सबसे पीछे रहा । इसी कारण पजाबी साहित्य का पुनर्जागरण शेप देश 
की भ्रपेक्षा बहुत देर से घटित हुआ | 

अग्नेजो के श्राने के बाद, पहले सिंह सभा के श्रान्दोलन और बाद 
मे भ्रकालियो व कम्युनिस्टो के प्रभाव से जो सामाजिक भौर राजनैतिक 
भावनाएँ घटित हुई, उन्ही को पजाबी साहित्य प्रतिबिम्बित करता रहा | 
प्रत्येक समय की साहित्यिक रचनाझो पर उन समस्याझ्रो का प्रभाव है, जो 
कि इन आन्दोलनो के प्रवत्तंको के सामने थी। फिर भी कुछ लेखक 
ऐसे थे जो सामाजिक-राजनंतिक समस्याओ्रो से बेफिक्र रहते थे और 
मानो लिखने के लिए ही लिखते थे । 


सिह सभा के लेखक 

सिह सभा के भ्रान्दोलन का साहित्यिक कृतित्व सिख धर्म को उनके 
योगदान का ही महत्त्वपूर्ण अग है। जिस व्यक्ति ने इस दिशा में सबसे 
झ्रधिक काम किया, वे थे भाई वीरसिह। उन्होने पजाबी भाषा में छोगो 
की दिलचस्पी फिर से पदा की । इस भाषा के इतिहास में उनका नाम 
हमेशा एक पथ-चिन्ह की तरह माना जायगा। वीरसिह (१८७२- 
१९५७) ने ८५ वर्ष के जीवन में इतना लिखा, जितना कि शायद 
किसी भी जीवित या मृत भारतीय लेखक ने न लिखा होगा। उनकी रच- 
नाएँ इतनी अधिक हे कि 'एनसाईक्लोपीडिया ब्रिटानिका' के २४ खण्डो 
के बराबर उनका स्थान है--और अपने जीवन के अन्त तक भी 


२०२ आज का भारतीय साहित्य 


उनका लिखना बन्द नहीं हुआ था। उन्होने उपन्यास, कहाती, धर्म- 
ग्रथो की टीकाएँ सव-कुछ लिखा है । 

जव उन्होने लिखना शुरू किया तब १९ वी शताब्दी के अन्त मे जो 
सामाजिक श्रौर राजनैतिक स्थिति थी उसी परिपारव मे वीरसिह के 
लेखन को देखना होगा । उनके उपन्यास, जिनसे कि उनका नाम लाखो 
घरो में जाना गया, ऐसे समय लिखे गए थे जब कि पजाबी लोग अपने 
पुरखो की उपलब्धियों पर शका करना शुरू कर रहे थे । अग्रेज इतिहास- 
कार स्थूल भौर अनेतिक सिख-राज्य की निन्‍दा करते थे और कहते 
थे कि अग्रेजो ने उसके बदले भ्रधिक सुसभ्य राज्य कायम किया । सस्कृत 
के विद्वान सिखो के धर्म का मजाक उडाते थे कि यह तो वेदो का ही 
बहुत दरिद्र अनुकरण है और सिख धमम के बाह्य रूपो तथा सकेतो को 
जगली करार दे रहे थे। भाई वीरसिह के सुन्दरी, विजयसिह, 
सतवत कौर भ्रौर बाबा नौधसिह उपन्यासों मे सिखो की वीरता और 
वहादुरी का मुख्य विषय मिलेगा। सिख धर्म की नेतिक श्रेष्ठता ही उनके 
उपन्यासो का मुख्य विषय है। सिखो की भ्रच्छाई से उलठे जनसाधारण 
की दासता, पठान और मुगल राजाओो के श्रत्याचार भी वर्णित किये 
गए। सिखो ने वीर॑सिह के उपन्यास बडे उत्साह और श्रद्धा से पढे । 
लेकिन धीरे-धीरे वह विशेष मन स्थिति बदछ गई और उनके उपन्यासों 
की लोकप्रियता भी कम हो गई। झ्राज के पाठक को ये उपन्यास बहुत 
नीरस लगते हे । उनका स्थान साहित्य में नहीं, इतिहास में है। 

वीरसिह ने उपत्यास लिखना छोड दिया श्ौर धर्म-अ्रथो पर टीका 
और उनके भ्रनुवाद कई छोटी-छोटी पुस्तिकाओं में तथा 'खालसा समा- 
चार' नामी अपने साप्ताहिक पत्र मे लिखने शुरू किये। इसीमे उनकी 
कविता भी प्रकाशित होनी शूरू हुई, जिसके कारण उन्हे पजाबी कवियों 
में बहुत बडे सम्मान का स्थान मिला । 

वीरसिह ने पहले मुक्तछन्द के प्रयोग किए। एक लम्बी कविता 'राणा 
सूरत सिंह नाम से प्रकाशित हुईं। इसका विषय भी वही हमेशा की तरह 


पजावी २०३ 


धामिक था । भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था भर शैली 
बडी प्रभावशाली थी। पजाबी मे पहले किसीने सफलतापुर्वक मृक्तक 
नही लिखा था । वीरसिह ने एक लम्बी कविता ऐसी सफलता से लिखी 
कि उसमें भ्रनुप्रास और शब्द-सगीत, लय भौर श्रावृत्ति से ऐसा श्रानन्‍्द 
निर्मित हुआ कि मानो उसमे किसी ग्रीष्म की दोपहरी का सालस सरस 
वातावरण हो । इसके बाद वीरसिह ने नानक और गुरु गोविन्दसिह दो 
सिख गृरुओ की जीवनियाँ लिखीं। पहले 'कलगीधर चमत्कार' नाम से 
गृरु गोविन्द सिह की जीवनी प्रकाशित हुई और इसके तीन वर्ष वाद 
गुरु नानक चमत्कार! निकली | 
इन जीवनियो के बीच मे वीरसिह ने कई कविता-सग्रह प्रकाशित 

किए, जिनमे उन्होने ऐसा छोटा छन्द प्रयुक्त किया जो भ्राज तक पजाबी 
कवियो ने प्रयुक्त नही किया था । इनमे से भ्रधिक लोकप्रिय थी 'हबाइयाँ' 
(उमर खय्याम के पाठक इन्हे जानते है) । इनमे उन्होने भ्रपने द्शंत भौर 
रहस्यवाद को व्यक्त किया। उनकी हरूबाइयो मे ईश्वर और मनृष्य-जाति 
का प्रेम, श्राध्यात्मिक भौर ऐद्रिक, नेतिक तथा देवी धाराश्रो का रगीन 
मिश्रण मिलता है। इन्हे पढकर सौदयय और आइचय दोनो का बोध होता 
है । इन सबमे विनम्नता का श्रौर कभी-कभी आत्म-पीडन का श्रन्त स्वर 
भी दिखाई देता है * 

“तुमने मुझे शाख से तोडकर भ्॒लग किया, 

मुझे हाथ में लेकर सुगत्व सूंधी, 

और मृभे फेक दिया । 

इस तरह फेका हुम्ना, उपेक्षित, पददलित, धूलि-घूसरित मे हूँ । 

मूफ्रे केवल इतनी ही याद है--भौर में उसके लिए इततज् हूँ, 

तुम्हारे स्पर्श की स्मृति का । 

झौर उनकी यह कविता बहुत भ्रधिक उद्धृत हुई है . 
“सपने में तुम मेरे पास आए, 
मेने उछलकर श्रपनी वॉहो में भर लेना चाहा, 


श्राज का भारतोय साहित्य 


पर वह केवल श्राभास था, जिसे कि में पकड़ ने सका। 
मेरी वाँहे साथ से दुखती रही । 

फिर मंत्र लपककर तुम्हारे पैर पकडने चाहे 

कि में उन पर श्रपना सिर टेक दूँ। 

वहाँ तक भी में न पहुँच सका 

क्योकि तुम बहुत ऊँचे थे और में नीचा था।” 


एक श्रौर कविता में वीरसिह ने वृद्धि पर श्रद्धा की विजय और 


महत्ता व्यक्त की हे : 


“मेने भ्रपने मन को एक भिखारी का कटोरा बना दिया । 

में दर-दर ज्ञान की रोटी माँगता फिरा | 

ज्ञान के घरो से जो टुकडे गिरते रहे 

उन्हे अपने कटोरे मे ठस-दूस कर भर लिया | 

प्रव वह भारी था, 

मुझे श्रहुंकार हुआ, 

कि भ्रव में पण्डित हूँ । 

श्रव में बादलो में घूमने की कोशिश करने लगा, 

मगर सचाई यह थी कि जमीन पर भी में ठोकर खा 
रहा था। 

एक दिन में अपने गुरु के पास गया 

और यह कटोरा उसके सामने मेने उपहार के रूप मे रख 
दिया । 

मिट्टी है, उसने कहा, “मिट्टी | 

उसने उसे उलट दिया। 

उसने मेरे टुकडे फेक दिए, 

कटोरे को रेती से माँजा, 

उसे पानी से धोया, 

उसमे से ज्ञान का मल निकाल दिया ।” 


पजाबवी २०५ 


श्रधिकतर लोगो की सुजनात्मक शक्ति ६० वर्ष की उम्र तक 
पहुंचते-पहुँचते समाप्त हो जाती है। परन्तु वीरसिह के साथ ऐसी वात 
न थी। वे कभी भी उत्त साग्निक कवियों के दल में न थे, जो अपनी ही 
रचनाग्रो की लपटो मे जल जाते हे। जिस तरह का जीवन वे जीते थे 
और जसी कविता लिखते थे, दोनो ही शुद्धतावादी परम्परा में रहे-- 
भाषा साफ, विचार पविन्न, व्यजना हादिक । निश्चय ही, वही ज़्यादा 
दिन टिकने वाली चीज है। यह उचित ही हुआ कि उनकी 'मेरे सैयाँ 
जिश्रो नामक ग्रथ को देश के सर्वोत्तम साहित्यिक पुरस्कार का सम्मान 
मिला । इससे कम-से-कम यह लाभ तो हुआ कि पजावी भाषा के बाहर 
के दूसरे लोगो को वीरसिह के नाम का पता लग गया । भ्रव किसी 
उत्तम अनुवाद की बडी जरूरत है। 

भाई वीरसिंह के चार समकालीन कवि, जो अब जीवित नहीं हे, 
उल्लेखनीय हे । काहनसिह ते सिख धर्म का सबसे प्रसिद्ध विश्व-को 
बनाया । चरणसिंह 'मौजी' के सपादक थे, उन्होने पजाबी गद्य में हास्य 
की शुरुआत की । पूरणसिह ने कुछ उत्तम रचनाएँ मुक्त छद में दी भौर 
बडी ही परपरा-रहित शैली मे और वह भी अपरिचित विषयों पर। 
झौर धनीराम चात्रिक, जिनकी कीति जबत क वे जीवित थे भाई वीर- 
सिह से दूसरे नबर पर थी । उनके काव्य-सग्रहो, विशेषत 'चावन वारी', 
'क्रेस र क्यारी', 'नवाँ जहान', भर 'सूफीखाना' में कुछ बहुत सुन्दर भाव- 
गीत है, जिनमे पजाबी बोलियो की मुहावरेदारी भी है। 

तरुण पीढी मे भी कविता ही साहित्यिक व्यजना का सबसे लोक- 
प्रिय रूप बना हुथा है। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता जिसमे एक 
नया कवि भागे न भ्राता हो। भ्रखवारों और पत्रिकाश्रों में वहुत-सी 
जगह कविताओं के लिए दी जाती है और किसी राजनेतिक या 
घामिक सभा से भ्रधिक जनता पजावी कवि-दरवार मे जमा होती है। 





* साहित्य अकादेमी ने स्व॒तत्रता के वाद प्रकाशित पजावी की श्रेष्ठ रचना का 
पुरस्कार इस ग्रथ को दिया | 


२०६ आ्राज का भारतीय साहित्य 


वहुत-सी नई कविताएँ ऐसी हे जिनमें गुण बहुत कम है। इस स्वे- 
साधारण नियम के दो अ्रपवाद हे, मोहनर्सिह और श्रमृता प्रीतम। 
मोहनमिंह साहित्यिक पत्रिका 'पज दरिया” के सम्पादक हे, उन्होने 'सावे 
पत्तर', 'कुसूम्वा' भर 'अधवाटे नामक तीन पुस्तकों से बड़ा ही उत्तम 
आरम्भ किया है। वे तरुण कवियो में सबसे भ्रच्छे माने जाते हे, इसमे 
कोई शका नही । उनकी वाद की रचनाएँ विशेषतया--'कछु-सच', जो 
कि ढेश के विभाजन के वाद प्रकाशित हुईं, ऐसी है कि उसमें वाम पक्ष 
की शोर जबरदस्त भुकाव है । इसमे राजनैतिक भावनाओं को काव्य- 
रूप से भी श्रधिक महत्त्व दिया गया है भौर यह बीमारी ऐसे बहुत-से 
नौजवान लेखको को लग गई है, जो अपने-आपको 'प्रगतिवादी' कहते 
है । मोहनसिह के मामले में माक्संवाद के प्रति पहला उत्साह जल्दी ही 
ठण्डा हो गया, भ्ौर भ्रव उनमें दलितों का नेतृत्व करने की इच्छा श्रौर 
कर्म के लिए प्रेरणा के रूप में हो वह मार्क्सवाद बाकी है। वे भ्रपने 
पहले के लेखन की सहज सुन्दरता को फिर से पकड़ सके हे भौर भ्रगर 
वे इसी रफ्तार से लिखते रहे तो वे हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि ज़रूर 
वन जायेंगे, क्योकि उनके श्रागे बडी उम्र बाकी है। एक नवीन किन्तु 
श्रनुल्लेखित गजल में उन्होने भ्रपती क्रान्तिकारी भावना इस प्रकार से 
व्यक्त की है * 

“घडे के अन्दर का अँधेरा फूट पडा, 

चॉदनी का दृधिया सफेद रग फैल गया; 

समय हो गया है कि हम सवेरे की बात करे, 

भौर रात के बारे मे गप्प लडाना छोड दे। 

में मानता हूँ कि शिक्षिर के स्पक्ष से 

कुछ पत्ते पीले पडते जा रहे हे । 

जो कुछ खोया और बीत गया उसके लिए दुख मत करो 

अपनी गोद नई श्राशाझ्रो से भर लो ! 

कब तक स्वगे के प्राचीन प_्तघट पर 


पजाबी 


बेकार कल्पनाएँ ख्ीचोगे और उन्हे प्रिय मानोगे ? 

चलो इस धरती के बालो को चूमे, 

चलो कुछ नजदीकी चीजो के वारे मे वात करे।” 

दोनो पजाबो मे--यानी पाकिस्तान और भारत मे--अमृता प्रीतम 

साहित्यिको मे बहुत लोकप्रिय है । वह कोई 'प्रगतिशील' कवयित्री नही 
हे, न उन्हे कोई सदेश ही देना है। वे किसी और कारण से कविता नही 
लिखती, केवल इसलिए लिखती हे कि लिखे बिना उनसे रहा नही 
जाता | वह विद्वान नहीं हे, लेकिन उनकी कविता की सादगी और 
ताजगी उस विद्वता के अभाव को भर देती है। उनकी सभी रचनाश्रो 
में लोक-गाथा श्लौर वीर-काव्य की मधुर घुन समाई रहती है। कभी- 
कभी सुन्दर उक्तियों या शब्दो का माधुर्य उन्हे भ्रपने मूल विषय से 
दूर ले जाता है श्लौर उससे कविता का मुख्य विषय धुृँधला हो जाता है । 
एक कविता मे जो कि उनकी प्रिय कविता है, प्रेमी श्रपनी प्रेमिका से 
कहता है . 

“जागो, प्रिय | 

तुम्हारी पलके स्वप्नो से भारी हे, 

बीते हुए दिनो के स्वप्नो से, 

जब हवाएँ सुगगन्धि से गृथी हुईं थी 

(क्या उस कारण से तुम भ्राह भर रही हो ? ) 

अमावस्या की अंधेरी रात में 

भ्रनगिनत तारे तुम्हारे बालो को चमका दे । 

जिस कविता ने अमृता प्रीतम की कीति को भारत की सीमा पार 

कर पाकिस्तान तक फैलाया वह “वारिस शाह के प्रति” है। वारिस 
शाह विभाजन के पूर्व के उन अच्छे दिनो का प्रतीक है जव हिन्दू, मुसल- 
मान और सिख भाई-भाई की तरह रहते थे। भश्रमृता की कविता इस 
प्रदेश के विभाजन पर एक मसिया है। विभाजन के वाद जो खून-खरावा 
हुआ उस पर उसमे शोक व्यक्त किया गया है। वह वारिस शाह से 


२०८ भ्राज का भारतीय साहित्य 


पूछती है कि भ्रव तू कब्र में से क्यो नही जागता और तेरी मातृभूमि में 
जो विनाश हो रहा है उसे क्यो नही देखता : 
“ग्रो दु ख को शान्त करने वाले उठ, और भ्रपना पजाब देख, 
उसके खेतो मे लाशे फैली हे, चिंनाब मे खून बह रहा है। 
हमारी पाँचो नदियाँ उसी हाथ ने जहरीली बना दी, 
जो कि इस जहरीले पानी को जमीन की सिचाई के लिए 
काम मे लाता है ।” 
अमृता की कविता को लोकप्रियता कुछ सहज ढग से मिल गई भौर 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि काव्यात्मक गुण छोड़कर वह लोक- 
प्रशसा का रास्ता अ्रपनाती है। (उनकी कविता की शुरू की पक्तियाँ 
सबसे अ्रच्छी होती है, उनके बाद करुण भ्रन्त सबमे प्राय. पाया जाता 
है।) परन्तु वह अभी आयु में छोटी हे भ्ौर उस कवयित्री के आगे बडा 
भ्रच्छा भविष्य है। पजाब को उनसे बहुत आशाएँ हे । 
दूसरी भाषाग्रों की तरह पजाबी मे भी कविता में ऐसी भ्राधुनिक 
धाराएँ हे जो रूप-छन्द-तुक भ्रादि को न मानने का भाग्रह रखती हे भौर 
इस कारण वे साधारण पाठक के लिए बहुत अर्थहीन हो जाती हे । इस 
तरह का बहुत-सा लिखना उनके दिन चूक जाने पर खत्म हो जाता है; 
सिर्फ जो भ्रच्छा है, वही बचता है। जो बचने लायक थोडा-सा है, 
उसका उदाहरण वकील प्रीतमसिह 'सफीर' की कविता है। इधर बहुत 
दिनो से वे भी प्राय. मौन हे । 
चले, भ्रव हम गद्य की भ्रोर मुड़े । पजाबी गद्य मे सबसे बड़ा नाम 
ग्रबस्शसिंह का है। गुरबर्टसिह ने भ्रपना जीवन इजीनियर के नाते 
शुरू किया और श्रध्ययन्त के लिए वे भ्रमरीका पहुंचे । वहाँ से लौटने 
पर उन्होने इजीनियरी छोड दी और झ्ाधुनिक विचारो का प्रचार करने 
लगे। 'प्रीत लडी” नाम से उन्होने एक अखबार चालू किया और उस 
मासिक के द्वारा भ्रपने विचारो का प्रचार करने लगे । उन्होने एक सामू- 
हिक केन्द्र स्थापित किया, जिसे प्रीतनगर कहते हे और जो भारत तथा 


आ-१३ 


पजावी २०९ 


पाकिस्तान की सीमा पर है। प्रौतनगर ऐसी शिक्षा का केन्द्र वन गया । 
गूरवल्मसिह का 'साँवी पथरी ज़िन्दगी” निवन्ध-सग्रह ऐसा था कि उसने 
उन्हें पजाब का सर्वश्रेष्ठ मिवन्धकार और गद्यकार बना दिया | सामाजिक 
प्रवृत्ति के जिन कई लेखको के पीछे उनकी प्रेरणा प्रधान है, उसमे उनके 
पुत्र नवतेजसिह भी है । पिता-पुत्र दोनो चीन, पूर्वी यूरोप, सोवियत रूस 
इत्यादि स्थानों पर 'शान्ति-सम्मेलनो' मे जाते रहते हे । यद्यपि उनका 
बहुत-कुछ लेखन कसमिया प्रचारात्मक है, फिर भी यह निस्सनन्‍्देह कहा 
जा सकता है कि वह अच्छे स्तर का है, क्योकि वह बाहर की दुनिया के 
अनुभव से समृद्ध है और विदेशी साहित्य की श्राधुनिक धाराझो का 
उसमे प्रतिबिम्ब है । 
पजाबी उपन्यात्त में बहुत कम गणनीय हे । वैसे तो कई उपन्यास 
लिखे जा रहे हे भौर हर मास प्रकाशित हो रहे है । भाई वीरसिंह, 
जिनकी कविता में श्रेष्ठा इतनी उच्चकोटि की थी, उपन्यास के 
आवश्यक गुण नही पैदा कर सके झौर दुग्गल-जंसे तरुण लेखक लम्बी 
कहानियाँ लिखते हे, भ्रोर उसीसे सन्तुष्ट रहते हे । दुग्गल की कहानियो 
के सिलसिलो मे वही चरित्र होते हे, और शायद यो सोच लिया जाता है 
कि इसीका नाम उपन्यास है। सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यासकार 
नानकसिह है, जिन्होंने करीब चालीस उपन्यास लिखे हे, जिनमे “चिट्टा 
लहू' और 'ग्रादमखोर * सर्वोत्तम हे । नानकासिह अपनी रचनाओरो द्वारा 
सामाजिक सुधार का सदेझ्ष फैलाना चाहते हें। उनकी कहानिया 
दिलचस्प होती हे, परन्तु उनकी भाषा भ्रग्नेजी शब्दो से विक्ृत है, जबकि 
उन्ही शब्दों के लिए श्रच्छेखासे पजावी शब्द मौजूद हे। दो तरुण 
लेखक, जो यदि सुधरते जायें तो भागे बहुत श्रच्छा लिखेगे, सुरिन्दरसिह 
भरहूला और जसवन्तर्सिह 'कंवल' हे। 'कंवल” की 'पुरणमासी” बहुत 
आशापूर्ण रचना है । 
रचनात्मक साहित्य की एक और विघा, जिसमे पजावी लेखको ने 
* आदमखोर का अनुवाद साहित्य अकादेमी अन्य भारतीय भाषाओं मे कर रही है | 


२१० आज का भारतोय साहित्य 


विशेष सफलता प्राप्त की है, लघुकथा या कहानियाँ हे । पजाबी पत्रिकागो 
में जो कहानियाँ प्रकाशित होती हँ उनका साधारण स्तर बहुत ऊँचा है। 
इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र के प्रमूख अगवा सतत्तिह सेखो ने युरो- 
पीय भौर भ्रमरीकी कहानी-लेखको की टेकनीक का अनृसरण किया है। ' 
सीवा-सच्चा घटना-वर्णन छोडकर सदर्भ-सकेत, नाटकीय वस्तु, मनो- 
विश्छेषण श्रोर भ्रवकयन आदि युक्तियो का कुशलतापूर्वक उपयोग किया 
गया। करतार सिह दुग्गल ने, जो सबसे प्रमुख कहानी-लेखक हे, पेजों 
से यह कला सीखी। दुग्गल की विशेषता है रावलपिडी जिले की 
वोलियों का ज्ञान, जिसे वे बहत मजे से उपयोजित करते हूँ । उन्होने 
करीब सौ कहानियाँ प्रकाशित की हूँ, जिनमें से 'सवेरे सर' और 'नवों 
घर' प्रसिद्ध हैं । उन्होंने विभाजन की मुश्किलात पर उपन्यास भी लिखे 
हैँ, मगर वे, जेसा कि ऊपर कहा गया है, निरे कहानियो के गुम्फन-मात्र 
हैं। उनका 'नहूँ ते मास पजाबी उपन्‍्यासो में आने वाले वर्षो मे एक 
पथ-चिन्ह की तरह रहेगा । उसमे किसान-चरित्रों का बडा ही साधिकार 
चित्रण हुआ है और ऐसी वस्तु का कुशल वर्णन है, जिसमे कि गाँव, 
देहात की शान्ति बहुत जल्दी साम्प्रदायिक देगो के करुण अन्त तक 
पहुँच जाती है । यह कहानियाँ साम्प्रदायिक पक्षेपात से बिलकुल दूर हे । 
'लडाई नही नामक बाद की रचना में भी उन्होने वस्तुनिष्ठता का स्तर 
रखा है। दुग्गल ने कुछ कविताएँ भी लिखी हे जो विशेष प्रसिद्ध नही 
है, भोर यह अच्छा ही है। उनके नाटक स्टेज पर कभी नही खेले गए, 
परन्तु कुछ प्रसारित हुए हे। इनके नाटक किसी भी और पजाबी 
नाटककार से अधिक प्रसारित हुए हे । 

दूसरे सफल कहानी-लेखक कुलवतर्सिह विके हे। दुग्गल ने जो 
कमाल उत्तरी पजाब की बोली से हासिल किया है, विक लाहौर की 
आस-पास की बोली से वही काम लेते हे । यद्यपि दुग्गल का प्रभाव उस 
पर स्पप्ट है, फिर भी विक के पात्र और विषय इस प्रदेश के अधिक 
जोशीले हिस्से से झ्ाते हे, और इस कारण इतका लेखन भ्रधिक परुष है 


पजाबी २११ 


और उसमे वेकार रोना-धोना तथा वृथा भावुकता नही हे । 

पजावी लेखन का सबसे उपेक्षित श्रग है--नाटक । इसका सीधा-सा 
कारण यह है कि यहाँ कोई संगठित स्थेज नही है। नाटककार नाटक 
लिखकर सिर्फे यह आशा भर कर सकते हूं कि उम्के नाटक कोई पढेगा 
और अधिक-से-अ्रधिक प्रसारित करेगा। नाट्य-कला के लिए न केवल 
पठन और प्रसारण पूरा न्याय करता है--भ्रव्यावसायिक अभिनेता स्कूल- 
कालेजो से चुन लेने भर से कभी नाट्य-कला नहीं वनती। फिर भी 
प्रोफेसर ईद्वरचन्द्र नन्‍्दा के सुखान्त नाटकों ने कुछ थोडी-सी शाब्दिक 
हेर-फेर युवित-प्रयुक्ति से हँसी पैदा की थी। भ्रभी भी पजाबी साहित्यिको 
मे उनके बारे में बातचीत होती है। कुछ कमजोर कोशिश एक-आरव नए 
नाटक को स्टेज पर दिखाने के वारे मे की जाती है। गुरदयाल सिह 
खोसला ने बच्चों के लिए नाटक लिखने में विशेषता हासिल की हे झौर 
छोटी-छोटी पाठ्शालाभो से वे किसी तरह अभिनेता पैदा कर लेते हें । 
बलवन्त गार्गी, जिनका नाम नाटककार के नाते भश्रधिक प्रसिद्ध है, वहुत 
अर्से से वामपक्षी राजनीति से सम्बद्ध हे, भौर अभी हाल में थे रूस और 
युरोप के स्टेज का बहुत समय तक भ्रध्ययन करके लौट हूँ। उनके अ्रनेक 
नाटक उस भावना से भरे हुए है और उनमें एक राजनेतिक प्रयोजन 
होता है, उनका व्यग्य तीखा और उनका हास्य कड्‌ वा है, जिससे कि 
उनका सदेश अच्छी तरह व्यक्त होता है। उनका पटियानां में बोली 
जाने वाली बोली का उपयोग ऐसा है-कि इससे उनके नाटक जानदार 
जान पडते हे । उनकी देहाती कहानियो के लिए वह भाषा उपयुक्त है। 
यह दुख की बात है कि गार्गी के नाटक समभने के लिए उन्हें पढना 
पडता है, भर जो मच पर खेले जाते हे वे राजनैतिक दलो द्वारा खेले 
जाते हे और इनमे से बहुत थोडे ऐसे है जो रेडियो पर सेंले जा सके । 
अब उन्होने उपन्यास लिखना भी शुरू किया है । 


२१२ भ्राज का भारतीय साहित्य 


भविष्य 
यह विचित्र वात है कि भ्रधिकतर सिख राजनतिक नेताओं ने कभी- 


न-कभी लिखने की या कविता रचने की कोशिश की है। गुरमृल सिह 
'मुसाफिर' (जो प्रादेशिक काग्रेस पार्टी के प्रमुख है) काफी प्रभावशाली 
कवि है । मास्टर तारासिह ने कुछ उपन्यास लिखे हें, पश्चिम के जगल- 
उपन्यासों के ढग पर। वे सिर्फ (बिल कोडी” भ्ौर 'डेवी क्रोकेट' के बजाय 
सिख-चरित्र के श्राते है, भ्ौर श्राप विश्वास करे या न करे, कम्युनिस्ट 
नेता सोहनसिह 'जोद' धर्म ग्रथो के बहुत भ्रच्छे टीकाकार के नाते प्रसिद्ध 
थे। साहित्यिक शक्ति पर राजनीतिज्ञों द्वारा यो बल देने का सुखद 
परिणाम यह हुआ कि पजाबी को सरकारी भाषा बनाने की संयुक्त माँग 
को अधिक शक्ति मिली । इसी कारण एक पजाबी-भाषी प्रदेश श्रौर एक 
पजाबी साहित्य भ्रकादेमी स्थापित हुईं। भ्रब जबकि यह सब बाते हो 
चुकी है, कोई पूछ सकता है कि भविष्य क्या है ? 

सरकारी मान्यता से साहित्य नही पंदा होता । कुछ हृद तक विभाजन 
के कारण और पाकिस्तान मे उर्दू को राज-मान्यता और भारत मे हिन्दी 
को राजाश्रय मिलते से पजाबी भाषा को जो ठेस पहुँची, उसकी क्षति- 
पूति शायद कुछ दिनो बाद हो जाय । परन्तु अभी तो कुछ वर्षो के लिए 
पजाबी में साहित्यिक रचना उन सिख-लेखकों पर अधिक भ्रवलम्बित 
रहेगी जो केवल गृरुमुखी का प्रयोग करते है । पजाबी-भाषी प्रदेश की 
भाषा और शैली ज्यो-ज्यो मानदड प्राप्त करती जायगी, बोली का महत्त्व 
कम होगा और उतनी ही मात्रा मे उसकी देहाती शक्ति भी कम होगी । 
यह बाधक प्रभाव इस तरह दूर किया जा सकता है कि दूसरी भाषा के 
श्रेष्ठ प्रथो के भ्रनुवाद पजाबी मे हो, उन्ही को प्रथम महत्त्व दिया जाय। 
दूसरे दर्जे का साधारण लेखन, जो केवल पजाबी मे होने से स्कूल- 
कालेजो के पाठय-ग्रथो मे लिखा जाता है, कम करना होगा। इससे साहित्य 
का स्तर गिरता है, इस तरह कल्पनाहीन लेखन को बढावा मिलता है। 
जिन पजावियो ने ऊँचे पारिश्रमिक के अभाव में दूसरी भाषा मे लिखना 


पजाबी २१३ 


शुरू किया उन्हे अ्रपनी मातृभापा की शोर लौटने के लिए प्रेरित करना 
होगा (उदाहरणार्थ राजेन्द्रसह बेदी, जिनकी उर्दू कहानियाँ बहुत ही 
उच्चकोटि की होती है ) | पजाबी मासिक पत्रिकाओ्रों को उस खराब 
'यसर से मुक्त होना होगा, जिसके कारण वे केवल परीक्षाथियों के लिए 
सामग्री देती हे । ऊपर जिनका उल्लेख था चुका है, उनके श्र॒लावा कुछ 
अच्छे पत्र भी हे । पेप्सू और पजाब सरकारे ऐसी योजनाग्रों को शुरू 
कर रही है, और हरी किशन का 'पजावी साहित्य”, जो जालन्धर से 
निकलता है, वहुत वर्षों से उच्च साहित्यिक स्तर कायम रखे हुए है । 
अन्त में पजाबी में प्रमूतत सममालोचको का ऐसा वर्ग विज्ञापित होना 
चाहिए जो रचनात्मक लेखन की सहायता कर सके श्र वबेचारे भोले 
पाठकों को रही किताबो से वचा सके । भ्रव तक पजावी साहित्यश्जगत्‌ 
बहुत सकीर्ण रहा है, इसमे 'परस्पर भावयन्त ' और 'भ्रहों रूप अहो 
घ्वनि ' बहुत होता रहा है। श्रव उसे भ्रच्छे भौर बुरे के वीच में विवेक 
करना होगा भर अपने बहुत दिनो से प्रतीक्षित पुनर्जागरण की शोर 
बढना होगा । 


पजाबी पर चुने हुए सदर्भ ग्रथ 
ए हिस्ट्री श्राफ पजादी लिट्रेचर--डा० मोहनसिह 
इट्रोडक्दान टु द स्टडी श्राफ पजावी लिट्रेचर--डा० मोहनसह 
पजावी सूफी पोए्ट्स--लाजवन्ती रामक्ृष्ण 
द सिकक्‍्खूस--खुशवन्तसिह 
लिग्विस्टिक सर्वे आफ इडिया--जी ०ए० ग्रियसंन, खड ९, भाग १, 
पृष्ठ ६०७-८२३ 


बँगला 


काज़ी अब्दुल वदूद 


परम्परा 

सुयोग्य विद्वानों के भ्रनुसार बंगला भाषा का प्रारम्भ, भ्रसुमिया, 
उडिया भ्ौर मैथिली की ही भाँति पूर्व-प्राकृत से हुआ, जो कि भारोपीय 
भाषाओ्रों के वडे परिवार की एक शाल्रा है। ज्यो-ज्यों इस भाषा का 
विकास होता गया, उसने झपने भीतर कई भ्रनाय तत्त्वों को समो लिया। 
न केवल शब्दावली, अ्रपितु कल्पना-चित्र शौर विचारों में भी बहुत-सी 
श्रनाय बाते घुल-मिलकर एक होने लगी । 

जहाँ तक पता चलता है, इसके साहित्य का सबसे पुराना' नमूना, 
'चर्या गीत हे । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री बडे प्रसिद्ध प्राच्य 
विद्याविद थे। उन्होने नेपाल के सरकारी पुस्तकालय में से इनका पता 
लगाया और १९१६ में उन्हे प्रकाशित किया। '“चर्या-गीतो का समय 
१०००-१२०० ई० माना जाता है यद्यपि कुछ विद्वान्‌ उन्हे ८ वी शती 
ई० तक पीछे ठेलना चाहते हे । सच कहा जाय तो ये गीत साहित्यिक 
रचनाएँ न होकर महायान बौद्ध-धर्म की शाखा के आ्राचार्यो के सकेतात्मक 
उपदेश हे । जो लोग योग-विद्या सीखना चाहते थे, उनके दिशा-निर्देश 
के लिए ये उपदेश हे । इन गीतो और बगाल के १९वीं शती के बाउल 
सामक रहस्यवादी घुमक्कड़ों के गानों मे बडी विचित्र समानता है। 


बंगला २१५ 


रवीच्धनाथ ठाकुर ने मानव धर्म पर अपने 'हिल्चर्ट भाषणो' में इन वाउलो 
का उल्लेख किया था। 

सेन राजाओं (१०००-१२०० ई०) के राज्य-काल में बगाल, जो 
पहले एक बौद्ध देश था, प्रमुख रूप से हिन्दू देश बन गया। हमारे एक 
प्राचीन महाकाव्य शन्य पुराण” में ऐसा उल्लेख आ्राता हे कि छौद्दों का 
व्राह्मण्य-पुनर्जीवनवादियों ने उत्पीडन किया श्रौर इसके कारण बौद्ध लोग 
उस समय के तुर्की विजेताशो को भ्रपना मक्तिदाता मानने लगे । बगाल 
की व्यापक मुस्लिम जनसत्या, इसी कारण से, हिन्दुओं की तरह ही 
पुराने बौद्ध लोगो से भी निर्मित हुई होगी, ऐसा माना जाता है। 

प्राचीन वँगला की लम्बी कविताश्रो में मुकुन्दराव चत्रवर्ती का 'चडी 
मगल' प्रसिद्ध है। यह करीब १६वीं घती या उत्तके श्रास-पास के कवि 
थे। उन्होने अपने काव्य मे स्त्री-पुरुषो के लिए तत्कालीन रीति-रिवाजो 
और घटनाओं के बडे ही प्रामाणिक और स्पप्ट चित्र दिए हूं । जैसा कि 
कविता के नाम से स्पष्ट है, इस रचना में फैलाव अधिक और अ्राकर्षण 
कम है| इसमे चण्डीदेवी की पूजा पृथ्वी पर कैसे प्रचलित हुई, इसकी 
कहानी है । इन सब दोपो के होते हुए भी उसमे मानवीय सम्बन्धो की 
जेत्ती विविधता प्रतिविम्बित है, उसके कारण वह सचमुच महाकाव्य की 
कोटि की रचना है । 

'चण्डी-मगल' के बाद या उसके साथ-साथ वैष्णव भाव-गीतो का 
उल्लेख करना चाहिए । ये राधाकृष्ण-सम्बन्धी गीत है, जो विद्यापति, 
चण्डीदास, ज्ञानदास और गोविन्ददास ने रचे है । इनमे ने कुछ गीत तो 
बहत सुन्दर हे--केवल बंगाली पाठकों के लिए ही नहीं, वल्कि उन सब 
लोगों के लिए, जो सच्चे, प्रभावगाली गब्दों का मल्य जानते हे ।| इन 
में कुछ अच्छे गीत प्रेम और भक्ति के दिव्य क्षणों की भॉकी देते हें, 


* यह कवि कवि ककंण” के नाम से अधिक प्रतिझ ह | 
न, अकादेमी ० ढ ; कि ष 
+ टन गीतों का एक समद सात्त्ति मी ने प्रवाशित क्या 7 | (व्‌ 
पढावेली--सपादक ओर प्रत्तावना-लेखक ढा० नहमार सेन) | 


२१६ ग्राज का भारतीय साहित्य 


श्रौर विश्व के किसी भी प्रसिद्ध साहित्य में मानवीय अथवा देवी उत्तम 
प्रेम-गीतो के साथ इनका तुलना हो सकती है । यह विचारणीय है कि 
इस थग को महान चैतन्य ने प्रेरणा दी। उनके श्रतेक जीवन-चरित्रो मे 
से दो श्रतिस्मरणीय है, एक है बृन्दावनदास का श्रौर दूसरा क्ृष्णदास 
कविराज का। 

वेष्णवो के कार्य के बाद कृत्तिवास की रामायण और काशी राम- 
दास के महाभारत का उल्लेख करना चाहिए। थे प्रायः १६वीं शती मे 
रचे गए। रामायण इस शती के आरभिक काल में और महाभारत 
भ्रन्तिम काल में । ये दो प्राचीन महाकाव्य वास्तव में जनता की पुस्तके 
है । वे उनके सुन्दर प्रसाद-पूर्ण छन्दों के लिए, सरल भर गहरे करुण- 
रस के लिए तथा उच्च नेतिक मूल्यो के लिए श्राज भी उतनी ही महृत्व- 
पूर्ण हे । 

१७ वी शती मे--दौलत काजी झौर सैयद प्रलाउल--दो बडे प्रति- 
भाशाली मुसलमान कवि हुए--इन्होने अराकान के मूग राजा श्रौर 
उनके मुसलमान सरदारो का श्राश्रय प्राप्त किया था । दौलत काजी मे 
बहुत प्रतिभा थी, लेकिन वे बहुत जल्दी मर गए। भ्रलाउल बहुत उम्र 
तक जिंदा रहे और उनमे काव्य-गुणों के साथ-साथ विस्तृत अध्ययन भी 
था। दोनो ने बँंगला-साहित्य की बडी सेवा की । मानवीय प्रेम और 
अभियान के वर्णन पर उनका आग्रह था, जबकि सारा वातावरण देवी- 
देवताश्रो के ऐसे प्रेम और अभियानो से भरा हुआ था, जो बहुत शोभन 
नही थे । 

इसके बाद भारतचन्द्र १८वी शती में आये | वे अ्रधिक सुलभे हुए 
कलाकार थे भर प्राय एक शती तक बहुत लोकप्रिय रहे | उनमे 
चमत्कार और काव्य-कुशलता अवदय थी, परन्तु मूल्यों की भावना कम 
थी । वे ह्ासोन्‍्मुख यूग मे हुए। भारतचन्द्र के बाद रामप्रसाद श्राये । 
उन्होने भारतचन्ध का कुछ अनुकरण किया, कितु वे सफल नही हुए । 
उनके धामिक गीत कालीमाता के प्रेम श्र भवित से भरे हे, जो काफी 


बेंगला 9१9७ 


उच्च कोटि के हे । इन गीतो के कारण बेंगाल के सब वर्गों के लोगों में 
वे बहुत प्रिय है । 


उन्‍नीसवी शती 

उन्‍नीसवी शती का आरम्भ ब्रिटिश राज्य की शवित और प्रतिष्ठा 
की सुस्थापना के साथ हुआ । अरब अग्रेजों को सब पहचानने लगे थे । 
यह एक सक्रान्ति युग था। इस शताब्दी के प्रथमाद्धं के कवि थे ईम्बर 
गृप्त। उनमें उच्च काव्य-गुण नही थे, परन्तु अपने आस-पास की चीजों 
और घटनाओं के वे सूक्ष्मदर्शी निरीक्षक थे, और उनका वर्णन उन्होने 
चुटीली शैली मे किया । उनकी लोकप्रियता बहुत उचित ही है। हमारे 
साहित्य के आधुनिक युग के नायकों में से तीन--रगलाल, दीनवन्धु 
भौर बकिमचन्द्र--का श्रारम्भिक विकास उन्हीके प्रभाव में हुआ । 

यहाँ पर हमे उन समृद्ध लोक-गीतो और लोक-कथाझ्रो की परम्परा 
का भी उल्लेख करना चाहिए, जिनमे से कुछ अब अमेजी में भी मिल 
जाती हे ।* यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि ये गीत बहुत प्राचीन 
काल से चले भ्रा रहे थे, परन्तु उनका कलेवर सक्रान्ति के साथ बहुत- 
कुछ अदलता-बदलता गया | उनके विशिष्ट साहित्यिक गुण भारत के 
बाहर भी पहचाने जाते है । 

बँगला में उन्‍नीसवी शताब्दी के पूर्व उल्लेखनीय गद्य-साहित्य नही 
मिलता । इस शताब्दी के आरम्भ में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना 
हुई और विलियम करे तथा मृत्यञ्जय विद्यालकार ने बेंगला-गद्य को 
रूप देने का प्रयत्न किया । इन्होने अपने पास पढने वाले श्रफसरों के 
लिए पाठ्य-पुस्तक लिखी। यह प्रयत्न कुछ हद तक सफल था। परल्नु 
सबसे पहला श्क्तिगाली वेगाली गद्य हमें राजा राममोहन राय को 
लेखनी से मिला । धर्म, नीति श्नौर सामाजिक आचार में उन्होने पूरे 
सुधार सुझाते हुए कई पुस्तिकाएँ लिखी । उनकी प्रतिभा श्रपूर्व थी-- 


+ कलकत्ता-यूनिवर्सिटी से प्रकाशित 'मैमनसिह बैलट्स! और “ईस्ट «गाल बेलटूस |? 


२१८ आज का भारतीय साहित्य 


उनमे ती८णता, पौरुष और सन्तुलन तीनो गुण थे, परन्तु वे अपने समय 
के बहुत आगे के लेखक थे । परिणाम यह हुआ कि उन्हे भ्रपनी महत्ता 
का दण्ड इस रूप में देना पडा कि उनके ही लोगो ने उनकी उपेक्षा की | 
केवल उनन्‍नीसवी जताद्दी के कुछ प्रतिभाशाली वगालियो को छोडकर, 
जिन्होंने कि उनके आदर्श भर विद्धत्ता से लाभ उठाया और अपने ढंग से 
देश के विकास मे सहायता की, राममोहन राय की श्रोर किसीने ध्यान 
नही दिया । वस्तुत राममोहन राय की कल्पना और प्रयत्नों से ही बँगला में 
उन्‍नीसवी जती में पुनर्जागरण भ्रा सका । हमारे देश के ब्रिटिश काल के 
इतिहास में यह अद्भूत घटना थी। आधुनिक सस्क्ृति के सबसे बडे 
उदगाना रवीन्द्रनाथ राममोहन राय के भ्रत्यधिक ऋणी हें । 

राममोहन राय पूरे सुधारक थे । वे देश की शिक्षा-पद्धति मे दूर- 
दर्शी परिवर्तत करने के पक्ष में थे । उस समय का हिन्दू कालेज 
(स्थापित १८१७), जो कि भ्रग्रेजी भाषा शोर साहित्य तथा कुछ 
प्राधुनिक विज्ञान पढाता था, एक आ्रादर्ण विद्यालय नहीं था, क्योकि 
वहाँ पर नेतिक शिक्षा का कोई प्रवन्ध नही था । भारतीय भाषाएँ और 
दर्शन भी वहाँ नही पढाये जाते थे । फिर भी हिन्दू कालेज भ्रपने तरीके 
में बहुत प्रभावपूर्ण हगण से कार्य करता था । वहा से तरुण विचारको 
का एक दल जिक्षित हुआ, जिन्हे (तरुण बगाल' कहते थे । राममोहन- 
वादियों के जीवन में जो समाज-सुधार उन दिनों आया था, वह इन 
तरुण बगालियो की दृष्टि में श्रसन्‍्तोपजनक और बहुत धीमा था। वे 
चाहते थे कि समाज में जल्दी-से-जल्दी ऋरान्ति हो श्रौर सारी प्राप्य 
वस्तुश्रों के स्थान पर पश्चिमी चीजे अपना ली जायेँ । इन दोनो दलो के 
जो अच्छे-श्रच्छे लोग थे, वे बहुत खुले दिल के, चरित्र के मजबूत और 
सच्चे देश-भक्त थे । उनके अपने अलग-अलग तरीके थे । वगाली गद्य ने 
थोड़े ही समय में 'तत्त्ववोधिनी' गाला* के राममोहनवादियों के हाथो 





+ श्रज्ञय दुमार दत्त, ईश्वर्चढ विद्यासागर और महर्पि ठेवेन्द्रनाथ ठाकुर इस विचार- 
धार के मुविख्यात नेता थे | 


बंगला २११ 


और भी भ्रधिक प्रगति की, परन्तु रूप तथा श्राशय की दृष्टि से श्रावनिक 
वगाली साहित्य 'तरुण बगाल' दल से शुरू हुआ । माइकेल मधसूदन 
दत्त अपने समय के श्रग्रगामी तरुण वगालवादी थे। वे अग्रेजी पद्च 
लिखकर कीतति कमाने का स्वप्न देखते थे | वे ईसाई बने और उन्होंने कई 
यूरोपीय भाषाश्रो पर अधिकार प्राप्त किया । इनमे प्राचीन श्रोर आब- 
मिक दोनो प्रकार की भाषाएँ थी-- (मानो वे यह चाहते थे कि प्रगति 
के पथ में कोई बाधा या रोक न हो ) आधुनिक वगाली साहित्य के वे 
सबसे बडे पहले महाकवि बनकर रहे । वस्तुत वे ही आधुनिक वगाली 
काव्य के प्रमुख सस्थापक है । हमारे देश को यूरोप से दूर करने वाली 
जो खाई पैदा हुई थी, उस पर माइकेल ने मानो एक पुल बनाया, 
जिससे दोनो के सवध धनिष्ठ हो गए। यूरोप हमारे लिए श्रव विदेण 
नही रह गया था। माइकेल की प्रतिभा ने यूरोप को मानों हमारे मनो- 
लोक का एक भाग वना दिया । अ्रव तक यह हिस्सा ज॑से ग्रज्ञात था । 
बंगाल की पुन उठती हुई भ्रात्मा के लिए यह सचमृच बहुत वडा लाभ 
था। इसके अपने खतरे भी थे--उन लोगो के लिए, जो इस बात के 
लिए मानसिक तौर पर तैयार नही थे । कुछ दिनो के वाद एक दूसरे 
तरुण बगालवादी वकिमचद्र चट्टोपाध्याय दे अपने साहित्यिक जीवन के 
आरम्भ मे 'राजमोहन्स वाइफ' नामक अग्रेजी उपन्यास लिखा। लेकिन 
बाद मे वे वगला की झ्रोर मुडे श्रौर एक के वाद एक बडी शक्ष्तियाली 
रचनाएँ उपन्यास के रूप में उन्होने वगाल को दी । इस प्रकार कुछ ही 
वर्षों में वे श्रपने समय के प्रमुख साहित्यकार वन गए। झ्राधुनिक बगाली 
गद्य के वे पहले वडे लेखक थे । 

बाद के दिनो में वकिमचन्द्ध राष्ट्रीय पुर्नगठन की समस्याओं की 
भ्रोर मुडे । वह हिन्दू-जातिवाद का युग था। यह कर्ड प्रकार की प्रति- 
क्रियाओं के कारण उत्पन्न हुआ था, जिनमे कुछ मुस्य कारण ये थे , 
ब्रिटिंग शासक अपनी हठघर्मी नहीं छोड रहे थे, शिक्षित हिन्दुओं की 
बढती हुई आकाक्षाश्रो को पहचानना स्वीकार कर रहे थे, फलत 


२२० ग्राज का भारतीय साहित्य 


हिन्दुओं के स्वाभिमान को चोट लगी और उसके साथ-साथ आत्म- 
निर्भरता की भावना उनमें तीखी होकर जागी, टाड की रोमाटिक 
“राजस्थान की गाथाश्रो' ने उन्हें बहुत प्रभावित किया | उनका देद्य-प्रेम 
का भाव जैसे जाग उठा । राष्ट्रीय नाटको के साथ-साथ मुख्यत बडे ही 
अतिनाटकीय प्रसंग, वृथा-भावुक देशभक्ति के प्रदर्शन के साथ- 
साथ दिखाये जाने लगे। प्राचीन हिन्दू धर्म के श्रध्यात्म में मादाम 
ब्लैवट्स्की नामक थियोसोफिस्ट ने श्रद्धा प्रकट की । कई भन्य यूरोपीय 
विद्वानो ने भी प्राचीनता के गुणगान किये । बकिमचन्द्र, वेसे और 
वातो को देखे तो, कोई कम बुद्धि वाछे विचारक नही थे, परन्तु कुछ 
भी कहिए, वे रोमाटिक देश-भविति के आकर्षण के शिकार हो गए, या 
यो कहिए कि उस युग के रोमाटिक जातीयतावाद की लपेट में श्रा गए | 
देश-भक्ति और हिन्दू-जातिवाद के नाते उन्हे जो सफलता मिली वह 
बहुत अधिक थी । परन्तु सच कहा जाय तो उनमे जो कुछ उत्तम था, 
उसका अधिकाश व्यथ हुआ । जीवन के अतिम दिनो में जो उपन्यास 
उन्होने लिखे हे उनमे गभीर दोष हे, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता 
कि वे बिलकुल गुण-विहीन हे । श्रपने दिनों मे, इस देश की उलभी 
हुई राष्ट्रीय समस्याओं का सामना करने की उनकी तैयारी भी नही थी। 
इससे पता चलेगा कि उनकी स्थिति कैसी विचित्र थी। * यद्यपि बकिम- 
चन्द्र के विचारो में कुछ गडबडी है, फिर भी उनकी मातृभूमि के प्रति 
झ्रास्था और देश की दुर्दशा के प्रति पीडा अत्यन्त तीव्र थी; और कम- 
से-कम कुछ समय के लिए वे हमारे राष्ट्रीय जीवन मे बडी विधायक 
गक्ति के रूप में काम करते रहे। उन दिनो बकिमचन्द्र के जातीय 

पु्र्जागरण के विचारो से प्रेरित हेमचन्द्र और नवीनचन्द्र-जेसे कवि 


+ 'धरम्म-तत्तः पुस्तक में वगाल के मुसलमानों पर वकिमचन्द्र के विचार देखिये | 
धगदेशेर कृपक' में विशेष रूप से उन्होंने किसानों की दुदंशा का विश्लेषण किया, 
परन्तु वे कोर उपाय नहीं सुका सके, क्योंकि वे राष्ट्रीय श्र्थ-व्यवस्था में परिवर्तन नही 
चाहते थे | 


बंगला २२१ 


ऊँचे कीति-गिखर तक पहुंचे, मगर वाद में वे मानो पिछड़ गए । पनिद 
सरकारी अधिकारी रमेशचन्द्र दत्त वकिमचद्ध के दूसरे श्रेर्ठ प्रनगायी 
थे । उन्होंने ऐतिहासिक श्रौर सामाजिक दोनो प्रकार के व्ई बगाली 
उपन्यास लिखे, परल्तु भ्रव वे एक अर्थशास्त्री के नाते भ्रधिक याद किय 
जाते है । उसी युग के दो कवि विहारीलाल चक्रवर्ती और मुरेस्द्रनाथ 
मजूमदार, उनके श्रपने समय में इतने प्रसिद्र नहीं थे, परस्तु अपनी 
मूलभूत साहित्यिक जवितयों के कारण वे धीरे-धीरे ऊपर उठते गए । 
विहारीलाल प्रकृति और अपने देशवामियों के बडे प्रेमी तथा अपने 
रहन-सहन में बहुत ही सादे थे। उनका प्रभाव तरुण रवीस्धनाथ पर 
गहरे रूप में पडा । 

इस हिन्दू-जातिवाद के वातावरण में रवीद्धनाथ का विकास हुआ्ना । 
परन्तु उनके ऊपर इसका जो उतना प्रभाव नही पडा, इसके दो प्रमुस 
कारण हे । एक तो बचपन से वे कविता के भक्त थे--वे कालिदास, 
जयदेव भर अन्य वैष्णव कवियों की कृतियो एवं दूसरी शोर वाइरन, 
शेली, वड्‌ सवर्थ, कीटस और ब्राउनिंग की कृतियों के प्रेमी थे । दूगरा 
कारण यह है कि जिस बडे परिवार में वे पले, वह स्वाभिमानी, गभीर 
जातिवादी और कट्टरता से मुक्त उदार परिवार था | तरुण कवि के ये 
सस्कार कवि विहारीलाल चत्रवर्ती 67रा और भी गहरे बने । 

रवीद्धनाथ प्रधान रुप से प्रकृति के कवि के नाते विकसित हुए, 
उनमे वौद्धिक तीक्षणता और सहृदयता प्रचुर मात्रा मे विद्यमान थी। वे 
२६ वर्ष की छोटी-सी उम्र में 'कला के लिए कला' मतवाद के पूर्ण 
विकसित कवि बने । अश्रपनी कला पर उन्हें सम्पूर्ण श्रधिकार प्राप्त हो 
गया था । प्राय श्राठ वर्ष तक उन्होंने ज़ोर से हृदयस्पर्थी भाव-गीत, 
ग्रच्छे नाटक, कहानियाँ और निवन्ध लिखें। इसके बाद उनके मन में 
भर भी गहरे पैठते, जीवन के सत्य के और भी निकट पहुँचने तथा अपने 
प्रति और भी अधिक प्रामाणिक होने की भावना जगी । उसका परिणाम 
यह हुआ कि उनके प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम में इंक्वर के प्रति गहरी लगन 


२२२ आ्राज का भारतीय साहित्य 


जुड गई। दूसरे शब्दों मे कहे तो उनकी सत्‌ तथा कल्याण-चेतना भ्रौर 
भी प्रदीप्त हो गई। भ्रव उनके लिए देश-प्रेम और राष्ट्र-भक्ति का एक 
नया श्रर्थ सामने श्राया । वे आत्म-विस्मृत हिन्दू के प्रति चिन्ता रखने के 
कारण लगभग एक हिन्दूजातिवादी बन गए। भ्रन्तर केवल इतना था कि 
बकिमचन्द्र श्र उनकी शाखा के लेखक जहाँ हिन्दुओ के प्रचलित 
व्यवहार श्ौर रूढियो को महत्त्व देते थे, वहाँ रवीन्द्रनाथ ने उपनिषद्‌ भौर 
बुद्ध के जीवन-दर्शन से प्रेरणा पाई | उन्होने यह भी अ्रनृुभव किया कि 
उनके देशवासी फिर वैसा ही उच्च भ्रादर्श ग्रहण करे, यूरोप की भोग- 
वादिता और शक्ति के प्रति श्राकषंण उनपर हावी न हो । सन्‌ १९०० 
में रवीन्द्रनाथ ४० वर्ष के थे और उनकी विचार-धारा यह थी। इस 
समय तक वे हर प्रकार से महाकवि की ऊँचाई तक पहुँच चुके थे, भौर 
उनकी साधना यह बतलाती थी कि उन्हे आगे भ्रौर भी महानता मिलने 
वाली है। तव तक श्रपने प्रदेश मे ही वे भ्रधिक लोकप्रिय नही हो पाए; 
बगाल के बाहर तो शायद ही उन्हें कोई जानता हो । 


बीसवी सदी 

हमारे साहित्य में बीसवी सदी का उदये रवीन्द्रनाथ के 'नेवेद 
से हुआ | १०० कविताओं के इस सम्रह मे सबसे भ्रधिक सख्या सुगठित 
्रौर चुस्त सानेटो की है | परमात्म तत्त्व की जाग्रत चेतना, प्रतिदिन के 
जीवन-व्यवहार की पवित्रता और अ्रभागी मातृभूमि के प्रति कत्तंव्य की 
प्रेरणा इन कविताओं मे है। कवि की दृष्टि में हमारी मातृभूमि दो 
प्रकार की दासताशो में श्रावद्ध थी, एक ओर तो श्रहकारी विदेशी 
विजेता था श्रौर दूसरी श्रोर उसीके पुत्रों का अविवेक तथा प्रमाद। 
'नैवेद्य। सचमुच एक शक्तिशाली पुस्तक है । देश और मानव जाति को 
रवीन्द्रनाथ की जो देन है, उसमे इस पुस्तक का स्थान बहुत बडा है। 
इसी पुस्तक में उन्होने उस आने वाले सकट का इंगित किया, जो श्रति- 


बंगला २३ 


राष्ट्रवादी पच्चिम के सम्मख था ।' यह भी विचार 
धारा में उन्होने जो कविताएं लिखी, उनमे उन्हें १९१३ में विग्वब्गपी 
स्थाति प्राप्त हुई । 

लाड कजन ने १९०५ में बग-भग किया और वगाल इसे मानने के 
लिए बिलकुल तयार नही था। उस सुदृढ विरोध का आध्यात्मिक पश्ष 
अपनी पूरी दिव्यता के साथ रवीद्धनाथ में प्रतिविम्बित हुआ । उनके गीतो 
और भाषणों ने बगाल की जनता को अभूतपूर्व रुप से उत्प्रेरित किया । 
राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पक्ष में उन्होंने झात्मनिर्भरता को महन्च दिया 
और फिर भी अग्रेज़ो के प्रति घृणा का एक अक्षर भी व्यवन नही किया। 
आज भी उन गीतो और भाषणों का रस कम नहीं हुप्ना है। इनका एक 
प्रधान कारण यह है कि वे केवल देण-भव्ित से प्रेरित रचनाए नहीं थी, 
वल्कि उनमें देश-भक्ति परमात्म-भावना से अजित थी । दुसरे मब्दों में, 
इसे यो भी कह सकते हे कि देश-भविन की भावना के साथ सत्य श्रीर 
मानव-मात्र के प्रति उत्तरदायित्व की परम भावना भी सलग्न थी। 
दूसरे बडे कलाकारों की भांति रवीद्धनाथ ने भी स्त्री-पुरुषो के मनो- 
रजक और स्मरणीय चित्र खीचे है, परन्तु उनकी सबसे वडी सफलता 
यह है कि वे अपनी कतियो में अपने-प्रापको चित्रित भौर उद्धाटित पर 
सके हे | एक के वाद एक उनकी रचनाझ्रों में श्राश्व्यंजनक संवेदनशील 
सत्य और जीवनानन्द की प्रेरणा से निरतर विकसित होने वाली जेतना 
व्यक्त हुई हे । 

बहिष्कार और स्वदेगी-आन्दोलन 'वग-भग' के बाद देगव्यापी बने, 
परन्तु उनके भीतर उतनी महत्ता नहीं रही कि जिसमे रवीन्द्रनाथ के 





अट्स सानेट की अन्तिम पक्ितियां थीं 
छुटिआले बानि-प्रेम गूलुर मयाने | 
बादि खार्य तरों युप्त पर्वनेर पाने || 
(देखो बातोवता आह्मनाश की ओर जा की है, प्रव्वार और लोन का समान 
सममें लद्ा है ओर वर छिपी हुए चशथर्नों से जावर किर्स। समय वकगयगी |) 


२२४ ग्राज का भारतीय साहित्य 


हृदय को प्रसन्नता प्राप्त होती । इसके विपरीत, आन्दोलन ग्राठकवाद 
की उस दिशा मे मुड गया, जिसे रवीन्द्रनाथ कभी सहन न कर सके । 
यह स्वाभाविक था कि उन आन्‍्दोलनों से उनका सम्बन्ध टूट गया। 
राष्ट्रवाद की यह परिणति उनके हृदय को भीतर-ही-भीतर कचोटती 
रही । इसका एक परिणाम यह हुआ कि उनकी गआ्राध्यात्मिक चेतना भर 
भी गहरी हो गई । अब उनका हिन्दू या भारतीय राष्ट्रवाद सीमित न 
रहकर स्वदेशी-आ्रान्दोलन के निकट सम्पर्क में आने के बाद व्यापक वन 
गया। रवीच्धनाथ वहुत जल्दी यह समझ गए कि सव तरह की शह- 
ग्रथि और आत्म-समर्थन की भावना, कितनी ही भोली और भअ्रच्छी क्यो 
न जान पडे, भ्रतत. वह मानवीय चरित्र श्रौर कृति को खराब कर देती 
है। इस दुख में से एक ऐसी भावना जगी कि सब-कुछ स्वच्छ किया 
जाय। उनका राष्ट्रवाद इस प्रकार भ्रन्तर्राष्ट्रवाद का पर्यायवाची बन 
गया । लोगो ने उसे ठीक तरह से नहीं समझा । उतकी बातों का गलत 
मतलव लगाया गया । पर उन्हे इस बात का पूर्ण विद्वास था कि उनके 
लिए ईहवर ने कोई दूसरा मार्ग खुला नही छोडा है । केवल वही एक 
रास्ता है। सच्चा अन्तर्राष्ट्रवाद प्रामाणिक राष्ट्रीय श्राकाक्षाश्रो का शत्रु 
नही, वल्कि वह एकमात्र श्राधार है, जिससे कि वे अ्रपना सही दृष्टिकोण 
कायम कर सकते हैं | उनके विश्वासों का बल कुछ वर्ष बाद दुनिया ने 
उस समय जाना जब कि उन्होने जापान भर श्रमरीका मे राष्ट्रीयता 
पर भाषण दिए । इसके वाद विश्व मे जो भी घटनाएँ घटित हुईं उनसे 
यह सिद्ध होता है कि वे एक सच्चे व्यक्ति थे और उन्होने अपने युग के 
विशिष्ट रोगो को समभने में कोई गलती नहीं की थी । 
जैसा कि हम देख चुके हे, वीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे रवीद- 
नाथ एक प्रसिद्ध कवि थे और वे बहुत-कुछ लिख चुके थे. परन्तु उस 
समय तक उन्हे ज्यादा लोग नही जानते थे। यद्ञपि वे इतने लोकप्रिय 
नही थे, फिर भी उनकी एक मित्र-मडली और अनुयायियो का एक ऐसा 
दल था, जो उतकी गहरी प्रशसा करता था और यह जानता था कि 
आा-९४ 


बेंगला २२५ 


] 


उनमें एक दुलंभ कवित्व-शक्ति है। स्वदेशी-प्रान्दोलन मे उनका सम्रिय 
सहयोग सव लोग जानते थे। इसी कारण साहित्य-जगत्‌ में उनके बहुत- 
से अनुयायी बनें। बगाल के जीवन के प्रभावों को ये दूसरे छेसक 
श्रादर्शवादी दृष्टि से देखते थे । वे कहते थे कि चाहे भोतिक साधनों में 
बगाल पिछडा हुआ्ना हो, परन्तु उनकी दृष्टि से, भ्राध्यात्मिक मामलों में 
बंगाल किसीस कम नहीं है। इन लेखकों में विचारो भर भावनाग्रो की 
गहराई कम थी श्र इसी कारण रवीद्धनाथ के गब्द-शिल्प का बहुत- 
सा भ्रनकरण करने पर भी वे ऐसी बहुत थोडी कविताए लिस पाए जो 
सामान्य स्तर से ऊँची हो। रवीन्द्रनाथ के समकालीन कवियों मे देवेद्ध- 
नाथ सेन, अक्षयकुमार बडाल भ्रौर द्विजेद्रलाल राय स्मरणीय हूँ । उनके 
शिष्यो में सत्येन्द्रनाथ दत्त सबसे प्रमस थे, क्योकि उनकी सहानुभूति 
व्यापक थी और वगाली भापा का प्रयोग उन्होंने बहुत ही नंपुण्य के 
साथ किया था। करुणानिधान वेनर्जी, जितीन्द्ननाथ सेनगुप्त भ्रौर 
मोहितलाल मजूमदार भी प्रसिद्ध हुए। करुणानियान भ्रकृति-प्रेम भ्रौर 
विगत वैभव के श्रच्छे वर्णन के लिए, श्रौर जितीद्धनाथ तथा मोहितलाल 
अपने वौद्धिक निराभावाद के लिए विख्यात थे। उसी युग के नुमुद- 
रजन मल्लिक ग्रोर कालिदास राय व्यापक रप से लोकप्रिय हूं । 
कया-साहित्य के क्षेत्र में रवीद्धनाथ के श्रारम्भिक झ्नुयायियों मे 
प्रभात कुमार मुखर्जी प्रमुख थे। उनकी हास्यपूर्ण कहानियाँ बहुत प्रधिक 
पढ़ी गई। चारुचद्ध वनर्जी श्रौर सौरीद मोहन मुखर्जी को भी कुछ 
लोकप्रियता मिली । मगर इन सबसे भ्राग वढकर शरतचद्ध चर्द्जी 
ग्त्यधिक लोकप्रिय वने । रवीन्द्रनाथ के मानवतावाद भौर कला ने उन्हें 
गभी रता से स्पर्श विया । यद्यपि उन्होने उन्‍नीसवी शताब्दी के भ्रन्त मे 
लिखना थुरू किया था, परन्तु १९१३ के पहले उनकी रचनाएं प्रकाश 
में नही श्राईं। उनदी सफलता असाधारण हुई और १९३८ में उनकी 
मत्य के समय तक उनका यश दटता ही गया | 
.. आरम्भ मे शरत॒चन्द्र एक मअग्ितिगाली यवार्थवादी लेसक माने गए। 


२२६ झाज का भारतीय साहित्य 


इसलिए हमारे पाठकों के एक वहुत्त बडे अ्रश में वे लोकप्रिय बने और 
इसीलिए दूसरी ओर पुराने लोगो ने उनका वहुत श्रधिक विरोध भी 
किया | वगाल की साहित्यिक परम्परा में ययाध॑वाद प्राय. एक नई 
जीज़ थी । आ्ाालोचक कुछ वर्षो में धीरे-धीरे शान्त हो गए, इसलिए 
नही कि उन्हें भ्रपने दृष्टिकोण की गलती समझ में भ्रा गई थी, वरन्‌ 
इसलिए कि अश्रव उनकी झ्रालोचना सुनने को कोई तेयार ही नही था । 
ऐसी व्यापक भौर सच्ची लोकप्रियता किसी भी आधुनिक वगाली को 
नहीं पिली, कदाचित्‌ वकिमचन्द्र और रवीन्द्रनाथ को भी नहीं। 
यद्रपि उनके विरुद्ध काफी श्रावाज्ञ उठाई जाती है, फिर भी शरतृचन्द्र 
आज बहुत अधिक पढे जाते हे । 

जब गरतृचन्द्र ने वगाल के पाठकों में मानो तूफान पैदा कर दिया 
था, तवसे आ्राधी गतावदी बीत गई। आ्राज हम उनके बारे में कुछ 
तटस्थता से विचार कर सकते हे । श्राज हमे उनकी सीमाएँ बहुत स्पष्ट 
दिखाई देती हे । उनकी रचनात्मक कल्पना-शक्ति बहुत समृद्ध नही है । 
जीवन के सब पहलुओो में उनकी उतनी दिलचस्पी भी नही है। कई जगह 
उनमें भावुकता का ऐसा अ्रतिरेक दिखाई देता है, जो यथार्थवाद से 
बिलकुल उलटा है। परनल्तु इन सव गम्भीर दोपों के बावजूद शरतुचन्द्र 
की लोकप्रियता या महत्त्व कम नही हो सकता । इसका मुख्य कारण यह 
है कि उन्होने जिस दुख को प्रत्यक्ष किया है, वह कुछ तो स्वनिभित है, 
ओर कुछ झनिवाय । यह दू ख उन्होने विविध आकारो में देखा है भौर 
उसे भ्रचूक ढंग से व्यक्त करने में उन्हे सफलता मिली है। यही उनका 
ययार्थवाद है, जिसके बिना कोई भी छेखक लेखक नही होता । परल्तु 
साथ-ही-माथ वे आदर्शवादी भी हे, और ख़ासे बडे श्रादर्शवादी हे । 
उनके भीतर यह प्रवल भ्रास्था है कि मनुष्य स्वभावत. सुन्दर भौर महान 
है। उसकी सब गलतियाँ, पाप भौर दोप केवल घूल और मिट्टी है, जो 
कि बाहर जमी हुई है । किसी भी क्षण यह मिट्टी हट जाने पर मनृष्य 
की निजी महत्ता प्रकट हो सकती है । 


बंगला घ२३ 


कुछ लोगो की दृष्टि में शरतचन्द्र का यह दृष्टिफोण भी निरे 
आवुकता है। लेकिन वास्तव में, इसमे भावुकता से कुछ अधिय मजबूस 
झौर जानदार तत्त्व है । यह उनका विश्वास ही है जोकि मनाप्य वे 
अन्दर सबसे अधिक स्थायी वस्तु हे । हां, कई गलतियां या बरे विग्वास 
भी हूं, परन्तु भ्रच्छे हो या बुरे, उनका विचार तो हमे करना /ी होगा। 
यह सौभाग्य की वात हे कि शरत्चन्द्र का विव्वास दिव्य था। उनकी 
कला जो इतनी निखरी, वह इसी दिव्य आस्था के कारण, यश्यपि उनमें 
कई दुवंलताएँ भी थी | साहित्यिक मूल्याकन अथवा किसी भी प्रकार के 
मृल्याकन में यथार्थ गणों का महत्त्व अनेक दोपो से कही श्रधिक है । 

गरन्‌ चद्ध के आगमन के कुछ वर्ष बाद बंगाली पाठकों को डा 
मरेशचन्द्र सेनगुप्त नामक दूसरे यथार्थवादी लेखक कानून-विशारद के रुप 
में मिले | वे भी बहुत पढे गए । मगर श्रव उनकी लोकप्रियता वहन कम 
हो गई है। उन्होनें जनता का ध्यान श्रपने उपन्यासों में विविश्र प्रकार 
की जानकारी देकर आक्पित किया। उनके चरित्र विचारों के प्रतीक थे 
और इस कारण वे जल्दी ही भुला दिए गए । 

काजी नजरुल इस्लाम कलकत्ता के साहित्यिक क्षेत्र में विभेषतग्रा 
एक भावुक कहानी-छेखक के ताते १९१९ में उतरे। उस समय उनको 
उम्र २० वर्ष की थी, भर विद्वान होने का भी कोई दावा उनका नहीं 
था। परन्तु उनकी कहानियाँ ऐसी थी कि वे तरुण पाठकों भ्रौर लेखकों 
को झ्राकपित करती थी । उनकी आाध्चर्यंजनक सप्राणता बच्चों तथा बूटी 
सभी को श्रपनी ओर खीचतो थी । वह युग राजनंतिक उत्माह में 
आन्दोलित था । खिलाफत भ्ौर काग्रेस दोनो जोरों पर थे, और नजग्ल 
ने दोनो ख्रोतो से खूब ग्रहण किया । वगाल के स्वदेनी-भ्रान्दोलन, और 
विशेषत॒या आतंकवादियों के कारनामो से वे बहुत श्रधिक प्रभावित हुए । 
नये वातावरण ने उनकी कल्पना-ावित को प्रज्वलित किया। उन्होंने 
चीर-काव्य शऔर गीत लिखे, जो वहन जन्दी लोफप्रिय हो गए । दो वर्ष 
बाद उन्होने श्रपनी प्रसिद्र कविता विद्रोही" लिसी, जिससे उनकी कीर्ति 


२२८ ग्राज का भारतीय साहित्य 


देखते-देखते व्याप्त हो गई और बाद में वह कविता भ्रखिल भारतीय 
कौति भ्रजित कर सकी । अपनी ऐसी ही रचताग्रो के कारण उन्हे जेल 
भी जाता पडा, जहाँ उन्होंने लगभग '४० दिन का उपवास किया | 

स्वतन्त्रता के सघर्ष में काजी नजरुल इस्लाम बडी शक्ति थे 
उनके प्रमुख म्रस्त्र गीत भौर कविता थे । श्रन्याय भर श्रत्याचार चाहे 
किसी रूप में हो, नजरुल इस्लाम उसके सीधे विरोध में थे। वे वास्तव 
में एक श्रेष्ठ जन-कवि वन गए । उन्होंने अ्गणित प्रेम-गीत, विशेषतया 
गज़ले भर कुछ धामिक गीत भी लिखे । कुछ उपन्यास और नाटक भी 
उन्होने लिखे हे । परन्तु उनकी कीति कविताओं तथा गीतो के कारण 
ही है। 

नजरुल की कविता के साहित्यिक गुणों के विरुद्ध उसी समय 
भ्रावाज उठी, जब कि उनकी लोकप्रियता परमोच्च बिन्दु पर थी । भ्राज 
भी कई लोग उनका विरोध करते हे । इसमे सन्देह नहीं कि उनकी 
रचनाग्रो में दोष हे : कई स्थलों पर अ्रपरिपक्वता है, उनके शब्द सदा 
चने हुए नही होते; परन्तु इन सब दोषों की तुलना में एक श्रेष्ठ भ्रात्मा 
की दुमिल विशेपता हमे देखनी चाहिए । उनकी निर्भगता और जन- 
साधारण तथा दलित और हेय समभे जाने वाले लोगो की सम्भावनाओं 
में उनकौ भ्रपार श्रद्धा विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । यदि उनकी कवि- 
ताझ्नो में उनकी कमजोरिया दिखाई देती हे तो उनकी दिव्य प्रात्मा के 
विशेष गृण भी उनमे भ्रच्छी तरह दिखाई देते हे । यह उल्लेखनीय है कि 
गत १५ वर्षों से उन्हे ऐसे रोग ने ग्रस लिया है, जिसका कोई इलाज 
नही है भौर वे मृतप्राय हो गए हे । इसके बाद ही पूर्वो प्रौर पश्चिमी 
दोनो बगालो के अ्रसख्य नर-नारी बडी सहृदयता और सद्भावना के 
साथ प्रतिवर्ष उनकी याद करते हे । वाल्ट विटमैन की तरह नज़रुल 
पूरे-प्रे जनता के कवि हे । जनता भी उन्हे भ्रच्छो तरह समभती है और 
उनकी उठती हुईं भावनाओ का उत्थान स्वय अनुभव करती है। ज्यों- 
ज्यो हमारे देश की जनता श्रात्म-बोध पाती जा रही है, त्यो-त्यो यह 


चेंगता २२० 


ध्फ 


सम्भव है कि वह अपने इस कवि को और भी झध्रिक हादिझता के साथ 
याद करेगी । नजझुल इस्लाम के बाद जसीमुहीन ने विशेषन एफ 
देहाती कवि के सर्प में व्यापक रपराति पाई | बंगाल का नोक-ातित्य 
बच्चा ही ममृद्र है, उन्होंने उससे प्रेरणा महण की । 

ब्रिटिन-पूर्व बंगाली साहित्य में बंगाल के मुसलमानों ने ज्राफ़ी थोग 
दिया था | सत्रहवी जती के दौलत वाजी और अलाऊल ना उल्हेस हम 
पहले कर चुके है | मुस्लिम जाति के झौर भी दूसरे प्रतित पत्रि 4। 
वाउलो में तो मुस्लिम कवि सबसे अ्रधिक और प्रधान थे। बंगाली 
साहित्य को पुराने मुसलमान राजाओ्रों श्ौर सरदारों ने बडा ग्राश्नय 
दिया । कुछ लोग तो यहा तक कहते है कि चूंकि उसे यूग में परह्मण 
“भाषा के विकास के विरुद्ध और सर के पक्ष में थे, श्रत साहित्य के 
विकास को मोड देने का श्रेय उस मुस्लिम राज्याश्रय को ही दिया जाना 
चाहिए । परन्तु उन्‍्नीमवी यती में जो नया साहित्य विय्रसित टृश्ना, 
उसमे मुनलमानों ने कोई संत्रिय भाग नहीं लिया। कम-ोे-कम उस 
घती में प्रथम श्रेणी के जो माहित्यकार पाये जाते हूं उनमे से कोर्ट भी 
मुसलमान नही है। इस तथ्य का कारण यह दिय्रा जाता हें कि नये 
समय के साथ-साथ म्‌स्लिम मिल्लत को नये नेतृत्व करी >पवस्यकता थो, 
जो उनसे कही मे भी प्राप्त नही हो सका । उसके विपरीत उस जाति के 
सजग अर का ध्यान 'वहावी आन्दोलन फो ओर खिचा । उसका नारा 
था, 'उस्लाम की पुरानी कट्टर पवित्रता की श्रोर छोटों । यह न्पष्ट है 
कि इसके राजनैतिक कारण थे परिणाम बह हुआ कि भारत के मसद- 
मान अग्रेजी शिक्षा से दूर हटते गए । करीब थाबी घनती तक यह होना 
रहा। १८५७ के गदर में मुसलमान पर्याप्त सस्या में भारत में श्ग्रेजी 
राज्य के विरुद्ध मस्त्र छेगर विरोध के लिए सर्द हो गाए। एप बाद 
इस जाति के लिए और भी अधिक मृसीव्रत श्राई । बंगाल थे नवाब 
अब्दुल नतीफ खान वहादुर और उत्तर प्रदेगण के सर मैयद प्रहमद सा ने 
इस मुनीबत को दूर करने की बहत-ुछ कोगिय क्री । उन्होंने मुसतमानों 


३० प्राज का भारतीय साहित्य 


न 


में श्रग्नेज़ी विक्षा फैलाई और उनकी श्रामदनी के जरिये वढाये। छेकित 
यह सब काम दरिया में खश-खश के बरावर था, व्योकि मुस्लिम जाति 
को बोद्धिक श्रौर भ्राध्यात्मिक पुनर्वास की बहुत जरूरत थी। तेजी से 
बदलने वाले दुनिया के हालात से वगाल के मुसलमानो ने थे पुनर्वास के 
पाठ ग्रहण किए, विशेषतः बंगाल के स्वदेशी आदोलन से । हमारे उन्नी- 
सवी शी के पुनर्जागरण ने आकर्षक और विवेकपूर्ण रूप मे इस स्वदेशी- 
श्रादोलन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार, बगाल के मुसलमानों में भी 
मुयोग्य साहित्यिक पैदा हुए, जैसे वेगम रुकैया (जिन्हे साधारणतया 
मिसेज भार० एस० हुसैन के नाम से जाना जाता है), काजी इम्दादुल 
हक और लुत्फररहमान, लगभग वीसबी झती के प्रथम दशक में हुए। 
यद्यपि उन्होने ज्यादा नही लिखा है मगर उनके साहित्य के गृण स्मरणीय 
है, वे सच्चे मानवतावादी थे और उनकी शैली श्रत्यन्त प्रभावशाली थी। 

नजरुल इस्लाम के बारे मे तो हम पहले ही लिख घुके हे | उनके 
प्रवतरण के कुछ ही वर्षों वाद ढाका यूनिवर्सिटी (पूर्वी बंगाल) परि- 
मडल में एक साहित्यिक संगठन निर्मित हुआ, जिसका नाम था 'मुस्लिम 
साहित्य समाज” | उनका मूल मत्र था 'वृद्धि की मुक्ति! | तुर्की मे 
कमाल अ्रतातुर्क के सुधार से उन्होने स्फूर्त ली थी, और राममोहन 
राय तथा उनके बाद के भ्रनुयायियो, जैसे रवीन्द्रनाथ भर प्रमथ चौधरी 
से, प्रसिद्ध सूफी कविगण भर हज़रत मुहम्मद से उन्होने स्फूर्ति ग्रहण की 
थी । ढाका के मुस्लिम कालेज और विश्वविद्यालय से उन्हे बडा भ्रच्छा 
समर्थन मिला । विद्याथियों को उनके बौद्धिक और सास्क्ृतिक सम्पर्क से 
बडा लाभ हुग्ना (ऐसा उस समय के ढाका यूनिवर्सिटी के अधिकारी 
लिखते हे ) । सारे प्रदेश में सुशिक्षित मुसलमानों के एक बहुत बड़े 
भाग ने उसे श्रच्छी तरह ग्रहण किया । परन्तु थोडे ही दिनो में इस 
जाति के रूढिवादी हिस्से ने उनका वडा विरोध किया, यहाँ तक कि 
ढाका यूनिवर्सिटी के भूस्लिम-हॉल मे इसके तीसरे अ्रधिवेशन के वाद इस 
समाज के सम्मेलन को श्रनुमति नहीं मिल सकी । बाकी की कहानी 


बंगला २३१ 


छोटी नही है, मगर सक्षेप मे हम यही कह सकते हे कि वे दिन ऐसे थे 
जब वह साम्प्रदायिक तनातनी शुरू हुई थी जिससे कि अन्तत. हमारे 
देश का विभाजन हुआ। उस दल के कुछ सदस्य भ्राज भी लेखक के 
नाते क्रियाशील हे । 

ढाका के मुस्लिम बुद्धिवादियो का जागरण जिन दिनो में हुआ, उन्ही 
दिनो अपने-आपको अति-आ्राधुनिक कहने वाले तरुण प्रभावशाली छेखको 
का एक दल आगे भ्राया। इस दल के प्रमुख लेखक थे गोकुल नाग, प्रेमेन्र 
मित्र, जीवनानन्द दास", बुद्धदेव बसु और प्रचित्य सेनगुप्त । प्रेमेन्द् 
मित्र ने भपने दल का घोषणा-पत्र इस प्रकार लिखा 

आमि कवि जत कामारेर 
आर कासारीर भार छुतारेर 
मूठे मजूरेर 
श्रामि कवि जत इतरेर 

(मे लुहारो, पीतल का काम करने वालो, बढइयों भौर रोजनदारी 
मजदूरो का कवि हूँ, मे दलितो का कवि हूँ ।) 

बुद्धवेव बसु और अचित्य सेवगुप्त उस समय प्रसिद्ध फ्रायडवादी 
थे। इतनी छोटी उम्र में भी वे बहुत लिखने वाले लेखक थे और वे 
यह बात बडे जोर से कहते थे कि उनका अपना एक अलग रास्ता है । 
रवीद्धनाथ इन अति-आधुनिको से विचलित हुए और उनके बीच कुछ 
भ्रप्रिय बातचीत भी हुई। मगर इसका कोई तत्काल प्रभाव उन लेखकों 
पर नही हुआ्ना । रवीन्द्रनाथ ने भ्रपती शालीनता भ्रौर सर्वत्र गुण-ग्रहण 
करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण का ' बाद-विवाद को आगे नहीं 
बढने दिया । कवि-गुरु ने जो नए उपन्यास/और कहानियाँ लिखी उनमे 
इन श्रति आधुनिको ने अपना प्रभाव देखकर विजय की प्रसन्नता प्रकट 
की । परन्तु प्रवीण कवि ने इन अति-आधुनिको को यह दिखलाया कि 

*दुरभाग्य से शनका जीवन भ्रकाल मृत्यु के कारण समाप्त हुआ | इनकी पुस्तक 'श्रेष्ठ 
कविता? को १६५६ में साहित्य भकादेमी का/पुररकार मिला है | 


२३५ आ्राज का भारतीय साहिस्य 


जिन नवीन विपयो की ओर वे झ्राकपित हुए हे उन पर कंसे लिखा 
जाब | ब्रव तक तो श्रति-ध्रावुनिक छेखक रवीद्धनाथ की कलात्मक 
सुरचि में कही द्र थे । 

बहरहाल, उनका विकास भी हुआ । उनमें जीवनानन्द दास का 
सनन्‍्तुलन ओर प्रक्वति के प्रति प्रेम, प्रेमेन्द्र मित्र का ओजस्विल रोमाटिक- 
वाद ओर बुद्धेव वसु का काव्य-गुण-प्रतिभा के कारण ग्रानन्द-वोध 
उल्देखनीय है । शअ्रजित दत्त इस दल के मित्र होने के अतिरिक्त 
स्वभाव से कुछ भिन्‍न है । उन्होंने यौवन, प्रेम और प्रकृति पर गक्ति 
के माय लिखा । उनके वाद सुधरीद्धनाय दन, विप्ण ढे श्र अमिय 
चनवर्ती आए | इनमें सुवीस्द्रनाथ दत्त अपनी शक्तियाली शैली और 
वौद्धिकता के लिए सहज विशिष्ट हें। इन आवृनिकों (सम्भवत प्रेमेन्र 
मित्र को द्वोडकर) की श्रेप्ठ रचनाओ्रों को जब पढा जाय तो वे 
रवीन्द्रनाव अथवा अन्य वगाली कवियों से इतने अधिक प्रेरित नही 
जान पहते, जितने कि आदुनिक श्रग्ने़ी और यूरोपीय कवियो से । इन 
वाद्यों में श्राज की दुनिया की हालत के लिए इतना अ्रधिक दु ख, 
तिरसकार, कट वाहट श्रौर अहकार है कि वह यूरोपीय कविता के समान 
लगती है। रवीन्द्रनाथ के साथ इनका मौलिक मतभंद यही है। रवीन्द्र- 
नाथ कभी निराण्रावादी नहीं हो सकते थे, यद्यपि वे कभी कही हाथी 
दाँत की मीनार' में नहीं रहें, भौर वे सचमृच झ्ात्म-वेन्द्रित भी नही 
थे । उसीसे बंगाली जीवन और साहित्य में इन श्राधुनिक छेखको के 
प्रभाव वी विशेपता दीख पइती है । उनकी रचना के ढंग भी रवीचहनाथ 
से बहूत-छुछ भिन्‍न है । इन नये छेखको के अनुयायी भी कम नहीं हे । 
भविष्य में इनकी क्या स्थिति होगी इसके संबंध में कुछ भी कहना 
कठिन है, और गायद अ्रसामयिक भी होगा । निस्सदेह वे भक्तिशाली 
लेखक है । उनका प्रहवाद जो कि उनकी मुल्य वस्तु है--आ्राकर्षण-मव्ति 
रखता है । परतु यह भी देखना होगा कि उनमें वह बक्ति कहाँ तक है 
ज कि मानवीय हुदयो में चिरस्मरणीय स्थान पा ले । वह गृण कही भी 


खेगला २३३ 


उनमें है या नही ! हमारे तरुण कवियो मे नरेश गृह, दिनेश दास और 
गोविंद चक्रवर्ती उल्लेखनीय हे । 
हमारे अति-आराधुनिक कवियो मे प्रमुख रूप से झराधुनिक थुग की 
वेचेनी व्यक्त हुई है। परतु वही बात भ्राज के उपन्यास भ्रौर कहानी- 
लेखको के विषय मे नही कही जा सकती । कम-से-कम, उनमें से अधिकाश 
कवियो के विपय में तो यह बात सही है| वे कमो-बेश आधुनिक बेंगला- 
कथा-साहित्य की परपरा, विशेषत रवीन्द्रनाथ भर शरतचन्द्र की परपरा 
का निर्वाह कर रहे हें। शरतूचत्ध के पश्चात्‌ विभूतिभूषण बनर्जी ने 
बंगला-कथा-साहित्य को अ्रपनी कहानियो श्रौर उपन्यासों से विशेष देन 
दी--विशेषत 'प्रारण्यक”* शझौर 'पथेर पाचाली” से (जो फिल्‍म रूप में 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है) । विभूतिभूषण प्रकृति के बडे 
प्रेमी और हमारे उस सरल सहृदयतापूर्ण ग्राम-जीवन के चाहने वाले थे, 
जो अब बहुत जल्दी मिठता जा रहा है। जीवन भ्रौर चरित्र का सपर्ष 
आधुनिक उपन्यासकारो का प्रिय विषय रहा है, किन्तु विमूतिभूषण के 
लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं था। इसलिए उन्हे उन आधुनिको में 
भी नहीं माना जा सकता । चाहे वे आधुनिक न हो, परन्तु कलाकार 
के नाते वे महात हे । वे महान इसलिए है कि प्रकृति के स थ मनुष्य के 
दैनिक सम्बन्ध की समझ और उसकी अभिव्यजना के मामले मे उनकी 
रचनाञ्रो में बडी हारदिकता मिलती है। 
विभूतिभूषण को छोडकर शरत्‌चन्नोत्तर उपन्यासकारों भौर कहानी- 
कारो में तीन वर्ग के लोग हे : वे जिन्होने रवीद्धनाथ भ्ौर शरत्चन्द्र 
की परपरा का कम या अधिक अनुसरण किया, वे जो कविता में श्रति- 
झ्ाधुनिक भौर अपनी कहानियो मे भी उस मनोवृत्ति से भिन्‍न नहीं हे; 
और वे जो वामपक्षी हैँ । पहले दल मे प्रसिद्ध नाम है शलजानन्द मुखर्जी, 


*इसे साहित्य अकादेमी ने सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए 
चुना दे | 


२३४ आज का भारतीय साहित्य 


प्रेमेन्र मित्र, मेहवृबल भ्रालम (चित्तगांग के), वनफूछ, अन्नदा शकर 
राय, ताराणशकर वन्दोपाध्याय, सरोज रायचौबुरी, विभूतिभूषण मुखो- 
पाध्याय, सुबोष घोष, नारायण गगोपाध्याय, सतीनाथ भादुरी, नरेन्द्र 
मित्र और भ्राभापूर्णा देवी । माणिक वन्दोपाव्याय भी परम्परावादी के 
नाते प्रसिद्ध हुए, परन्तु वाद में वे वामपक्षी भाग्रह से प्रभावित हो गए। 
शैलजानन्द एक उत्तम कलाकार है, वगाली जीवन से उनका बहुत 
व्यापक और निकट परिचय है। आदिवासी जनता के उनके चित्र सर्वोत्तम 
माने जाते हं। निम्न माने जाने वाले लोगो के जीवन से प्रेमेन्र मित्र का 
उत्कट परिचय है। परन्तु उनकी प्रतिभा कहानियों में अधिक भ्रच्छी 
तरह व्यक्त हुई है, घायद इस कारण कि सुन्दरता की उनकी कल्पना 
श्रत्यन्त रोमाटिक है । वे विकसनणील सौदयें के कलाकार हे । मेहबुबल 
भ्रालम की सर्वोत्तम कृति है 'मोमिनेर जवानवन्दी' (ईमानदार की आत्म- 
स्वीकृति) । जीवन जैसा है, उसे ज्यो-का-त्यो देखने में वे आनन्द छेते है, 
किसी रगीन काँच का सहारा वे नहीं चाहते। उनके भीतर आदिम ग्रोज 
है। परन्तु उन्होंने लिखा बहुत थोड़ा है। वनफूल का भुकाव भी भ्रादिम 
श्रोज की ओर है, किन्तु वे अ्रपनी कहानियों में अधिक भ्रच्छे कलाकार हूं । 
प्रन्नदागकर राय ग्राधुनिक लेखकों में सबसे अधिक महत्त्वाकाक्षी 
उपन्यासकार है । उन्हो ने छ. खण्डो में एक उपन्यास लिखा है और उतना 
ही वडा एक दूसरा उपन्यास लिखना शुरू किया है। फिर भी उनकी 'मन- 
पावन कृति सर्वोत्तम है, जो कि कहानियों का एक सकलन है श्रौर जिसमें 
सुखद, नूद्म चरित्र-चित्रण मिलता है। तारागकर वन्दोपाध्याव श्राज के 
उपन्यासकारों में सवसे अधिक लोकप्रिय है । वे प्रादेशिक जीवन वे परिमाण 
में चित्रित करते है और इस काम में उन्हें अच्छी सफलता मिली है। भायद 
इसी कारण वे लोकप्रिय हुए हे और शायद इसलिए भी कि उनकी कला 
प्रवान रूप से फोटोग्राफर-जंसी है। इधर वे कुछ सूक्ष्म चरित्र-चित्रण करने 
लगे हें। सरोज रायचौवुरी ने हमारे लिए एक नया 'फोरसाइट सागा' 
(गाल्सवर्दी का पीढ़ियो तक चलने वाला चरित्र-प्रधान उपन्यास) लिखा 


बंगला २३५ 


है। विभूतिभूषण मुखोपाध्याय हास्य-रस के भी भ्रच्छे लेखक है। सुबोध 
घोष सशक्त तूलिका से 'टिपिकल” चरित्र व्यक्त करते हे; नारायण 
गगोपाध्याय विशेषत विपन्न मनृष्यता का तीव्रता से चित्रण करते है; 
सतीनाथ भादुडी मनोवैज्ञानिक विर्लेषण मे आनन्द छेते हे, नरेन्द्र मित्र 
बगाल के देनिक जीवन का प्रेम से समझ-बूककर चित्रण करते हे, और 
भ्राशापूर्ण देवी जीवन,की छोटी-छोटी विडबनात्मक घटनाशो और विशेषत. 
बंगाल के मध्यवर्गीय जीवन को चित्रित करती हे तथा नारी की आत्मा 
के वे भ्रग चित्रित करती हे जिनमे वह निभुत और एकान्त पसद करती 
है किन्तु भोडेपन को सहन नहीं करती। हमारे रोमाटिक लेखकों में 
प्रेमेन्द्र मित्र, बुद्धवेव बसु, अचित्य सेनगृप्त, मौनीन्द्रपाल बसु, मनोज 
बसु और प्रबोधकुमार सानन्‍्याल भ्रादि प्रमुख लेखक हे। इसमे प्रेमेन्द्र 
मित्र, विशेषत अपनी कहानियो मे, सचमुच सबसे श्रेष्ठ हे। रवीन्ध- 
नाथ और शरत्चरद्व के बाद कहानियों के वे ही कदाचित्‌ सर्वश्रेष्ठ 
लेखक हे । अशीम राय एक तरुण उदीयमान रोमाटिक लेखक हे । 
माणिक बन्दोपाध्याय वामपक्षियों के प्रसिद्ध नेता हे । अपने उपन्यास 
धुतुलनाचेर इतिकथा” (कठपुतली के नाच की कहानी) से उन्हे बडी 
कीति मिली । इसमे उन्होने भ्पने-आपको एक ऐसे पक्के कलाकार की 
भाँति दिखलाया है जिसका जीवन के प्रति भग्नाश दृष्टिकोण है। उनके 
द्वारा चित्रित स्त्री-पुरुष प्रेम करते हे और उसमें सन्‍्तोष भी पाते हे । 
अपने वामपक्षी धारा के लेखन में उन्होने नई ऊंचाइयाँ नहीं छुई। 
केवल उनकी कड़वाहट अधिक स्पष्ट होकर सामने भ्राई है। हमारे वाम- 
पक्षी लेखक कथा-साहित्य में कुछ बहुत भ्रधिक उपलब्ध न कर सके । 
माणिक बन्दोपाध्याय के बाद अमरेद्र घोष का नाम लिया जा सकता है। 
उनकी 'चार काशेम' हमारे समय की स्मरमीय कृति है, जैसे कि यूरोप 
मे 'प्रोथ भ्राफु दि साइल' । परतु घोष वामपक्षी से भश्रधिक मानवतावादी 
है, भौर इस तरह कुछ अन्य तरुण वामपक्षी भी दिखाई देते हे,-- 
जिनमे समरेश बसु भौर गुलाम कुद्दूस उल्लेखनीय हे-- जिनका आज 


२३६ आज का भारतीय साहित्य 


के जीवन के कुछ पक्षो से घनिष्ठ परिचय है। गोपाल हालदार की 
उपन्यासत्रगी--'एकदा', 'अन्य दिन, और “एक दिन--विचारणीय 
कथाएँ हे । वे वामपक्षी रचनाग्रो में उल्लेखयोग्य हें । 

कविता में भी, वामपक्षियो को, सिवाय सुकान्त भट्टाचार्य के, जिनकी 
भ्रकाल मृत्यु हो गई, अब तक कोई बडी सफलता नही मिली । वे भी 
वामपक्षी से श्रधिक मानवतावादी थे । हमारे कुछ तरुण वामपक्षी कवि, 
जिनमे सुभाष मुखोपाध्याय, मणीन्द्रराय और पूर्णेन्दु पत्री अलग से 
उल्लेख्य हे, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हे भ्रौर शायद भ्रागे चल- 
कर वे और भी सफल हो | 

हमारी जिन स्त्रियों ने श्राधुनिक साहित्य को बडी सार्थक देन दी 
है उनमे स्वर्ण कुमारी देवी, गिरीद्ध मोहिनी दासी, मानकुमारी देवी, 
कामिनी राय, प्रियम्वदा देवी, वेगम रुकेया, निरुपमा देवी, अनृरूपा देवी, 
सीता देवी, ज्ञान्ता देवी, लीला मजूमदार, मैत्रेयी देवी, प्रतिभा बसु, 
बेगम सूफिया कमाल, प्रभावती देवी, बेगम शम्स-उन्‌-ताहर, महमूदा 
खातून सिद्दीकी, राधारानी देवी, आ्राशापूर्णा देवी और बाणी राय उल्लेख- 
नीय हे । 

हमारे बाल-साहित्य का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए। प्राचीन 
रामायण, महाभारत और हमारे लोक-साहित्य मे बच्चों के लिए बडी 
आकर्षक बाते थी । परन्तु हमारे आधुनिक लेखको ने उसे और भी 
विभिष्ट बनाया । रवीन्द्रनाथ के शिश्‌-गीत विश्व मे विख्यात है । उनके 
वाद अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम लिया जा सकता है, जो कि भारत के 
कलात्मक पुनर्जीवत के नेता थे। इनके श्रतिरिक्त दक्षिणारजन मित्र 
मजूमदार, उपेन्द्रकिशोर रायचौधुरी, योगीद्धनाथ बसु, सुकुमार राय, 
सुखलता राव और सुनिमंल बसु उल्लेख्य हे । 

हमने यह देखा कि भ्राधुनिक बगाली साहित्य कविता और उपन्यास 
में समृद्ध है, परन्तु नाटक में स्थिति ऐसी नहीं है। नाटक का आरम्भ 
दीनवधु मित्र के 'नील दर्पण! से १८६० के बाद बडी अच्छी तरह से 


बंगला २३७ 


हुआ, परतु अतिनाटकीयता ने उसके विकास के पथ को रोक दिया श्रौर 
अभी तक वह साफ नही हुआ है। गिरीक्षचद्र घोष और ह्िजेद्धलाल 
राय, जो हमारे दो प्रसिद्ध नाटककार हे, मुख्यत भ्रतिनाटकीयता के ही 
लेखक हे । रवीद्रनाथ के नाटक तो श्रपनें ढंग के अलग है । उनमे कई 
साहित्यिक रत्न है, परन्तु थोडे-मे भ्रपवादो को छोडकर, जनता के नाटकों 
मे वे स्थान नही ले सकते । 

निबध में बगाल उच्च स्तर पर पहुँच चुका है। रवीद्रनाथ भौर 
प्रमथ चौधरी इस क्षेत्र मे हमारे सबसे बडे नाम हे । भ्रन्य प्रसिद्ध नामों 
में भूदेव मुखोपाध्याय, बिपिनचद्र पाल, रामेन्द्र सुन्दर त्रिवेदी, शशाक- 
मोहन सेन, मोहितलाल मजूमदार, अ्रतुलचद्र गृप्त, गोपाल हालदार, 
घूजंटीप्रसाद मुखोपाध्याय, प्रन्नदाशकर राय, हुमायू” कबीर, श्रीकुमार 
बनर्जी, प्रमथनाथ बिशी, भ्रबु सैयद अयूब, बुद्धदेव बसु, काजी मोहतर 
हसन, सजय भट्टाचायं, संयद मोतहर हुसैन चौधरी भ्रोर शिवनरायन रे 
का उल्लेख किया जा सकता है। कुछ सचमुच अच्छी जीवनियाँ भी 
लिखी गई हे, परन्तु वे बहुत थोडी है । वर्णनात्मक-सस्मरणात्मक ललित- 
साहित्य में हमारे दो भ्राधुनिक लेखक बहुत लोकप्रिय है--यायावर और 
सेयद मुज्तवा अली । परशुराम, बहुत दूर-दूर तक प्रसिद्ध हास्य-लेखक 
है, उनकी कोटि विशिष्ट है । 

डॉ० दिनेशचद्र सेन, डॉ० सुकुमार सेन और सजनीकात दास ने 
साहित्य के इतिहासकार के नाते ताम भ्रजित किया है, और डॉ० सुनोतिंट 
कुमार चटर्जी और डॉ० मुहम्मद शहीदुल्लाह हमारे भाषा-वैज्ञानिक हे । 

प्रो० क्षितिजमोहन सेन श्रौर प्रो० रजाउल करीम हमारे हिहू- 
मुस्लिम-एकता के बडे सास्कृतिक कार्यकर्ता हे । 

आधुनिक बंगाली में विशिष्ट धामिक साहित्य भी है! इस क्षेत्र में 
सबसे बडे नाम सर्वश्री मह्पि देवेन्रनाथ ठाकुर, ब्रह्मानद केशवचद्र सेन, 
श्री रामकृष्ण, मौलाना गिरीशचद्र सेन, भ्रविवनीकुमार दत्त भौर रवीन्द्र- 
नाथ भ्रादि के हूँ । 


२३८ आज का भारतीय साहित्य 


अनुवाद में हम सचमृच गरीब हे--हमारी भाषा में दुनिया के 
श्रेष्ठ ग्रथो में से बहुत थोडे मिलते हें । परन्तु इधर हमारे कुछ तरुण 
ऊेखको ने इस काम को बडी गम्भीरता से लिया है। रवीच्धनाथ ने 
जीवन के उत्तरार्ध में हमारे गद्य को और भी उत्कपं पर पहुँचाया था 
और उनकी परम्परा श्रव हमारे गद्य-लेखकों को बडी उपयोगी सिद्ध हो 
रही है। विशुद्ध साहित्य के साथ-साथ बँगला में दर्शन, इतिहास आदि 
विपयो पर भी उत्तम पुस्तक है, पर वे वहुत थोडी हे । 
समाज-विजान और अन्य विज्ञानों मे इधर हमने कुछ भ्रच्छी रचनाएँ 
शुरू की हे । सावंजनिक ग्रथालय भर वाचनालय वढते जा रहे हे और 
गम्भीर साहित्य के सृजन में सहायता मिल रही है। 
हमारे प्राचीन 'विश्व-कोब' के रूप में एक उत्तम विव्व-कोश हमारी 
भाषा में है, परन्तु नये विब्व-कोश अवश्य बनने चाहिएँ। कुछ अच्छे 
भापा-कोश भी हमारी भाषा में हे । 
पूर्व पाकिस्तान के वगालियो में सबसे उल्लेखनीय है--तरुण लेखको 
का विकास, जो सच्चे देश-भक्त और वृद्धिवादी हे। वे मूलत. वहावी 
चिता-धारा से बहुत भिन्‍न हैँ। बान्ति और उत्तम गासन के साथ-साथ 
वगाली उनकी सुगठित सुन्दर भाषा भौर साहित्य-परम्पराग्रो को और 
भी आगे वढाकर छे जायेंगे । निकट भूतकाल बहुत प्रेरणाप्रद था और 
साहित्य के क्षेत्र में भविष्य में भी भ्रधिक उज्ज्वल सभावनाएँ हें । 
वेंगला पर चुने हुए सदर्भ-ग्रथ 
द श्रोरीजिन ऐड डेवेलपमेट आफ द वगाली लेग्वेज--डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी 
हिस्ट्री आफ वगाली लेंग्वेज--डा० दिनेशचद्र सेन 
वेप्णव लिरिक्स--अग्रेजी मे अनुवादित : सुरेन्द्रनाथ कुमार, नन्दलाल 
दत्त और जे ०ए० चैपमैन 
हिस्ट्री आफ द वगाली लिट्रेचर इन द नाइनटीन्थ सेचुरी (१८००- 
१८२५)--छ० एस० के० दे 


अगला २३९ 


ईस्टर्न बगाली बैलड्स--कलकत्ता यूनिवर्सिटी 

बंगाली लिट्रेचर--ए०एस० रे और लीला रे 

हिस्ट्री भ्राफ बगाली ड्रामा--डा० पी०सी० भगुहा ठाकूरता 

हिस्ट्री भ्राफ बगाली लिट्रेचर--डा० सुकुमार सैन 

ऐन एकर आफ प्रीन ग्रास--बुद्धदेव बसु 

लिग्विस्टिक सर्वे भ्राफ इडिया--जी ०ए० प्रियर्तन, खड ५, भाग १, 
पृष्ठ १-३९१ 


मराठी 


मंगेश विदृठल राजाघ्यक्ष 
प्रास्ताविक 


मराठी भाषा एक हजार वर्ष से कुछ प्रधिक पुरानी है। मराठी 
साहित्य मराठी भाषा से वय मे करीब दो सौ वर्ष छोटा है। इस भ्रर्से 
में एक नवजात भाषा साहित्य के माध्यम के रूप में पक्की बनती गई। 
यह प्रक्रिया सामाजिक प्रेरणा के कारण अधिक गतिमान हुई। एक 
भ्राव्यात्मिम जनतत्र मानों वाणी चाह रहा था। उसे भ्रब॒ रूढियस्त 
पुरोहित की कोई आवश्यकता नही थी, भ्रत उसे ,सस्क्ृत की भी उतनी 
आवश्यकता नही थी। उसे मनुष्य और ईश्वर के बीच में कोई कृत्रिम 
बाधा स्वीकार्य नहीं थी। सत-कवियों की एक उदात्त मालिका-- 
ज्ञानेशर (१२७१-१२९६), नामदेव (१२७०-१३५०), एकनाथ, 
(१५३३-१५९९), तुकाराम (१६०८-१६४६) झौर रामदास (१६०८- 
१६८१) की परम्परा ने जनता से उसकी अपनी भाषा में बोलता 
शुरू किया। उन्होने जनता मे राप्ट्रीयता की भावना जागृत की । उन्होने 
भाषा को ओजस्वी बनाया। ज्ञानेश्वर की दौली समृद्ध थी, सहज- 
निमित थी, उसमे विद्धत्ता जैसे छुनकर रच गई थी । तुकाराम की शेली 
धरती के प्रसावपूर्ण मुहावरे से भारी थी। वह मृदु और कठोर, दोनों 
रूप ग्ररण कर सकती थी । इनसे भी पहले बारहवी और तेरहवी शती 
आ-१५ 


मराठी २४१ 


में वेदिक कर्ंकाड से विद्रोह करने वाले मुकुदराज भोर महानुभावों 
ते अपने-अपने ढग से भाषा का साधिकार आत्म-विश्वासपूर्णं उपयोग 
किया । 

परन्तु श्रधिक भ्रसाम्प्रदायिक प्रेरणा बहुत समय तक दबाई न जा 
सकी । पुराणों को पुन वर्णित करने में उसने अ्भिव्यजना पाई. उदा- 
हरणार्थ, एकनाथ ने उपदेश के लिए रामायण और भागवत का श्राधार 
लिया । उनके प्रपौत्र मुक्तेशवर (१५७४-१६४५ ) ने प्राचीन महाकाव्यो 
का उपयोग अधिक साहित्यिक उद्देश्य से किया। उन्होने स्पष्ट शब्द- 
चित्र निर्मित किये, सस्कृत से सीखी हुई रीतियो का उन्होने बहुत साव- 
धानी से उपयोग किया । परन्तु भ्रनिवायें रूप से सस्कृत 'रीति' मराठी- 
कविता की जकडबदी मे श्राकर भौर भी मजबूत बनती गई। इसके 
बाद की दो शताब्दियों मे एक से बढकर एक पडित कवि काव्य-रचना 
करने लगे और काव्य-कला को पाडित्य-प्रदर्शन का क्षेत्र समभने लगे। 
१७ वी शती के वामन और रघुनाथ, भ्रौर १८ वी के मोरों पत, इन 
पडित कवियों मे से प्रमुख थे। परन्तु उनकी कविता थोडे-से ही लोगो 
की समझ मे भ्रा सकती थी, जन-साधारण ने भ्रपनी कविता की प्यास 
वीररसपूर्ण पोवाडो' भौर शज्भारिक 'लावणियो' से बुकाई। फिर भी 
सः -कवियो की परम्परा बराबर चलती रही और वह भ्राज तक चली 
गण ने है। वह श्रातों को आशा भौर शान्ति देती रही-। 

४ बहुत बाद में विकसित हुआ । महानुभावों ने उसका उपयोग 
किया था, परन्तु उन्होने उसे सकेत-लिपि और गुह्म-भाषा मे बद कर 
रखा था। मराठो के दरबारो मे, वृत्तात-लेखको, डायरी भर पत्र-छेखको 
ने कुछ प्रासगिक गद्य-रचना की । परन्तु १९ वी शताब्दी मे, मुद्रणालय 
के भ्राने के बाद भौर सरकार तथा शिक्षा-क्षेत्रमें एक नई व्यवस्था 
स्थापित होने पर, गद्य को एक नया महत्त्व श्रौर उपयोगिता मिली। 
भ्रौर परिमाण में वह बहुत जल्दी पद से झ्रागे बढ गया । कई पत्र- 
पत्रिकाएँ शुरू हुईं । उनका उद्देश्य मुख्यत नवप्राप्त पारचात्म विद्या का 


४ 


न्‍्र 


न 


ग्राज का भारतीय साहित्य 


है| 


प्रसार था। पुरानी मान्यताओं पर नये विचारों के प्रभाव के कारण 
जो मनोर॒जक वाद-विवाद चल पड़े, ये पत्र उनके उत्तम माध्यम वने | 
गो० हर देशमुख (छोकहितवादी) और जोनिराव फुले-ज॑से व्यक्तियों 
हमारे सामाजिक पतन के वारे में वडी खरी-खरी सुनाई, प्रामाणिक, 
सावेध, वक्‍ततापूर्ण चली में । मराठी का पहला उपन्यास बावा पठमन- 
जीका 'बमुना-पर्यटन! १८५७ में लिखा गया। वह समाज-मसुधार-प्रवान 
उपन्यास थ्व | वाद में सस्ते रोमासों की इस क्षेत्र में वाइआ्आ गई। 
इस काल में कविता बहत भीनी हो गई। अधिकाश काव्य-रचना 
साधारण कोटि का छल्द-व्यायाम-मात्र थी। परन्तु वहाँ भी चान्त सतह 
के भीतर असतोप जाग पडा था। पुरानी धरती में नूतन ने जड़े जमा 
लीथी। 


ञ 


हि 
हि । भी नमी, 


मि+॥ है। 


१८८५-११२० : कविता 

१८८५ में 'केशवसुत' (?८६६-१९०५) की पहली कविता के और 
हरिनारायण आपटे (१८६४-१९१९) के पहले उपन्यास के प्रकाशन 
के साथ आधुनिक मराठी साहित्य का प्रारम्भ हुआ । थे दोनो रचनाएँ 
काव्य और उपन्याप्त के केत्र मे आधुनिकता की अग्रदूत थी। पुनर्जागरण 
की पाव्व॑भूमि विविध तत्वों से मिली हुई थी । साहित्य में इसी 
पुनर्जागरण की व्यजना आधुनिकता के रूप में हुई । इसमें कई परन्पर- 
विरोधी तत्त्व मिले हुए थे. पश्चिमी विचारों का प्रभाव, विशेषत. 
उदारतावाद ( लिवरलिज्म ) का प्रभाव ; अग्रेजी साहित्य की दी हुई 
प्रेरणा--विद्येपत्त रोमाटिकों की प्रेरणा, यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव, 
भ्रतीत के गौरव-गान की प्रवृत्ति--वि्ेपत महाराष्ट्र के भूतकाल की 
प्रतिप्ठा-प्रणस्ति, भ्ग्रेज़ो और सामान्यत सभी पब्चिम वालो की चिढाने 
वाली अहता की य्युत्यु प्रतिक्रिया । वगाल में ऐसे ही किन्तु सरलतर 
पुनर्जागरण का अग था ब्रह्मगसमाज । शायद उसका भी प्रभाव महाराष्ट्र 


॥०००ह 


मे पदड्धा। 


मराठी २४३ 


केशवसुत का विद्रोह केवल साहित्यिक नही था । वह केवल रूप- 
शिल्प और शली में प्रयोग-मात्र नही था, और केवल काव्य मे आत्म- 
निष्ठता का प्रतिष्ठझापन भी नहीं था। केशवसुत के लिए कविता का 
आन्दोलनात्मक प्रयोजन था । उन्होने हमारे जीवन की कई बृराइयो 
की निदा करने के लिए कविता का प्रभावशाली उपयोग किया। उनके 
कुछ गीतो में कोई उच्चतर अशान्ति जैसे उन्हे प्रेरित करती रही है। 
इन गीतो में आत्मा के रहस्यमय आनन्द का उल्लेख है। यह 'कवियों 
का कवि” अपनी पीढी और बाद की पीढी के भी प्रमुख कवियों में से 
अधिकतर कवियो को स्फूर्ति देता रहा । केशवसुत ने किसी 'धारा' के बधन 
में डालकर इन कवियों में से किसीके भी व्यक्तित्व को कूठित नहीं 
किया। रेवरड तारायण वामन टिछृक (१८६५-१९१९) ने अपने घर, 
परिवार और प्रकृति के कोमल सौदय के विपय में भावनापूर्ण ढंग से 
लिखा, और उसीमे बच्चो-जैसे विश्वास से दिव्यता का साक्षात्कार 
किया। उनके विचार से वही दिव्यता आत्मिक शाति दे सकती है। 
विनायक (१८७२-१९०९) की पीडा व्यवितत्व के विभाजन के कारण 
निर्मित हुई । रूढ नेतिकता और ऐडद्रिक ग्रासक्ति के बीच मे जो 
विरोध पैदा हुआ उसके कारण एक प्रकार की अपराध-ग्रथि इस कवि 
में पैदा हुई और वह पूर्वकाल की श्रेष्ठता के भ्रतिरजित ताटकीय चित्र 
प्रस्तुत करके उस ग्रथि को अपनी कविता में ढाँकने की कोशिश 
करता रहा। उसी प्रकार का धिरोध राम गणेश गडकरी (१८८५- 
१९१९) उर्फ कवि 'गोविदाग्रज' मे मिलता है। उनमें विरोध का समा- 
धान नही है । उनकी कविता और नाटको में इस विरोध ने और भी 
सार्थकता पैदा की | क्योकि उस समय पढे-लिखे वर्ग के एक तबके में 
दो परस्पर-विरोधी और कभी भी समन्वित न हो सकने वाली प्रवृत्तियो 
का अ्रनजान में सहम्रस्तित्व कराने की जो वृत्ति चछ रही थी, वही उन 
रचनाओं में दिखाई देती है। एक थी प्रगतिशील प्रवृत्ति, जिसे कि श्रागर- 
कर या केशवसुत ने चलाया, भर दूसरी पुनरुज्जीवनवादी प्रवृत्ति, 


53, 8 आज का भारतीय साहित्य 


जिसे दिलक या चिपत्कूणकर ने बढावा दिया । गडकरी के भरपुर हात्य 
से भरे व्यग-लेखों ने सामाजिक रूढिवादिता को खूब दयनीय बनाया 
है। परन्तु रगमच पर उन्होने उसी रूढ नैतिकता को उपयोगी पाया 
उस रूढ नैतिकता को स्वीकार्य बनाने के लिए--स्वय के लिए भी 
स्वीकार्य बनाने के लिए--अभ्रतिरजित करके दिखाना आ्रावश्यक था । 
श्रत अतिनाटकीयता, जो छि उनके स्पृहणीय भाषा-अमृत्व के कारण 
और भी बढती गई, उनक॑ नाटकों मे दोष के रूप में पाई जाती है। 
कवि और नाटककार के नाते गडकरी की विलक्षण लोकप्रियता, उसी 
प्रतिनाटकीयता, हास्य भ्रौर मुख्यत भाषा-शैली के कारण है जो पाठकों 
पर अपना प्रभाव छोडे बिना नही रहती। इस प्रकार, पाठक को जीवन 
की साधारण तीरसता से पलायन का एक मार्ग मिला । खडित और 
निराग जीवन की पीडा से पलायन का एक मार्ग लेखको को भी मिला। 
बालकवि (१८९०-१९१८) की शुद्ध गीत-रचना पाठक के लिए आनन्द 
का विपय है, किन्तु वे भी भ्रपती छोटी-सी उम्र मे किसी निराक्षा की 
छाया में ग्रस्त हो गए थे। सपतो की और बाल-साव भरी समपंण की 
वह सुन्दर दुनिया, जिसमें से उनके सुन्दर गीत निर्मित हुए, धीरे-धीरे 
टूटने लगी थी कि तभी क्र मृत्यु ने इस युवक कवि को भी हमसे छीन 
लिया । 'वी-तारायण मुरलीधर गुप्ते (१८७२-१९४७) की भी केशव- 
सुत के साथ घनिष्ठता थी, विशेषत. सामाजिक और साहित्यिक रूढियो 
के प्रत्याचारो के विरुद्ध उत्कट अ्रभियोग मे । परन्तु 'बी' की थोड़ी-सी 
कविताएं साठ वर्ष की आयू तक अज्ञातशय रही । उनसे उलटे भास्कर 
रामचद्र तावे (१८७४-१९४१) ने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की, और 
प्राय सभी कवि उनका अनु करण करने लगे, विशेषत. १९२० के बाद 
यह सफलता उनकी गीतात्मकता और उनकी शैली की इन्द्रियगोचरता 
के कारण थी। उसमे परपरित कल्पना-चित्नो का उपयोग तो था ही 
साथ ही सहज रस-निष्पत्ति की समवना भी थी। ताबे मध्यभारत के 
थे , इस कारण उनकी कविता को एक सामती-रोमाटिक वातावरण 


मराठी २४५ 


मिला और अलसता भी प्राप्त हुई, जिससे कि उनकी कविता में एक 
और ही आनन्द पैदा हुआ । केशवसुत भर उनकी धारा के कवियों के 
बाद, यह एक प्रकार से पुन पलायनवाद की श्रोर मुडना था। इसी 
थुग के दूसरे बडे कवि थे चन्द्रशत्र। उनकी चतुर शब्द-सयोजना 
सस्कृत-कवियों और पढित कवियों के उक्ति-चमत्कार के सौदय से सतुष्ट 
थी। इस कारण यह प्रत्यावर्तन भौर भी दृढ हुआ । भ्राज तक ये दोनों 
काव्य-पद्धतियाँ अपने महत्ता-प्रस्थापन के लिए यतलशील रही हे । परन्तु 
इन्हे एक व्यापक सपर्ष का, साहित्यिक समतल पर, प्रक्षेपण समभना 
चाहिए | 


नाटक 

मराठी-रगभूमि का जन्म १८४३ में हुश्रा । श्रलिखित नाटकों और 
पेटेण्ट पात्रों की सृष्टि वाले बाल्य-काल से वह शीघ्र ही भागे बढी । बी० 
पी० किलेस्कर (१८४३-१८८५)-जैसे दिग्दशंक-अभिनेता-ताटककार 
के रूप में उसने प्रथम सफल व्यजना पाई। किलोस्किर का 'सौमद' 
(१८८२) इतने सारे वर्षों मे बराबर लोकप्रिय नाटक बना रहा 
है, परन्तु मुख्यतः सगीत के कारण । गो० ब० देवल ( १८५४- 
१९१६ ) किलोस्कर को अपना गुरु मानते थे, परन्तु उन्होने श्रपना 
अलग रास्ता बनाया । देवल के सात नाटकों मे छह सस्क्ृत और श्रग्नेजी 
के शुद्ध अ्न॒वाद थे। सातवाँ नाटक 'शारदा' भ्राज भी दर्शकों को भोहित 
करता है, क्योकि उसके चरित्र-चित्रण और सवादो मे यथार्थवादिता है। 
यद्यपि उसकी विषय-वस्तु--एक वृद्ध का बाल-वधू को खरीदना-अ्रब 
बासी हो चुकी। यदि देवल के नाटकों मे भौर कृष्णाजी प्रभाकर खाडिल- 
कर (१८७२-१९४८) के भ्रारम्भिक नाटको मे पाये जाने वाले नाट्य 
ने सुदृढ़ परम्परा कायम की होती तो मराठी रगमच इस शताब्दी के 
आरम्भिक दो दशको मे जिस प्रकार से व्यावसाथिक रूप से सफल हुआ, 
उससे अधिक यशस्वी होता । खाडिलकर का 'कीचक-वध' (१९१०) 


२४६ श्राज का भारतीय साहित्य 


श्रुपने राजनैतिक हुपक़॒त्व में प्रभावशाली नाद्य-गुणों से युक्त था। 
टिछुक, और . लाट कर्जन- उसमें भीम भर कीचक के रूप में दिखाये गए 
थे ।. यह नाटक जब्त हुआ । उनके ऐतिहासिक नाटकों में भी वैसी ही 
शक्ति थी.।. कुछ तो शेक्सपीयर से यह शक्ति छी गई थी । परल्तु 
शेक्सपीयर के वाटकों के दोष, जैसे उलके हुए कथानक और असंबद्ध या 
थेगर की तरह.चिपकाये गए विदृषकी हास्य आ्रादि, जल्दी भ्रा गए; और 
इन्होंने अच्छे गुणों का जैसे गला घोट दिया । खाडिलकर नाटककार के 
नाते ग्रिरते. गए, क्योंकि उन्होंने अपने नाठकों में पुराणों से चटपठे विषय 
लेकर उनमें आधुनिक, विशेषतः राजनेतिक सन्देश या निष्कर्ष जोड़ने 
का यत्न किया। रंगमंच पर ये ताठक संगीत के कारण किसी तरह से 
ज़िन्दा रहे । श्रीपाद क्ृष्ण कोल्हुटकर (१८७१-१९३४) ने व्यंग- 
प्रधान. रोमांटिक कथानक वाले सुखान्त नाठक लिखने का प्रयत्त किया, 
पर इससे.न तो व्यंग ही सधा और न रोमांस ही । उनका समाज-सुधार 
के लिए. उत्साह उनके हास्यपूर्ण निवन्धों में भ्रधिक दिखाई देता है, 
नाटकों में-उतना नहीं । क्योंकि नाटकों ने परिहास में ताद्य-गुणों को 
कुष्ठित-कर दिया । गडकरी, जो उन्हें भ्रपता गुरु मानते थे, श्रधिक 
सफल. हुए । जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, उतकी सफलता का रहस्य 
रोमांस, प्रिहास, चरित्र-चित्रण और भोजस्वी गद्य-शैली के उत्तम मिश्रण 
में है। गडकरी के नाटकों की असंगतियाँ और अ्रतिरंजन हास्यासद: 
जान पड़ते हैं; परन्तु उतकी चमक और सम्पूर्ण प्रभाव हँसने वालों को 
चौंका: देते हैं । नरसिंह चिन्तामण केछकर (१८७२-६ ) की. 
प्रतिभा. ुलना में कम थी । उन्होंने पाँच नाटक लिखे; जिनमें से तीन- 
ऐतिहासिक है और दो पौराणिक । आधुतिक- मराठी रंगमंच के अधम 
उत्थान के ये कुछ प्रसिद्ध नाटककार हैं । इन और कुछ ग्रत्य नाठककारों 
में--जितमें शेवसपीयर के कुछ अच्छे भ्रनुवादक भी हैं--रंगमंच को 
बहुत: शक्ति: दी;. परन्तु यथार्थवाद और उच्चकोटि का यथा्वाद इनमे 
से एक भी. नाटककार -में नहीं मिलता-। रंगमंच ज्यों-ज्यों अधिकाधिक 


मराठी २४७ 


'सगीतमय' बनता गया, त्यो-त्यो यथार्थंवाद श्रपने बचाव के लिए दबता 
गया। झौर यो उसकी पूर्ण समाप्ति होने से रह गई। साधारण दर्शक को यह 
भ्रभाव नही ख़टका, उसका मनोरजन तो होता ही था, पुराण, इतिहास 
के कथानक से कुछ व्यापक उपदेश उसे मिल ही जाता था। वासुदेव 
शास्त्री खरे, जो स्वयं एक अच्छे इतिहासकार थे, अपने ऐतिहासिक 
नाटको से रोमास को दूर नहीं रख सके। यह रोमाटिक बनने की प्रवृत्ति 
किसी श्रन्य कारण से नहीं बढी, किन्तु राजनेतिक गौरव-गाथा की 
भावना इसके पीछे थी | इस प्रकार महाराष्ट्र और भारत के ब्रिटिश 
इतिहासकारो ने जो लाछन लगाया था, उसका उत्तर रगमच से दिया 
जाता था। उपन्यास ने तो यह उत्तर और भी जोरो से दिया । 


उपन्यात्त 

हरिनारायण भ्रापटे (१८५४-१९१९) के रूप में उपन्यास बहुत 
शीक्र परिपक्व हो गया । उन्होने 'मधली स्थिति” (१८८५) से प्रारम्भ 
करके मध्य-वर्ग के जीवन में पंठने वाले कुछ उपन्यास लिखे-- जिनमें 
सबमे उत्तम था 'पए लक्षात कोण घेतों' ? (१८९०-१८९३) । 
इस उपन्यास में एक बाल-विधवा की मार्मिक कहानी है। इसके बाद 
झापटे ने ऐतिहासिक रोमास अधिक लिखे । इस प्रकार लेखकों 
और पाठको मे भी रुचि-परिवर्तेन दिखाई देता है । आपटे ने अपने 
विद्यार्थीकाल मे आागरकर से समाज-सुधार का उत्साह ग्रहण किया 
था। बाद में वे रानडे की भाँति सुधार और परम्परा के बीच समन्वय 
टटोलने लगे । मराठो और राजप्ृतों के इतिहास से कहानियाँ लेकर 
उनमे रोमास भरने से इस असम्भव समन्वय को और भी धुँधला करने 
में सहायता मिली। ये रोमास उपदेश के लिए प्रयोजित थे, उपदेश राज- 
नैतिक और नैतिक दोनो ही प्रकार के थे । इस युग के ्रधिकतर लेखको 
के बारे मे यह सच है। शुद्धिवादी तथा राष्ट्रीयतावादी दोनो भात्म-तृप्ति 
और रूपको के लिए रोमास की झोर भुकते थे । साधारण पाठक भी 


२४८ आझाज का भारतोब साहित्य 
उन्हीके त्ञाथ था । उत्ते सामाजिक समस्णओ के प्रति धेय नहीं था एक 
तो इस कारण कि उसका विश्वास था कि ऐसी कोई समस्त्याएँ ही नही 
है, या इसलिए कि वह इन तमस्याझ्रो को टाल देना चाहता था| जब 
वाद में वह इतिहास से अ्रधा गया, तब केवल सामाजिक त्मस्याझ्रो की 
झोर, रुचि बदलते के लिए, वह देखने को तैयार था। तब ऐसे लेदवको 
ने उत्त पाठक से सतोष और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए इन सामाजिक 
समस्याप्रो को नए रोमात में लपेटकर पेश किया ! कलाकार के 
नाते ग्रापटे भ्रसतुलित हे । उनके उपन्यासो के कथानक बहुत घीमे चलते 
है और उनमे पुनरावृत्ति बहुत है। शायद इसका एक कारण यह हुम्ना 
कि थे उपन्यात्त भ्रधिकतर क्रमश प्रकाशित होते थे। परन्तु उपन्यात्त- 
रचना के इन दोषो को, उनके विचारों की गहराई, पकड़ और चरित्रो 
के सुदृढ ज्ञान ने पूरा कर दिया है। आपटे की ल्याति के कारण कई 
लेखक इस विधा की श्रोर आकर्षित हुए, फिर भी बहुत उमय तक 
उनकी समता का कोई उपन्यासकार नही हुआ । हरिनारायण आपटे 
१९०९ से उपन्यास लिखते रहे हे, उन्होने कुछ समय तक ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखे, बाद में वे चीख-चीखकर पारिवारिक सद्गुणो को 
प्रचारित करते लगे । 'नताथमाघव--डी० एम० पितकछे (१८८२- 
१९२८), दूसरी ओर, कुछ समकालीन जीवन पर साधारण कोटि की 
रचनाएँ लिखकर ऐतिहासिक उपन्यासों की ओर भुके । सशवत व्णंत- 
शैली में प्रचीन काल को इतनी स्पप्टता से चित्रित किया गया था कि 
साधारण पाठक, इन कथानको में जो आधुमिक रग दिया जाता था , 
उसकी भ्रसगति या कि उत्तम साहित्यिक गूणों के अभाव की ओर ध्यान 
नही दे पाए | बेचारा इतिहास चि० वि० वैद्य, शि० म० परांजपे और 
चिं० गो० भानु जैसे विद्वान उपन्यासकारों के हाथ में सुरक्षित था । 
परन्तु युग-धर्म कुछ ऐसा था कि उन्होने भी अपने उपन्यासों में रोमास 
ओर उपदेशात्मकता का पुट देकर ऐतिहासिकता को कुछ हल्का बना 
दिया। इस प्रकार अतीत का भार उनपर वढता जा रहा था और 


मराठी २४९ 


रोमास यथाथंवाद को उलभन में डाल रहा था, बवँगला से बकिम- 
चन्द्र चटर्जी, शरतूचन्द्र चटर्जी, भौर प्रभातकुमार मुखर्जी के उपन्यास-- 
गुजर, मित्र और भिसे ने अनूदित किये, जो बैसाखी की तरह काम 
आए । जो गुण उपन्यासों मे कम होते जा रहे थे, वे कुछ मात्रा 
मे बढे | उस शुद्धिवादी युग में उपन्यास, अधिकाश ललित साहित्य की 
भाँति, एक हल्की चीज माना जाता था, उससे भी बुरी बात यह थी कि 
उपन्यास युवकों को बिगाडने वाली वस्तु माना जाता था। फलतः 
उपन्यास को अपनी प्रतिष्ठा बढाने के लिए पाठकों को सुधारना 
आवश्यक था । यह सुधार वे इस तरह कल्पित कर सकते थे कि प्राचीन 
काल को एक वस्तृपाठ की भाँति उपस्थित करते । यह पाठ श्रनिवायंत 
रूढिवादी था। वामन मल्हार जोशी ने 'रागिणी” (१९१५) मे उपन्यास 
के इस उपदेशात्मक स्तर को ऊँचा उठाया भौर एक नया क्षेत्र खोला, 
जिसमे कि इसी उपत्यासकार ने आगे भ्रधिक भ्रात्म-विश्वास और परि- 
पक्‍वता के साथ खोज की । यह कार्य उनके उपन्यासों मे कुछ क्ृत्रिमता 
के साथ ऐसे चरित्रों द्वारा कराया गया जो पढे-लिखे भौर वाद- 
विवाद-प्रिय हे और जो आचार तथा नीति-शास्त्र की समस्याओ पर 
बहस करते रहते है । 


वादविवादात्मक गं्य 

इस गम्भीर युग में साहित्य का सर्वोत्तम उद्देश्य वादविवादात्मक 
गद्य माना गया । बहुत श्रोजस्वी गद्य इस काल के आरम्भ में इस 
विषय को लेकर लिखा गया कि सुधार कंसे हो । गोपाल गणेश आगरकर 
(१८५६-१८९५) श्रौर लोकमान्य बाक गगाघर टिकक (१८५६- 
१९२०) ने मिलकर 'केसरी' नामक साप्ताहिक स्थापित किया । टिरक 
के हाथो कऋ्रान्तिकारी राष्ट्रीयवा का यह पत्र प्रमुख अस्त्र और प्रतीक 
बना, परन्तु बहुत जल्दी टिछक भर झ्ागरकर एक-दुसरे से अलग हो गए । 
झागरगर सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देते थे, टिछूक राजनंतिक 


२५० आज का भारतीय साहित्य 
सुधारों को अधिक श्रावश्यक्त समझते थे। आगरकर के त्ाप्ताहिक 
'मुधारक' ने निर्भवता से समाज-सुवार का पक्ष लिया । उनकी राह में 
बहत बाघाएँ आई, क्योकि वे एक ऐसे विषय के प्रथम प्रचारक थे जो 
लोकप्रिय नहीं था, परन्तु इन बाधाओं की परवाह उन्होंने नही की । 
प्रागरकर की वीरता, जो उनके उद्दंग्य की ही भाँति विनयपूर्ण थी 

समाज-सुधार के कार्य में श्रधिक बल और प्रतिप्ठा देने में उपयोगी सिद्ध 
हुई । उनकी शैली उनके उत्तम गृणों का दर्पण है । टिछक अधिक उत्साही 
थे, 6 इस वाद-विवाद में रुढ्िवादी खेमे में ऐसी स्थिति में पहुँचे कि उनके 
समग्र से श्रव तक उनके विचार सामाजिक पुनर्जागरणवादी रहस्यमयता के 
पर्णग्ठादी बन गए। इस वाद-विवाद की सार्थकता क्या थी और इसके 
प्रमव शेद्धाओं की सामाजिक महत्ता क्‍या थी, यह सव छोड दें, तो 
भी एक वात जहर हुई कि इस वह प्रग्न पर दिन-प्रतिदिन पाठकों की 
बटती हुई सख्या प्रवुद्ध और विवेकशभीय बनती गई । यह स्वाभाविक 
ही था क्ि बहुनस्यक पाठक प्रतिक्रियावादियों के साथ थे । परन्तु यह भी 
उतना ही अनिवाय था कि नए विचार सामाजिक मन में घुसते जा रहे 
थे नाहे बहुत धीमे-बीमे और सूध्मता से ही क्यों न हो । समाज प्रामा- 


परिक्ष ध्त्म-परीक्षण की और उत्प्रेरित हो रहा था। 

टिछिक की राजनतिक महत्ता ने गद्य-शैलीकार के नाते उनकी 
प्रसिद्धि का टॉक लिया है। उनकी विद्वत्ता ने उनके गद्य को समृद्ध 
बनाया, किन्तु वह गद्य-जैली वोभिल नहीं हुई । टिछक की गद्य-गैली 
गौरबपूण थी, मब्द-बहल नहीं थी। वह आ्रावध्यकता होने पर कठोर 
शरीर व्यगपृर्ण भी हो सकते थे। वि्णद्ास्त्री चिपल्बणकर (१८५०- 
१८८२ ) उनके आरम्भिक् सहकमियो में से एक थे । सामाजिक सुधार 
के विरुद्ध मघएं, विरोध, खहनात्मक श्रालोचना के लिए उन्होने जो 
शैली अपनाई, उसके कारण उन्हें वडी स्याति मिली | यह एक प्रकार 
से आत्मच्तन थैली थी, उसमे झआलकारिकता और उलभाव अधिक था ; 


का हक 


वह गली बहुत तीखी थी। इसीके कारण वे राष्ट्रीय भावना जगाने 


मराठी २५१ 


में सफल हुए | चिपक्कणकर के निबन्ध बहुत दिन तक पुनरुज्जीवनवादियो 
के लिए पवित्रप्राय बने रहे। शिवराम महादेव पराजपे (१८६४- 
१९२९) की वत्रतापूर्ण शैली एक गाथा के रूप मे याद की जाती 
है, वे भी पुनरुज्जीवनवादी थे । उन्होंने अपनी सारी शवित विदेशी 
सत्ता के विरोध में खर्च की | विदेशी सत्ता भी उनके व्यग से इतनी 
मर्माहत हुई कि उतके निबन्ध जब्त किये गए। लोकमान्य टिछुक के 
निकटतम न० चि० केछकर थे, जो टिक के बाद 'केसरी' के सम्पादक 
बने । केछकर बहुश्रुत, बहुमुखी प्रतिभा वाले पत्रकार थे, उनमे सारे 
गुणो का सुन्दर सम्मिश्रण था। गद्य की ऐसी कोई विधा नहीं थी, 
जिसमे उन्होने न लिखा हो, उनका लेखन प्रसादपूर्ण भौर सभी शैलियो 
में मनोहर था | उनका बहुत-सा इतित्व अगले काल-खड मे श्राता है, 
और कई रूपो में उसमे प्रथम दशक के गृण बने रहते हे | कुछ-कुछ 
यही बात अच्युत बढबंत कोल्हूटकर (१८७९ १९३१) के बारे में भी 
कही जा सकती है, जो केठुकर से बहुत भिन्‍न थे और उनके कड़वे 
प्रतिद्ददी भी थे। उन्हे नीतिवादी पाठकों का रोष सहना पडा, परल्तु 
निम्न सामाजिक स्तर से जो पाठको की बडी सख्या आगे बढ रही थी--- 
उसकी ओर से उन्हे प्रशसा मिली, क्योकि उनकी पत्रकारिता बडी 
चटपटी थी और उस समय की प्रचलित शान्त गम्भीर पत्रकार-शैली से 
वह एकदम भिन्‍न थी। उनकी शैली मे एक किस्म का वॉकापन था, 
और सयम बिलकुल नही था। उन्होने जनसाधारण को अख़वार पढना 
सिखाया, लेकिन साथ ही उनकी अभिरुचि को बिगाड भी दिया । 

ऐसे गम्भीर युग में जीवनी-साहित्य विकसित हुआ्ना होगा, ऐसी 
भ्राशा की जाती है। परन्तु बहुत कम जीवनियाँ लिखी गई, भौर जो 
लिखी भी गई, वे महत्त्वपूर्ण न थी । सहजता की दृष्टि से दो आत्मकथाएँ 
बहुत महत्त्वपूर्ण है--एक श्रीमती रमाबाई रानडे द्वारा लिखित श्रपने 
प्रसिद्ध पति म० गो० रानडे का अत्यधिक प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करने 
वाली पुस्तक है। इसमे लेखिका की त्यागमयी, विनम्र शैली वहुत भह्ृत्त 


२५२ भ्राज का भारतीय साहित्य 


पूर्ण है। दूसरी भ्रात्मकथा डाक्टर धो० के० कर्वे की है, जिसमे स्त्री- 
शिक्षा के कार्य में उन्हे कितना संघर्ष करना पड़ा, इसका वृत्तान्त है। 


१९२०-१९४४ * कविता 

१९२० का समय शमित-दमित काल का है । लोकमान्य टिल्क के 
सामाजिक-राजनैतिक वारिस जल्दी ही सकीर्ण दृष्टिवाले प्रतिक्रियावादी 
वन गए, सामाजिक सुधार वाले छोटे-मोटे परिवरतनों से सतोष मानने 
लगे । सतही समभौते से समाधान पाने की प्रवृत्ति बढ़ी, गहरे सामाजिक 
संघर्ष अनसुलभे ही रह गए। यह एक प्रकार से छोटे भ्रादमियों का 
युग था। छोटे-छोटे स्वप्नो में से इस युग का रोमास बुना गया, छोटी- 
छोटी शिकायतों ने भ्र्ध-करुण मुद्राएँ धारण की, हर चीज का साधारणी- 
ऊझरण किया जाने लगा। सुधर विभाजन करके उनपर अच्छे 'लेबल' 
लगाना इस युग मे चल पडा। थोडी-सी टेकनीक की तवीनता और 
शब्दों की रमणीयता के सहारे लेखक भ्रालोचक को सतुष्ट करने लगा 
और दोनो ने मिलकर कच्चे पाठकों को बरगलाना शुरू किया | 

मगर यह वात सभी लेखको के लिए सही नहीं थी | बेहतर लेखक 
और बेहतर भ्रालोचक इन हासोन्मुख वृत्तियो का विरोध करते थे। यह 
विरोध वल पकडता गया और १९३० के करीब भ्रन्य रूपो के साथ-साथ 
नवीन विपय भर नवीन शिल्प की खोज के रूप मे इस विरोध ने 
व्यजना पाई । बीसवी शती के दूसरे दशक के उत्तरार्ध की निराशा, 
मजदूर-श्रान्दोलन का उत्थान, और इससे भी श्रघिक १९३०-१९३१ में 
गावीजी के नेतृत्व मे राष्ट्रीय संघर्ष ने ये अल्प-तुष्टि की दीवारे जड से 
हिला दी । कम-से-कम कुछ लोगो मे एक नवीन चेतना जाय पडी। 
मध्य वर्ग उस समय साहित्य का प्रमुख निर्माता और उपभोक्ता था। 
उसने वडे-बडे वाद-विवाद शुरू किये, बडे समभौते भी किये झौर भ्रन्त 
में वे आलस्य में खो गए। भ्रात्मा की सच्ची प्रेरणा के स्थान पर रूढि- 
वादी शुद्धिवादिता काम करने लगी, और वही विवेक की दासी बनकर 


मराठी 


प्र 
न्पि 
 ] 


रे 


सव ओर दिखाई देने लगी। मध्य वर्ग का एक छोटा-सा हिल्सा बदलती 
हुई परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगा | प्रथम महायुद्ध 
के बाद के साहित्य का स्वप्न-भग, नव-वाट्य और इग्लेड में तीसरे दशक 
के 'प्रगतिशील' कवि श्रादि इस छोटे-पते दल पर प्पना प्रभाव डाल 
गए । इस दल ने साहित्य को सावंत्रिक ह्सोन्‍्मुख्नता से बचाने का 
यत्न किया | यह प्रयत्त आज तक चला आ रहा है, जितमे कभी सफलता 
मिली है भ्रौर कभी नही भी मिली है, क्योकि इस प्रयत्त की दिशा 
झ्निरिचत है । 

कविता में दूसरे दशक पर कवियों का एक दल हावी था, जिसका 
ताम 'रविकिरण-मण्डक था | इसका प्रयत्त था कविता की सामात्य 
जीवन के निकट लाया जाय । 'गोविन्दाग्रज” के वाद कविता जिस अल- 
कारप्रियता मे खो गई थी, उसमे से उस्ते उवारा जाय। उन्होने इस 
काम को इतनी सचेतनता से किया कि वे उल्दे गलती में पड गए । 
कविता को उन्होने अति-सामान्य बना दिया । उत्तठता और भाव- 
मुक्ति के प्रति उनका भ्रविश्वास उस समय की भ्रवृत्तियो के साथ अच्छी 
तरह चलता था, क्योकि समाज यह चहता था कि हर चीज़ को, ललित 
कलाझो को भी अपनी सकीण प्रतिष्ठा की भावना से बाँध दिया जाब । 
उनकी कविता व्यापक रूप से प्रचलित हुई । कवि-सम्मेलनों में कवियों 
द्वारा कविता-पाठ इसका प्रधान कारण था । इन कविताझ्नो मे एक 
सीधा निष्कर्ष ठप्पे की तरह लगा रहता था, और कभी-कभी उतका 
दूसरा पहलू यह भी होता था कि हल्का-तता समाज-सुधार उनमे सुकावा 
जाए । उदाहरण के लिए प्रेम कुछ देर तक मुक्त चल सकता था, 
परन्तु भ्न्त मे उसे पारिवारिक सुगीलता के रूप मे ही विकसित होना 
झावश्यक था । ऐसा प्रेम देहाती स्वच्छ वातावरण में अधिक अच्छी 
तरह पृष्पित हो सकता था, इसलिए कुंछे समय तक कविताओं और 
उपन्यासो में भी ग्राम-वर्णत का सर्वताधारण रसाभास चलता रहा। 
कविता को गाकर पढने के फैशन तावे वर्ग के नेतृत्व मे कहण भतिरजना 


र्ण्४ श्राज का भारताय साहित्य 


तक पहुँच गया और उसने कविता में गौण तत्त्वों को प्रवानता 
दी, जैसे बद्द-सगीत झ्ौर पद-कौणल को । मडछ ने कविता के रूप और 
शिल्प में समल-पमलकर काफो प्रयोग किये । इस कारण, उस समय 
कविता में आवश्यक विविधता निमित हुई। इस दल के 'यशवन्त-य० 
दि० पेढरकर--सवसे अधिक लोकप्रिय हुए । उनकी कविताओ में छोटी- 
छोटी निराभाग्रों और शिकायतों का गिला है, मगर सर्वत्ाधारण पाठक 
को उन्हीमे अपने दुखों की प्रतिगूंज मिली । 'गिरीग--श० के० 
कानेटकर--क्षद्र विषयो पर सुकोमल साधारणीकरण करते रहे । 
माधव जूलियन'---मा० त्रि० पटवर्धन (१८९४-१९३९) ने भ्राकर्षक, 
स्वच्छद स्वाद- भरे प्रेम-गीत लिखे (कुछ प्रेरणा उन्होंने फारसी गजलों 
से ली), लेकिन बहुत जल्दी वे भी एक परम्परावादी पडित के रूप मे 
परिणत हो गए और पुन अपनी प्रेम-कविता को शैली की शुद्धता और 
भावना की जुद्धता से भी परिश्ोधित करने लगे | 
प्र० के० अत्रे का 'भण्ड्ची फूल (गेदे के फूल, १९२५) झ्राज तक 
वरावर लोकप्रिय वना हुआ पैरोडी-सग्रह है, क्योंकि इस पुस्तक में इन 
सभी कवियों की शैलियों का कुशल परिहास किया गया है। किन्तु इसका 
एक बुरा परिणाम यह भी हुआ कि पाठक, जिसमे इतना विवेक 
नही था, मूल व्यग्य वस्तु को भूलकर कविता-मात्र पर हँसने लगा । 
फल यह हुभ्ना कि तीसरे दशक के आरम्भ में 'मीडियाकर कवि और 
उनके 'मीडिवाकर' पैरोडीकार वढते गए। उनकी कविता के प्रति एक 
विउ्म्बनात्मक प्रवृत्ति ही वढी | कुछ कवि कुठित हो गए भौर अन्य कवि 
पाठकों पर श्रौर भी मधुमय पद्च उंडेलने लगे । 
तावे की कविता--जिसका अ्रधिक उत्तम अजय दूसरे दशक में लिखा 
गया--तीसरे दशक के लिए आदर्श वनी । उसके प्रभाव मे कवियों ने 
क्योर-भावना को सन्तुप्ट करने वाले मधुर-मबुर गीत रच डाले, 
चाहे कवियो की उम्र कुछ भी रही हो | कविता का विषय चाहे जितना 
भीना हो, वस शैली वडी रोचक होनी चाहिए थी । गाने वालो को भी 


मराठो २५५ 


गीत बडे उपयोगी जान पड़े और श्रोताओं के विशाल समूह तक ये गीत 
पहुँचे । ताबे की कविता में जो सूक्ष्मता या सवेदनगीलता थी वह 
उनका अनुकरण करने वाले प्राय भूल गए, वे केवल ऐन्द्रिक और 
नाद-मध्र-शैली में वनावटी सरल कल्पना-चित्र रचते थे। कविता एक 
तरह का हल्का नशा बत गई, जिससे पाठक जीवन से दूर, मधुर- 
स्वप्निल दुनिया मे खो सके | शैली और भावना दोनो के कुछ साँचे बन 
गए ! पाठक के लिए ऐसी कविता का भावन करने में किसी भी बौद्धिक 
प्रयत्त की आवश्यकता नही थी । कवि भी सुक्ुमार बनता गया । उसका 
स्वाभाविक विकास रुक गया । इस पीढी के कुछ तरुण कवियों की 
यही शोक-कथा थी कि उन्होंने आरभ तो बडा अच्छा किया, लेकिन आगे 
जो भाशाएँ उनसे अपेक्षित थी, वे पूरी नही हो सकी । आलोचको का 
विश्वास है कि बा० भ० बोरकर तावे के सर्वोत्तम शिप्य हे । वे उनसे 
भी कुछ अधिक हे । वे अपने साथ व्यक्तिगत इन्द्रिययोचर प्रतिमानों 
का आनन्द, और प्रकृति के सौदये के प्रति सुध्म संवेदनशीलता लावे-- 
विद्येषतया जहाँ के वे हे--उस गोप्ना की प्रकृति का सौदय्य उनकी कविता 
मे निखरा है। ताबे की परम्परा में उन्होंने चार चाँद लगा दिए। 
अगर कही बोरकर ने अपने काव्य-चाप में एक दूसरी विसगत डोरी-- 
नैतिक भ्रादशंवादिता की--न जोडी होती और अपनी प्रतिभा के मौलिक 
गुणों तक ही सीमित रहते, तो उन्हे और अधिक स्याति तथा सफलता 
मिलती | 

रविकिरण-मडक् और ताबे-शली की सचेप्ट प्रतिक्रिया में आधुनिक 
युग की कुछ उत्तम कविता लिखी गई। अनन्त काणेकर ने अपने छादे- 
से काव्य-सग्रह 'चॉदरात' (१९३३) के बाद कविता लिखना मानो छोड- 
दिया, लेकिन उस सम्रह ने नई दिशा की छोटी-सी कॉकी जागरूक पाठको 
के लिए प्रस्तुत की । उस सग्रह मे चॉदनी और कारखाने की चिमती 
और व्यग का अद्भूत मिश्रण था। कदाचित्‌ यह एक सक्रान्तिकालीन 
अल्पजीवी नवीनता थी। 'अमिल' (आ० रा० देशपाडे) ने विशिष्ट, 


२५६ प्राज का भारतीय साहित्य 


सूक्ष्म और सोहेश्य नवीनता का प्रवत्तेन श्रपनी कविता में किया। कवि 
के नाते उनका कार्य बहुत वर्षो का और क्रान्तिकारी है। भ्रारम्भ में 
उन्होने स्वकेन्द्रित सुकोमल प्रेम-गीत लिखे--'फूलवात' (१९३२) भर 
बाद में 'भग्तमूर्ति' (१९४० ) मे, उन्होने सास्कृतिक गम्भीर उपदेश पद्च- 
बद्ध किया । 'पेतेंवा' (१९४७) में विचार और भावना का संगम 
मिलता है। उन्होने मराठी-कविता में मुक्त-छन्द का निर्माण और प्रचार 
किया । इसके द्वारा पुराने यात्रिक और रूढ छुन्द-बन्धत की जकडन से 
कविता मुक्त हुई। ना० घ० देशपाडे की कविता मे शुद्ध गीतात्मकता 
और ईमानदार जानपद तत्त्व मिलता है, और गु० ह० देशपाडे की 
कविता में आध्यात्मिक विरोधाभास सन्त-कवियो-जेसी सूत्रात्मकता के 
साथ व्यक्त किया गया है। इस प्रकार से प्रचलित कविता की नीरसता 
में कुछ कवियों ने नयापत्र पैदा किया । 

१९४२ के आन्दोलन का प्रभाव साहित्य पर इस प्रकार पड़ा कि 
जो थोडा-सा नीम-हकीमपन चल रहा था, उससे साहित्य मुक्त हुआ । 
'कुसुमाग्रज---वि० वा० शिरवाडकर--अपने जिस कविता-समग्रह से 
लोकप्रियता के उत्तुग शिखर पर पहुँचे, उसका नाम था “'विशासा' 
(१९४२) । उनकी महान्‌ साहित्यिक प्रतिभा उन्हे इस रुयाति-शिखर 
पर बनाए रखती, किन्तु साहित्य की और विधाओं की श्रोर वे भ्राकृष्ट 
हुए और कविता कौ शोर से कुछ उदासीन हो गए। 'कुसुमाग्रज 
साम्राज्यवाद-विरोधी कविता कौ साग्निकता फिर उसी तरह से प्राप्त 
ने कर सके, उनका मूल स्वर शान्त सौन्दर्य के लिए दौहदे (नास्टे- 
ल्जिया) की कविता का ही था । उनकी सफलता के कारण एक क्षणजीवी 
सम्प्रदाय चल पडा, कुछ समय तक रक्त और भ्रश्नु वाले उफान कविता 
में आये, जो कि बहुत जल्दी समाप्त हो गए । यह भाव-धारा गद्य में 
भी फैल उठी । कविता अपने बधनों से अधीर हो उठी थी, भ्रतः यह 
नया विद्रोह कविता के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। उदाहरणाथे, 'मन- 
मोहन' की कविता में यह विद्रोह अपनी अ्रति पर पहुँचा--“मनमोहन' 

आ-१६ 


मराठी २५७ 


किसी के शिष्य नही है । कुछ और तरुण कवि, जो पहले आरा रहे थे, 
बदली हुई परिस्थिति की माँग पूरी करने लगे और भ्रपनी सीमाओ्रो के 
भीतर धीरे-धीरे परिपक्व हो गए । 


ताटक 

बीसवी सदी के दूसरे दशक में थियेटर का श्राधार था--प्राचीन 
गौरव । कुछ भ्रभिनेता बहुत लोकप्रिय थे | उनकी लोकप्रियता श्रभिनय 
के लिए उतनी नही थी, जितनी कि उनके गाते के लिए,और वही उस 
गोरव का परम्परित रूप मान लिया गया । उस समय के कुछ अच्छे 
गायक, उस्ताद, सगीत-रचयिता और वादक--रगमच की ओर खिच 
आए, उनके कारण कई श्र-मराठी श्राश्यदाता रगमच को मिले | उन 
सबके लिए स्गीत प्रधान श्राकषंण था। मराठी दर्शको के लिए भी 
रंगमच पर सगीत का श्राकषंण श्रधिक प्रिय था। तीसरे दशक के 
झारम्भ तक सवाक्‌ चित्रपट शुरू हो गए। ये बोलपट सगीत झौर मनो- 
रजन के क्षेत्र मे नाटक के प्रतिस्पर्धी बने । तब रगमच ने दु ख से अ्रपने 
कमजोर हाथ सूने आसमान में फैलाये, और फिर वह भ्रचकचाकर 
निराशा के ढेर मे मूछित होकर गिर पडा । रगमच तव लडखडा ही रहा 
था, चित्रपट अपने श्रापको विजेता की तरह मानने लगा। 

दूसरे दशक के छोटे नाटककार, जिन्हे कुछ समय तक थोडी श्याति 
भी मिली--लोकप्रियता और जन-अ्रभिदचि के लिए, कुछ परिवर्तन 
के साथ, वही पुराने फार्मूले दोहराने लगे। इतिहास भ्रौर पुराण के 
नायक और खल-नायक तथा सन्त-कवि उनके लिए उपयोगी सामग्री 
बने । यह सब नायक मानो एक ही चेहरे-मोहरे के थे, वैसे ही खल- 
नायक भी एक-से थे। पहले हम जिन प्रमुख नाटककारों का उल्लेख 
कर चके है, उनमे से खाडिलकर भौर कोल्हटकर रगमच के पतन के 
साथ-साथ गिरते गए। केछ॒कर नाटक से श्रधिक भ्रत्य विपयो में 
रस लेने लगे। मामा वरेरकर, जिनका पहला ताटक १९१७ में खेला 


२०८ आज का भारतीय ताहित्य 


गया, अब आये वह़ें | वरेरकर के जीवन-वृत्त में श्राधुनिक मराठी रंगमच 
के विकान का बढ़ा-सा नाग व्याप्त है । पौराणिक नाठको से शुरू करके 
विणय और टेकनीक के निरन्तर प्रयोगकर्त्ता के नाते मामा ने अपनी 
इच्छानुमार रगमंत्र का उप्योग सामाजिक समस्याञ्रो के निरुपण के 
लिए क्िया। नाठकीय संवाद के नाम पर अ्रव तक-जो कृत्रिम भाषा 
चन रही थी, उनसे उलठे वरेरकर के नाटकों में सहज खड़ी और खुली 
भाषा का प्रणेग किया गया। वरेरकर ने करीव ४० नाटक लिखे हें 
बोर इधर के 'भ्र-पूर्व वंगाल' (१९५३ ) और 'भूमिकन्या सीता (१९५५) 
यह दिखलाते है कि उनकी नाद्य-शक्ति अमी भी कम नहीं हुई है। 
मराठी-रगमचर को उन्होने यवार्थवाद दिया और उसके ल्ितिज को 
व्यापक बनावा, इसलिए रगमच को उनका आभारी होना चाहिए । 
रगनत्र को सजीव बनाने के लिए सबसे बड़ा प्रयत्त नाटूब- 
मन्वन्तर ने किंग, जो यूरोप के न्यू ड्रामा आन्दोलन से प्रभावित 
था। उनका पहला नाटक और एकमात्र सफल नाटक नओआ्रान्वब्धवात्री 
बाछा' ( 'भंथों की पाठ्याला, १९३३ ) नावें के नाटककार 
ब्यौन॑सन्‌ के नाटक का श्री० वी० वर्तक द्वारा किया हुआ रुपान्तर था। 
यह नाठक वहूत भ्रच्छी तरह दिगदशित किया गया था, परन्तु उसका 
प्रभाव बहुत सीमित था । ज्ञावारग दर्णक इस नाटक में कुछ विदेशीपत 
की वू पाता था। यह दल बहुत जल्दी दूट गया । लेकिन इसने बच्चे 
दर्धको के नन में रगमच के सुधार और सच्चे आावुनिक नाटक के लिए 
प्यास जगाई । कुछ अन्य अविकसित छेखको ते एकांकी नाटक लिखकर 
फिल्‍मो की चुनौती का जवाव देने की कोशिश की, पर वह ज्यादा दिन 
ने चल सका | वालमोहन कम्पनी के पुराते ढग के ढिग्दर्शन की टेकनीक 
भर 7० के० अत्रे के अ्र्व-पराधुनिक नाटकों को कुछ व्यावसायिक सफलता 
मिलती रही | अत्रे ने विद्ेप प्रकार के प्रहमन लिखे | कथानक उनमें बहुत 
थे, चरित्र हात्ययूर्ण थे। परन्तु अन्रे की रुचि बतिरजित नास्य 
की ओर थी। इसमें उन्हें और सफलता मिली | उनके समान प्रसिद्ध 


3॥ 


दद्व 


कब 
हाय 


मराठी २५९ 


] 


हास्य-लेखक जब मेलोड़ामा लिखते हे तो यह खतरा पैदा होता है कि 
गम्भीर बातो को भी लोग मजाक समभने लगते हूँ । इन सफलताओो के 
साथ श्त्रे हल्के व्यग-नाटक की ओर भूंके और विनोद, चरित्र-चित्रण 
और भाषा-शैली की जो-कुछ शक्ति उनमे थी, उसका उन्होने बहुत 
दुखद ढग से व्यय किया। इस दशक के अन्त में वे फिल्‍म और पत्र- 
कारिता की ओर भुके, और रचमच एकदम गिर पडा | चौथे दशक के 
आरम्भ में मो० ग० रॉगणेकर नामक एक पत्रकार ने नाटककार बनकर 
रगमच को अपनी 'नाट्य-निकेतन' नामक सस्था से पुनर्जीवित किया । 
उनका उद्देश्य केवल लोकरजन था, इसलिए उन्होने ड्राइग-रूम 
तक सीमित, चतुर, सुखान्त नाटक लिखे । उनके नाटको में मध्य-वर्ग के 
जीवत की बडी यथार्थता थी, सवाद बहुत सजीव थे भ्ौर दो-तीन गाने 
बीच-बीच मे आ जाते थे। दर्शकों को नए नाटक बहुत श्रच्छे लगे। 
इन वर्षो में अव्यावसायिक रगमच विदेशी नाटको के रूपान्तर की ओर 
अधिक भुका था, इस कारण वह फीका और कृत्रिम होता गया । 


उपन्यास 

व्यावसायिक रगमच के पतन के साथ-साथ उपन्यास मध्यमवर्ग का 
प्रमुख मनो रजन करने वाला माध्यम बनकर सामने आया । बाद में फिल्म 
के एक सशक्त प्रतिस्पर्धी की तरह जम जाने पर, शुद्धिवादियों ने उसे 
प्रपना प्रिय व्यग-बिन्दु बनाया। उपन्यास ने बडी विविधता प्राप्त की श्रौर 
कुछ अच्छे लेखकों के हाथो वह उत्तम सोहेश्यता भी पा सका | वा० म० 
जोशी (१८८२-१९४३) ने 'रागिणी' से जो आशा बंधाई थी, वह 
पाँच भर उपन्यासो से पूरी की । इनमें सबसे श्रच्छा है, 'सुशीलेचा देव" 
(१९३०) | यह एक पढी-लिखी स्त्री के वौद्धिक दृष्टिकोण के विकास 
का गहरा अध्ययन है। 'इन्दु काछे आणि सरला भोछे' (१९३५) 
कला श्र नीति के बीच सघर्ष को भक्त करता है । यह सभर्ष कुछ 
व्यक्तियों के जीवन को उलभाता है। जोशी के सामाजिक विश्लेषण में 


२६० आज का भारतीय साहित्य 


दाशनिक तटस्थता के आस-पास सशयवाद का हल्का स्मित मिलता है। 
डावटर श्री० व्य० केतकर (१८८४-१९३७) के उपन्यासो में तटस्थता 
बहुत कम है। रूप भौर शैली के सब प्रचलित नियभो को भ्रस्वीकार 
करके उन्होने बहुत ही साधारण सामग्री और असम्भव कंथानकों का 
झ्राश्नय लेकर अपने उपत्यास रचे । डाक्टर केतकर समाजशास्त्री थे, 
और उपन्यास का उपयोग उन्होने भ्रपती समस्याश्रो के समाधान के लिए 
किया। सर्व-साधारण पाठक उनके उपन्यासो के बेढगेपन से चौक उठे 
और जो भ्रच्छे पाठक थे वे इन उपन्यासो के भ्रान्तरिक परस्पर-विरोध से 
चकित हुए । परन्तु उन्होने उपन्यास मे बौद्धिक साहसिकता शुरू की । 
केतकर और जोशी मिलकर ' उपन्यास को एक ऐसी ऊँचाई पर ले गए, 
जिससे सस्ते कथा-लेखन की क्षुद्रता और भी ज्यादा स्पष्ट होती गई | मामा 
वरेरकर ने नाटक से भी अधिक उपन्यास लिखे । भ्रब तक उन्होने ११५ 
उपन्यास लिखे है । इनमे से २८ जासूसी उपन्यास है और ५८ बंगला 
के अनुवाद हे । इन भ्रनुवादों मे, विशेषतया शरतृचन्द्र चटर्जी के भ्रनुवादो 
मे, वडी सहजता है। उनके मौलिक उपन्यास दलितों के जीवन को लेकर 
लिखे गए है । उनके पात्र, जो कि शोषित वर्ग के हे, दुविनीत हे भौर 
उनके नारी-चरित्र कुछ ग्रावश्यकता से भ्रधिक युयुत्सु हे । परन्तु उस 
समय गरीदवी के जो भावुकतापूर्ण चित्र खीचे जाते थे और स्त्रियो की 
जैसी पूजा की जाती थी, उनसे ये चित्र स्वथा भिन्‍न हे । 

१९२६ के वाद दो प्रसिद्ध उपन्यासकार, जो श्रपते प्रशसको की 
दृष्टि मे कहानी-छेखक, निबन्धकार और आलोचक भी बनते गए-- 
ना० सी० फडके श्रौर वि० स० ख़ाडेकर हें । श्रति-_रल आलोचक इन 
लेखको के अपने दावों को सच मानकर फडके को 'कला के लिए कला' 
वाले सिद्धान्त का, भौर ख्राडेकर को 'जीवन के लिए कला' वाले सिद्धान्त 
का प्रतिपादक मानते हे । दोनो के नाम से ये लेबल चलते रहे हे । 
फडके के कुशलतापूर्ण उपन्यात्तों में बडी चतुराई से एक ही केन्द्रीय 
फार्मूले के विविध रूप मिलते हैँ। उनमे उच्च मध्यवर्गीय जीवन के 


मराठी ग्६१ 


प्रेम-प्रसगो का भ्ति-सरलीकरण है | फडके वहुत ही कुशल शिल्पी हैं 
वे श्रपने कथानक को प्रभावशाली ढंग से खोलते चले जाते हे। उनकी 
शैली बहुत रम्य है और जब से उनकी ख्याति वढती गई तव से श्रालो- 
चको और लेखको में शैली और टेकनीक को अनावव्यक महत्त्व दिया 
जाने लगा | फडके के लिए उनकी शैली उनके कला-कौगल का एक 
भाग बन गई और उन्होने इस वात को छिपाकर नहीं रखा । वडी ईमान- 
दारी के साथ भर मधुर ढग से उन्होने यह सब-कुछ भ्रपनी 'उपन्यास 
और कहानियाँ कंसे लिखे ?' जैसे पुस्तिकाओ मे समभाया। खाडकर 
फडके के कुछ वर्षो बाद इस क्षेत्र मे श्राए | पहले कहानी-लेखन के 
क्षेत्र मे उन्होंने कुछ कीति श्रजित की थी । फडके के फार्मूले को 
उन्होने अपने फार्मूले से चुनौती दी । खाडकर के सिद्धान्तो मे आदर्णवाद 
का गहरा पुट था। उनके युवक चरित्र सामाजिक और राजनैतिक सेवा 
के लिए कटिवद्ध थे। उसके लिए वे बडे ज्ञोर से भाषण देते, और 
इसी सिलसिले मे प्रेम करना शुरू कर देते। पाठको को खाडेकर की 
प्रामाणिकता ने स्पन्दित कर दिया और सुखवादी फडके के दोपों के प्रत्ति 
वे जागरूक हो उठे । फडके ने भी जल्दी से भ्पने कंयानक बदले 
और उनके युवक पात्र किसी दीवानखाने के बदले राजनेतिक सभाश्रो मे 
मिलने लगे । ये दोनो लेखक एक-दूसरे से भिन्न रहे, परन्तु उनके 
प्रशसक दूर न रह सके | यह विचितन्न जान पडेगा, परन्तु यह सच है कि 
एक ही समय दोनो लेखक एक-दूसरे के पूरक भ्रथवा एक-दूसरे से पलायन 
के साधन की तरह माने जाने लगे, और दोनो से ही एक-सा आनन्द 
प्राप्त होने लगा | भ्राज भी दोनो लेखक कई विधाओ में लिखते भ्रा रहे 
हैँ । फडके इन दोनो में कुछ अधिक लिखते रहे हे । परन्तु अब इन छेखको 

कीशैली पाठकों के लिए रहस्यमय नहीं रही विशेषतया फडके की । 

ग०त्य० माड्खोलकर के उपन्यासतों पर राजनीति आ्रावध्यकता से कुछ 
अधिक छाई हुई थी और वह उपन्यास के कथानक से तद्गप भी नही हो 
सकी थी। उनकी झ्रालकारिक गली की तरह यह राजनीति भी एक वाह्य 


२६२ आज का भारतीय साहित्य 


शोभा की भाँति जान पडती थी । पु० य० देशपाडे में राजनीति गरभित 
थी, परन्तु भावकता और शौली के श्रतिरजन से वह ज॑से कृठित हो 
गईं। यदि विश्राम बेडकर के एकमात्र उपन्यास 'रणागण' (१९३९) 
में चित्रित भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बिगडने को और प्रमृख पात्रों के जीवन 
पर उसके प्रभाव को गम्भी रता से ग्रहण किया जाता तो बाद के उपन्यातो 
में भ्रबं-राजन॑तिक रचनाएँ कम लिखी जाती । यदि भूतकाल के इति- 
हास को पीछली पीढियो के लेखक ने कल्पनारम्य बनाया, तो इस पीढी 
के उपन्यासकारो ने वर्तमान इतिहांस को रोमाटिक रूप दिया, भौर 
भ्रधिकतर पाठक इसीको यथार्थवाद और राजनीति मानकर ग्रहण 
करने लगे । 

पाठकों और आलोचको का एक दल--यत्यपि वह बहुत छोटा 
था--उस समय के प्रचलित उपन्यास-साहित्य के प्रति अपने विरोध का 
स्वर वरावर उठाता रहा। कुछ लेखको को प्रेरणा मिली कि वे इस 
फैशन को तोड़कर नए रास्ते खोजे । जो लेखिकाएँ इस समय आगे बढी, 
उनमें कई बहुत महत्त्वपूर्ण हे। विभावरी शिरुरकर ने, जिनके सम्बन्ध 
में यह वात अब छिपी नहीं है कि उनका भ्रसली नाम श्रीमती मालती 
वेडेकर है, अपनी कहानियों भ्रौर दो उपन्यासों (१९३३-१९३५) से 
तहलका मचा दिया। जागृत नारी के दुखों का उत्कट सत्य इनकी 
रचनाओं में अभूतपूर्व ढग से व्यक्त हुआ था। श्रीमती गीता साते ने 
बड़े साहस से लिखा, परन्तु उतनी प्रभावश्ञालिता से नहीं । कृष्णाबाई' 
“-भ्रीमती मुक्तावाई दीक्षित--श्रौर श्रीमती कमलाबाई टिक 
भध्यवर्ग के घरोंकी कहानियाँ उतनी चुनोती से नही, किन्तु अधिक 
सृक्ष्मता से लिखती रही । श्रीमती कुसुमावती देशपाडे के संवेदनशील 
रेखा-चित्र बहुत लोकप्रिय हुए, उनमे काव्य-गुण और आछोचनात्मक 
गृण बहुत अच्छी तरह सतुलित हे । हाँ, कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी अवश्य 
थी जो स्त्रियों के बारे मे उसी तरह से लिखती रही जैसे कि स्त्री- 
दाक्षिण्य-प्रदर्शक पुरुष प्राचीन काल से लिखते भ्रा रहे थे। जिन लेखको 


मराठी २६३ 


ने लीक-लीक छोड़कर नया रास्ता भ्रपनाया, उनमे र० थि० दिधे का 
नाम प्रमुखत. लेना चाहिए। उन्होने सद्याद्रि के झ्रादिवासियों के बारे 
में घटता-बहुल उपन्यास लिखें, यद्यपि उन्होने भी रोमास का भीना 
प्रावरण भ्रपने कथानक पर डाला। साने गुरूजी (१८९९-१९५०) की 
भावुकतापूर्ण, उपदेश-प्रधान कहानियाँ और उपन्यास १९४२ के बाद 
किशोरों पर बड़ा जादू कर गए। इससे एक लाभ हुआ कि उन दिनो 
जो खराब जासूसी उपन्यास प्रचलित हो गए थे, कम-से-कम तरुण पीढी 
तो उनसे बच सकी । 


कहानी 

कहानी इस काल मे एक विशेष साहित्यिक विधा के नाते विकतित 
हुई । पुराने काल के ह० ना० पे, श्री० कृ० कोल्हटकर, न० चिं० 
केछकर, वि० सी० गुजर तथा भ्रन्य लेखकों की कहानियाँ कौरे कथानक 
या सक्षिप्त उपन्यास के रूप मे होती थी, और उनका लेखन भी ठीक 
बसे ढग से होता था, जैसे उपन्यास का। दिवाकर-कृष्ण की 'समाधि 
तथा छ और कहानियाँ (१९२३) से रचना की भ्रन्विति भोर मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण मराठी-कहानी मे शुरू हुआ । एक प्रकार से श्राघुनिक 
कहानियों का यह पहला सग्रह था। खाडेकर भ्रौर फडके ने अपने विशेष 
गण कहानी को दिए भर इस दशक के अन्त तक यह रूप सुनिश्चित 
हो गया । तीसरे दशक में कुछ भौर नई विविधता कहानी मे शुरू हुई जो 
खाडेकर भर फडके की शैलियो की प्रतिक्रिया के रूप मे थी। य० गो० 
जोशी ने इन दोनो लोकप्रिय लेखकों की कृत्रिमता पर हँसते हुए 
घरेलू जीवन की भावुक कहानियाँ छिखी। उनसे वे लोकप्रिय बने । 
वि० वि० बोकिल ने बडी अच्छी कहानियाँ लिखनी शुरू की थी। निम्न 
मध्य-वर्ग की दयनीय दशा की कलक उनमे मिलती थी। जरूर कभी-कभी 
हास्य का पुट उनमे अधिक हो जाता था, परन्तु इनकी कहानियों 
मे न सयम था, न विविधता । बोकिल ने हास्पप्रियता को उपन्यातो 


२६४ आज का भारतीय साहित्य 


मे बढा-चढाकर दिखाया और उनके भ्रच्छे गूणो का इस प्रकार भ्रन्त हो 
गया । भ्रनन्त काणेकर की थोडी-सी कहानियाँ सयत व्यग का भ्रच्छा 
नमूना थी, परन्तु लेखक ने स्वय इस कला को बढाया ही नही । श्री० म० 
माटे की सशक्त कहानियों ने उस समय की लोकप्रिय कहानियों की 
नकली मधुरता के विरोध में ग्राम-जीवन के चित्र प्रस्तुत किये | कुछ 
लोगो ने प्रादेशिक या श्रावलिक कहानियाँ लिखने का भी यत्न किया । 
कुछ लेखक गोश्रा के प्राकृतिक सौंदय और महाराष्ट्र के प्राचीन जीवन 
की ओर झुके; परन्तु भ्रधिकतर लेखको ने श्रनेतिकता के चित्रण के 
लिए इसे एक सुविधाजनक पाव्वे-भूमि समझकर इसका उपयोग किया | 
चि० वि० जोशी, प्र० के० अत्रे श्लौर शामराव ओोक-जैसे हास्य-लेखक 
कभी-कभी साहित्यिक व्यग के साधन के रूप मे कहानी का और भी 
चतुराई से उपयोग करते रहे । 


व्यक्तिगत निबन्ध और अन्य गद्य रचनाएँ 

प्रन्य साहित्यिक विधाञ्ो की अपेक्षा व्यक्तिगत निबंध भ्रग्नेजी से 
ग्रधिक सीधा चल निकला । वह दूसरे दशक के अन्त मे जम गया। फडके 
और खाडेकर दोनो ने उसे पाठकों के लिए श्रधिक रोचक बनाया | 
फडके के निवन्ध भ्रधिक चुस्त-दुरुस्त भ्रौर हल्के-फुल्के थे । खाडेकर के 
निबन्धों मे भावुकता-जेसे श्रपने श्रककार थे, और उनमे सुधरता कम 
थी। फडके ते अपने निबन्ध-लेखन का 'तत्र'ं समझा दिया, और हर 
कोई समभने लगा कि वह भी श्रच्छा निबन्ध-लेखक हो सकता है। 
ना० म० सत को छोडकर शायद ही किसीने अच्छे निबन्ध लिखे। 
अनत काणेकर के निबन्धों मे जनसाधारण के रूढ विश्वासों को उलट- 
पुलट कर, उनका हल्का ढंग से मजाक उडाकर, जीवन-परक भाष्य था। 
यह ढंग अनुकरण के रहिए बहुत आसान था; काणेकर ने स्वय अपनी 
पुनरावृत्ति बहुत अधिक की, परन्तु उन्होंने इस साहित्यिक रूप को बहुत 
जल्दी छोड़ दिया। श्रीमती कुसुमावती देशपाडे का भ्रनुकरण करना 


मराठी २६५ 


चक्र 
] 


अधिक कठित था; क्योकि उनकी शैली में कोई सहज पहचानी जा सकते 
वाली विशिष्टता नहीं थी भ्रौर उनकी सुकुमारता और काव्यमय भावना 
सचमृच व्यक्तिगत थी | इस विधा की लोकप्रियता और सफलता तथा 
उसका शीघ्र हास, क्योकि उसकी छोटी-छोटी युक्तियाँ जल्दी ही चुक 
गई--थुग के स्वभाव का प्रतिविवन करता है । 

विविध विधाओ में प्रयोग और कार्य से जीवनी-साहित्य को वल 
मिलना चाहिए था, परन्तु ऐसा नही हुआ, भौर वह आजतक वसा ही 
बना है। पर एक बडी प्रसिद्ध श्रात्मकथा इस काल में लिखी गई | यह 
है-श्रीमती लक्ष्मीबाई टिक्॒क की 'स्मृति-चित्र' (१९३४-४६) । लदक्ष्मीवाई 
रेवरेड ना० बा० टिकक नामक कवि की पत्नी थी। इस स्त्री को अक्षर- 
शान नही था, वाक्‍्य-रचना तो दूर की वात है ! इस युग के अधिकतर 
लेखको का ध्यान छोटी-छोटी बातो मे उलमा रहा, फिर भी कुछ लेखको 
ने गम्भीर गद्य की श्रोर ध्यान दिया । इनमे प्रमुख है--वा० म० जोणी, 
डा० केतकर, श्री० म० माटे, वि० दा० सावरकर (जिनकी कविता भी 
सदेश देने की भावना से लिखी गई थी) और श० दा० जावडेकर । कुल 
मिलाकर, पत्रकारिता जन-साधारण की रुचि से समभौता कर बैठी, 
और अच्छे साहित्यिक पत्र मुदिकल से चल सके। चतुर पत्रकार के 
लिए अत्यधिक सरलीकरण और जटिल सिद्धान्तों को जनसाधारण के 
उपयोग के लिए पतनियल बनाने से बढ़कर बडा कोई भौर खतरा नही | 
केछकर उसी में भ्रक गए। फडके भी, पत्रकार न होकर, उसी जाल 
में फंसे । यह इस युग की ही विशेषता थी । बहुत-सा ग्रालोचनात्मक 
साहित्य भी लिखा गया, जिसमे से बहु-सा 'टेकतीक' और 'तत्र' के यात्रिक 
विचार में अपनी शक्ति का अ्रपव्यय करता रहा। कुछ थ्रौर शक्ति का 
प्रपव्यय सस्कृत-काव्य-शास्त्र की वासी कढी में उबाल देने के लिए किया 
गया। साहित्यिक जमात का एक हिस्सा, जो पश्चिम से प्रेरणा पाता 
रहा था, माक्संवाद की विचार-घारा से श्राकषित हुआ। इसमे अनिवार्य 
रूप से एक दिलचस्प बहस शुरू हुई, और कुछ पुनविचार भी हुआ । 


२६६ आ्राज का भारतीय साहित्य 


१६४५-५५ 

पहले काल के भरत तक साहित्यिक विधाझ्रों के प्रति बडा ही 
भ्रसतोष प्रारम्भ हो गया था, जो साफ दिखाई देता था। १९४२ का 
आन्दोलन, दूसरा महायुद्ध भर उसके बाद की राजनैतिक अस्थिरता 
तथा अ्रत में स्वतत्रता के श्रागमन ने साहित्य के प्रति एक 'नये दृष्टि- 
कोण' के आरम्भ के लिए सार्थक पाइ्वेभूमि का काम किया | जन- 
साधारण के जीवन से सुरक्षित रूप से तटस्थ रहने की वृत्ति साहित्य मे 
ठहराव पा गई थी। इसकी भ्रपनी श्रात्म-प्रवचनाएँ थी। उन्हे जैसे 
एक भकभोर मिली । हमारे खडित जीवन की करुण थेगरबदी इस सारे 
ऊपर से ढाँके हुए तथाकथित सुन्दर आवरण में से भाँक उठी। यह 
मुद्रा अधिक देर तक न टिक सकी | इस नई वृत्ति से जिन साहित्य- 
रूपो को विशेष नवजीवन मिला, वे थे कविता भौर लघु-कथा । भ्रव इन 
माध्यमों से लेखक जीवन की विविधता, उसकी पतति-अज्ञात गुह्मता को 
खोजता है। जिन पदो ने हमारी अनुभूतियो को नीरस और एकरूप 
बना दिया था, उन्हे भ्रब तोड़ दिया गया है । 

नई कविता पाठक को जगाती है और कवि की श्रनुभूति की सूक्ष्म 
घार को महसूस करने के लिए जैसे उसे भीतर से बाहर खीच लाती है । 
अब जल्दी से किये जाने वाले साधारणीकरण नही हे, काव्य की वस्तु 
उत्कट और व्यक्तिगत है। विचार और भावना सहिलिष्ठ हो गई 
है। काव्य के वाह्य रूप को उसका उचित स्थान दिया गया है, भ्रौर 
भ्रब वह कवि के लिए ग्रथि के समान नहीं है। उसके कल्पता-चित्र 
बिलकुल नपे-तुले होते हे । क्योकि वे सजीव अनुभव मे से निकलते है । 
विज्ञान ने उसे बडे ही प्रभावशाली रूपक दिये हे । जीवन के सत्य का 
कोई भी भ्रग कवि के लिए पराया नही है। उदाहरणार्थ॑ सेक्स की 
बीभत्सता और सुन्दरता दोनो ही को कवि खोलकर रख देता है। भर्ड- 
चेतन मन की भ्रनिर्बंध सहस्मृतियाँ जैसे बाहर फेक दी गई हे । शिथिल 
या भोथरी सवेदना वाला पाठक इस नई कविता मे जो दुस्सहता देखता 


है, उसका बहुत-कुछ कारण जिस प्रकार के प्रनुभव-विश्व में से वह 
प्रपती कविता रचता है, उसके स्वभाव में ही निहित है । भाषा की दृष्टि 
से नई कविता, काव्य-शैली की कृत्रिम नकली भाषा की अपेक्षा जीवन्त 
वोलचाल का सीघापन पसद करती है। 

बा० सी० मकर (१९०७-१९५६) की 'काही कविता' (१९४७) 
के साथ नई कविता का पूरा प्रभाव सहसा पहली वार सबने अनुभव 
किया, यद्यपि पृ० श्ि० रेगे की पूर्व रचना मे नई कविता के कुछ विशिष्ट 
लक्षण पहले से दिखाई देने लगे थे। मर्ढेकर की कविता एक ऐसे गहरे 
संवेदनशील व्यक्ति की कविता है, जो वीरान जीवन की निराशाप्रो से 
मूलत. कुठित हो गया है। परन्तु इस कविता मे शोक नही है, उसमे एक 
निजी सौदर्य-स्वप्न और उसकी पूर्ति की श्राशा है। मढेंकर के कल्पना- 
चित्र ऐट्रिक कम और बौद्धिक अ्रधिक हे, जबकि रेगे की कविता श्रपने 
ऊष्म विवरणों सहित व्यक्तिगत उत्तेजना के भ्रल्पजीवी क्षणों को 
पकड रखती है। रेगे की कविता मे भ्नौर लोगो की तथा भ्रन्य विषयो की 
दुनिया जैसे जान-बूभकर भ्रलग रखी गई है। उनका उपयोग केवल वही 
तक होता है, जहाँ तक कवि का ग्रनुभव उससे समृद्ध किया जाता है । 
मर्ठकर और रेगे दोनो ऐसी गठित अ्रभिव्यजना का प्रयोग करते हे कि 
उसमे अ्रनावश्यक को बिलकुल कम कर दिया गण है। कवि अपनी 
कविताओं का भाष्य नही करता । शरच्चद्र मुक्तिवोध श्रौर विदा करन्दी- 
कर श्रपने प्रानन्द में शब्दों को कुछ अ्रधिक ढील देते हं--भौर भ्रपने 
कल्पना-चित्रों को विकसित होने का अधिक श्रवकाश देते हे--विशेषत 
झपनी सामाजिक आन्दोलन-प्रधान कविताञो में । उसी तरह के कवि 
हे--मगेश पाडगावकर, जिनके आरम्भिक उम्मीदवारी के दिन--जो 
बोरकर और ताबे-शैली के मधुर अनुकरण के दिन थे--प्रभी भी उनमे 
मेंडराते रहते हे । वसन्‍्त वापट भी नई शैली के विकसित कवि हे, 
परन्तु उन्होने भ्रपने मूल कवि-स्वभाव के प्रति भ्रन्याय नही होने दिया 
है । श्रीमती इदिरा सत के काव्य मे प्रौदत्ा और भी सहज ढंग से निमित 


२६८ | प्राज का भारतीय साहित्य 


. हुई, क्योंकि उनके. निवेदनात्मक-:(अग्रदर्शनात्मक) गीति-काव्य ने उन्हें 
अनावश्यक तत्त्वों से संदा दूर रखा -य० दि० भावे ते कुछ तंये ढंग की 
'सचेष्ट रचना अ्र्पकाल के लिए की. भर आाद में वे जैसे, चुप हो गए । 
इनमें से प्रत्येक कवि ने नई कविता में अपना- व्यक्तिगत स्वर मिलाया 
और इस.प्रकार सबने मिलकर नई 'मराठी:कविता को बड़ी विविधता 
तथा. समृद्धि वी । इनमें से कुछ कवियों ने स|वंजनिक काव्य-वाचन किया, 
और इस -प्रकार .पुराने आलोचकों एवं केवल दोषदर्शियों के द्वारा 
'साधारण - पाठक . तथा - भ्राधुनिक कविता के बीच .जो खाई पैदा हो 

रही थी--उसे कवियों, ने पाठा। इस' नये. वातावरण ने कई युवक- 
युवतियों को उत्तम कविता लिखने के लिए प्रेरित किया । पुराने कवियों 
में अनिल' ने इस वातावरणः के अनुकूल श्रपने-आपको ढाला श्रौर अन्य 
कवियों से अधिक उदारता से नवीन भ्रभावों को अ्हण किया | बहुत कम 
क़वि इस नये प्रभाव से अछुते रहे। यह नहीं कि पुरानी कविता से 
नई कविता की ओर सभी कवि मृड़ गए हों । ग०- दि० माडगूलर की 
(भिलमिलाती हुई गीत-काव्य-सुन्दरता प्राचीन परम्परित संत-काव्य तथा 
लोक-गीतों की शैली और कल्पना-चित्रों पर श्राश्रित हैं; परल्तु रूप 
और वस्तु के बीच में पूरा समस्वय, और उनके भ्रधिक अच्छे गीता में 
कह्पता-चित्रों की सशक्तता उन्हें उन श्रत्य कवियों से भिन्‍त और 
उच्चतर बनाती है, जो. निरी नक़ल करते हैं। परन्तु पुराती और नई 
कविता की गम्भीर बहस . बिलकुल खोखली जान पड़ती है जव कि 
'बहीणाईची गाणी' (बहणाई के गाते, १९५२) “जैसे कविता-संग्रह द्वारा 
शकः बे-पढ़ी-लिखी किसान स्त्री अपनी स्फूरतिदायिनी प्राचीन समभदारी 
से पाठक को हिला. देती है--इस कंवयित्री को नाम है: श्रीमती 
बहिणावाई चौधरी-] «: - . हा 
... मई कविता और नई कहानियों के बीच का घनिएठ सम्बन्ध गंगावर 
गाडगिकं. की: कहानियों में. वहुत अच्छी: तरह से व्यक्त हुआ है। 
कहानियों के क्षेत्र में सबसे साहसिक प्रयोगकर्ता हैं । गांडगिल की अजीब 


मराठी २६९ 


कल्पना-शक्ति हमारे भ्रनुभवों की गहराई में जाकर परस्पर श्रज्ञात 
विरोध व्यक्त करती है मानो हमारे भीतर की भॉकी बाहर दिखाई 
गई है, जो छोटे-छोटे सपने हमने अपने भ्राराम के लिए छाती से चिप- 
टाये थे, उन्हे हमसे छीन लिया जाता है। अरविन्द गोखले व्यक्ति के 
भीतर परिस्थितियो के प्रति तनाव का वर्णन करते हू । भावे व्यक्ति पर 
श्रधिक जोर देते है, परन्तु उनका स्फूति-स्थान व्यक्ति और समाज दोनो 
से वाहर है, भौर वह है--परम्परित नीतिवाद । व्यकटेश भाइगूछकर 
की कहानियो मे देहात के सही-सही चित्र मिलते हे । भूठे सौदर्य-वर्णन 
देहातो के बारे मे सुप्रचलित थे उन्हे तोडकर देहात की सच्ची भॉँकी 
इस कहानी-लेखक ने दी है। देहाती लोगो के वथा-भावुक चित्र देकर 
उनके प्रति करुणा उपजाने की जो वृत्ति भ्रन्य कहानी-लेखको में थी, 
उसका पूरा दम्भस्फोट व्यकटेश ने किया है। इनकी कहानियो में देहाती 
लोग व्यक्ति के नाते जीवित है, वे उनपर कोई जवरदस्ती के सिद्धान्त 
नही लटकाते | ये चार लेखक आधुनिक मराठी कहानियों के सच्चे 
निर्माता माने जाते है । इनके हाथो कहानी ने बडी गहराई श्रौर विविधता 
प्राप्त की है। दि० बा० मोकाशी और 'शान्ताराम' ने भी कहानियों में 
योगदान दिया है। इन सभी कहानियो में साधारणत कथानक बहुत कम 
होते है, घटना के पीछे जो वृत्ति है वही कहानी को अधिक आकार देती 
है। आरम्मिक विरोध के बाद, जो कि नएपन के कारण भ्रनिवाय था, 
पाठक इस कहानी के प्रति अधिक उत्सुकता से खिचने लगा है। कविता 
में भी बहुत-से तरुण लेखक रूप-शिल्प की ओर पहले खिचे थे। बाद 
में उसका पूरा पता चल जाने पर नवप्राप्त स्वतत्रता के लिए इनमे से हर 
कवि सघप करने लगा और अपना अलग रास्ता बनाने लगा। माड्गूल- 
कर की तरह ही रणजीत देसाई और डी० एम० मिरासदार भी गाँवों की 
कहानियाँ लिखते है । सदानन्द रेगे भी गाडगिल की तरह विशक्षिप्त ढग 
से लिखते है पर उनका भ्रपना एक तरीका है। पुराने ढग की कहानियाँ 
अ्रभी भी लिखी जाती है भौर उनमें कुछ तो महत्त्वपूर्ण भी हे । 


२७० आज का भारतीय साहित्य 


महादेव झास्त्री जोशी की गोग्रा-सम्बन्धी कहानियाँ भावुकता से भरी हूं । 
वहां के सरल, ईश्वर से डरने वाले लोगों का वर्णन उनमें है । उनकी 
प्रामाणिकता पाठकों को मोह छेती है। ये वर्णन कदाचित गाँव-सम्बन्धी 
पुराने अनतिक प्रेम की लोकप्रिय प्रादेशिक कथा की प्रक्रिया मे निमित 
हुए। ना० ग० गोरे के रेखा-चित्र भी, जो कि अभ्रधिकतर कोकण के 
लोगो के विषय में हे, भावुकतापूर्ण हे, लेकिन कुछ कम मात्रा में। 
उनका साहित्यिक गुण अधिक स्पष्ट है । 

यह एक विचित्र बात है कि कहानी की भाँति उपन्यास का विकास 
नही हो रहा है। युद्ध-पृर्व युग के उपन्यास में जो अवास्तविकता, वृथा- 
भावुकता शोर 'तत्र' के सौदर्य पर भ्रधिक वल था, वही भ्राग्रह श्रव भी 
कुछ लेखको के प्रयत्न मे बाधा की तरह भ्राता है। ओर इस कारण कुछ 
लेखक उपन्यास को पर्याप्त प्रौढता नही दे पाते । कुछ अपवाद भ्रवश्य 
है, जिनमे सबसे भ्रधिक ग्राशाप्रद हे श्री ० ना० पेडसे | इनके चार उपन्यास 
लेखन-शक्ति के विकास के परिचायक हे । कोकण के एक भ्रपेक्षाकृत 
भ्रज्ञात प्रदेश के बारे मे ये उपन्यास हे । इस प्रदेश के भ्रलक्ष्य जीवन की 
सतह के नीचे जो सधर्प चल रहा है उन्हे पेडसे ने पकडा है। इसके 
कारण उनके उपन्यासों को एक नाटकीय गृण प्राप्त हुआ है । उनके 
चरित्रों में इस नाटकीयता को बनाये रखने वाली शक्ति है। एस० श्रार० 
विवलकर का प्रथम उपन्यास 'सुनीता' (१९४८) जो विभाजन के समय 
पूर्वी वगाल के दु खो पर श्राधारित था--बडा श्राशाप्रद था, परल्तु 
उनका दूसरा और अन्तिम उपन्यास उस भ्राशा को पूरा न कर सका | 
विभावरी शिश्वरकर (श्रीमती मालती वेडेकर ) के 'वल्ी' मे जरायमपेशा 
आदिवासियों की बस्ती का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत है। वि० वा० 
शिरवाडकर (कवि'कुसुमाग्रज”) के उपन्यास पुराने और नए का विचित्र 
मिश्रण प्रस्तुत करते हे । नवीन सामाजिक परिस्थितियाँ और रोमाटिक 
के प्रति पुराने भुकाव दोनो ही उनमे मिलते हे । यही बात दूसरे कवि 
वा० भ० बोरकर के विपय में कही जा सकती है, जिनके उपन्यास 


भराठी २३१ 


गोआ के वारे में होते हे । वा० सी० मर्ढकर ने कविता में जितना काम 
किया उतना उपन्यास में नहीं किया । उनकी विश्ञेपता यही हे कि 
उन्होने 'चेतना-प्रवाह' (स्ट्रीम आफ कान्शसनेस) की शैली का पहला 
उपन्यास मराठी को दिया | अचेतन मन के चित्रण का इसी प्रकार का 
प्रदत्त वसन्‍्त कानेटकर ने भी अपने उपन्यासों में किया, परनु उन्हें 
और भी कम सफलता मिली । गो० नी० दाडेकर काफी अधिक लिखते 
हैं भौर मानो उपन्यास को जहाँ साने गुरुजी ने छोडा था वहाँ से उसे 
झागे बढाते हे । परन्तु उनकी रचना एक-सी नही है, उसमे ऊबड- 
खावडपन है और भावुकतापूर्ण तथा सचमृच भावना-सघन के बीच जो 
भीनी मर्यादा-रेखा है, उसे वे प्री तरह निभा नही पाते । पुराने लेखको 
में फडके भ्रभी भी लिख रहे हं और श्रपने 'तत्र' के उदाहरण पेश करते 
हे । कहा जा सकता है कि उनके कुछ थोडे अनुयायी भी है । 

रगमच की हालत अच्छी नही है । बडे शहरो में जो कुछ अ्रव्यावसा- 
यिक हलचल दिखाई देती है, वह प्राय नाद्य-महोत्सवो के समय अधिक 
जोर पकडती है भौर बाद में समाप्त हो जाती है। सच्चा श्रव्यावसायिक 
अभिनेता आधुनिक” नाटक खेलना चाहता है, परन्तु वह इतनी 
सहजता से नही मिलता । जो कुछ पुराना व्यावसायिक मच बाकी है 
वह वासी मनोरजन की युक्तियो से सतुष्ट है, परन्तु भ्रव उसके भी पर 
लडखडा रहे हं । बम्बई के मजद्र-जगत्‌ मे बहुत दिनो से नाटक खेलने 
का रिवाज चला आरा रहा है, परन्तु ये नाटक उच्च वर्ग के नाटको मे 
विलकुल अलग ढग के होते है । उच्च वर्ग के नाटक तो 'साहित्यिक' 
होने का गौरव रखते हे, जबकि मजदूरो के नाटक पुराने नाटकों की 
सभी वृराइयाँ लिये हुए रहते है | उनमे पुराने नाटक के गुण बहुत कम 
है । मामा वरेरकर के भ्रलावा कुछ और भी नाम है जिनसे इस दिया में 
श्राद्षा की जा सकती है। नाना जोग ने नाटक को सामाजिक समस्‍्याश्रो 
के समाधान के लिए प्रभावशाली रूप से प्रेरित किया है। श्रीमती 
मुक्ताबाई दीक्षित ने भी वही काम किया है, परन्तु उनके नाटकों की 


२७२ आज का भारतीय साहित्य 


समस्याञ्रो के क्षेत्र उतना व्यापक नही हे । व्यकटेश वकील के नाटकीय 
गण, विशेषत सवाद लिखने के, दिग्द्शन के अभान में बेकार पड़े हुए 
हूँ । प्राय यही बात इन सभी नाटककारों और दूसरे कई लोगो के छिए 
कही जा सकती है। भ्रव्यावसायिक रगमच की दो नई खोजे हे, चिं० 
य० मराठ--जो ऐतिहासिक नाटक के पुनर्जागरण की आशा बंधाते हे-- 
भर विजय तेड्लकर, जो बहुत प्रभावशाली लेखक हे भौर व्यग जिनका 
प्रधान गुण है। इधर कई वर्षो में सबसे अधिक सफल नाटक रहा है-- 
पी० एल० देशपाडे का 'अमलदार', जो गोगोल के 'सरकारी इस्पेवंटर' 
का बहुत मनोरजक खूपान्तर है। और भी कई लेखक हे, जिन्होने 
यूरोपीय नाटको से रुपान्तर किये हे। इनमे एक प्रमुख लेखक है, अनन्त 
कार्णेकर । लोगो में नाटक देखने का सच्चा उत्साह भौर प्रेम है, परन्तु 
रगमच का विकास ज॑सा होना चाहिए, वैसा नहीं हो सका है । उसके 
मार्ग में बहुत वाधाएँ हे। फलत रगमच का उपयोग वे लोग कर रहे 
है जो सस्ता मुनाफा या थोडी-सी कीति चाहते हे । 

दूसरी विधाओं के बारे में कुछ कहने लायक नही है। व्यक्तिगत 
निवन्ध को पिछली पीढी के टेकनीकवादियो ने जो बिगाड़ दिया तो वह 
अ्रव तक नहीं पनपा । एक ऐसे ढग का नया निबन्ध विकसित हो रहा 
है जो व्यक्तिगत और गप-शप के ढंग का नही है, फिर भी जिसमे 
एक सृक्ष्म व्यक्तिगत रस और गम्भीर आशय है। श्रीमती इरावती करवें 
भौर कुमारी दुर्गा भागवत ने इस नए ढंग के निबन्ध को सफलता से 
प्रयुकत॒ किया है । रा० भि० जोशी के यात्रा रेखाचित्रो' मे सच्चे 
निवन्ध के गुण है । हास्य का विशेष रूप से अलग वर्णन करना आवश्यक 
नही है, क्योकि उसका जगह-जगह पर उल्लेख हो चुका है, विशेषतः 
नई कहानी के प्रसंग मे। पु० ल० देशपाडे के व्यग-रेखा-चित्त और 
हास-परिहासपूर्ण नाटक विशेष उल्लेखनीय हे । साहित्यिक समालोचना 
में वा० सी० मर्कर की कृतियाँ श्राज तक कला की गहराई मे अन्य 
भालोचना जितनी नही पैठी थी उससे भी अश्रधिक पैठती हे । इस पर 

आ-१७ 


मराठी २७१ 


वाद-विवाद भी बहुत हुआ, परन्तु ये और अन्य वाद-विवाद--उदाहरणार्य 
कलाकार और समाज के सम्बन्धो पर एक मनोरजक वाद-विवाद--- 
साहित्य मे गम्भीर लेखन और स्वीकृत मान्यताग्रों तथा निष्ठाश्रों के 
पुनर्मुल्याकन का प्रइन प्रस्तुत करते है । इस प्रकार के पुनर्मूल्याकन की 
झ्रोर स्वस्थ दिशा-निर्देश करनेवालो में श्रीमती कुसुमावती देजपाड़े, 
वा० ल० कुलकर्णी और दि० के० वेडेकर-जंसे आलोचक हे। जिस 
सतह पर यह वाद-विवाद चल रहा है, उससे आ्रागा वँबती हे कि 
साहित्यिक श्रध्ययत का भविष्य उज्ज्वल है। 


मराठी पर चुने हुए सदर्भ-प्रथ 

ए थार्ट हिस्द्री आफ मराठी लिट्रेचर--एम० के० नादकर्णी, बडौदा, 
१९२१ 

हिस्ट्री आफ माडरने मराठी लिट्रेचर (१८००-१९३८)--जी० सी० 
भाटे, पूना, १९३९ 

द रेलीजस लाइफ श्राफ इडिया--( १) रामदास ऐंड रामदासीज, 
मैसूर, १९२८, तथा (२) एकनाथ, ए मराठी भक्‍त, १९३ १-- 
डब्ल्यू० एस० डेमिंग 

द भगत नामदेव आफ दी सिक्खूस, बम्बई १९३८, ग्रमेटिका माराष्ट्र, 
बबई, १९५४, ए पंजा-ड-क्राइस्टो, ववई, १९४०--ए० के० प्रियोलकर 

द लाइफ ऐड टीचिग झ्राफ तुकाराम--जे० एन० फ्रंजर और जे० 
एफु० एडवर्ड स, मद्रास, १९२२ 

द पोएट सेन्ट्स आफ महाराष्ट्र--ई० जस्टीन ऐवट, पूना, १९३२ 

बैलड्स आफ द मराठज--हैरी आर्दुथनाट, ऐकवर्थ, लद॒न 
१८९४ 

द पोएम्स आफ तुकाराम--जे ० एन० फ्रेजर भ्रौर के० वी० भराठे, 
खड १,१९०९, खड २,१९१३, खंड ३,१९१५ 

मिस्टिसिज्म इन महाराप्ट्र--श्रार० डी० रानाडे, पूता, १९३३ 


२७४ .. झाज का भारतीय साहिल 


द.क्रिविवयन पुराण--ठामस. स्टीफ़ेंस, संपादक : एल०' एल० 
सलदना, मंगलौर, १९०७ * 

साम्स आफ़ मराठा सेन्ट्स--निकोल मैकनिकोल, १९३० 

ज्ञानेश्वरी--मतु सूबेदौर : 

लिग्विस्टिक सर्वे झ्रफ़ इंडिया--जी ० ए० प्रियसेन, खंड २, पृष्ठ 


१०३७१ 


मलयालम 


सी० कुञ्ञ्मन्‌ राजा 


प्रास्ताविक 

मलयालम करीब एक करोड चालीस लाख लोगो की भाषा है। 
मलयालम-भाषा-भापी केरल नाम के छोटे-से सुन्दर प्रदेश के निवासी 
हूं, जो परिचमी घाद और भ्ररव सागर के बीच दक्षिण के छोर तक 
फंना हुआ है। प्राचीन यूनानियो को इस देश का पता था और प्रशोक 
के शिला-लेखो मे भी इसका उल्लेख हे । रामायण, महाभारत और 
कालिदास की क्ृतियों में भी केरल का सदर्भ आता हे | परन्तु ९ वी 
शताब्दी से पहले केरल का कोई साहित्य नही मिलता । उस समय का 
भी जो थोडा-सा साहित्य मिलता है, उसकी तिथियाँ ग्रनिश्चित हूँ । 
१४ वी शती में मलयालम पूरी विकसित भापा फे रूप में और पर्याप्त 
साहित्य के साथ सामने झ्राती है। इस यूग वे 'लीलातिलकम्‌” नामक 
व्याकरण और भापा-शास्त्र के ग्रन्थ में उक्त साहित्य के कई 
उद्धरण दिये गए हू । 

ऐसा भी प्रयत्न किया गया हें कि मलयालम को तमिल भाषा की 
एक मध्यकालीन णाखा के रूप में माना जाय। परन्तु इस मत के 
समर्थन में कोई सबूत नहीं मिलता । जब हम मलयालम को सर्वप्रथम 
एक साहित्यिक भाषा के रुप में देखते हे, तव उसका अपना गब्द-भडार, 


२३६ भ्राज का भारतीय साहित्य 


व्याकरण, छन्द श्रीर काव्य-शली आ्रादि मिलते हैँ । वाद में मलयालम 
सस्कृत से अधिक अभावित हुई भ्ौर कविता में सस्कृत-छुदो का प्रयोग 
भी प्रचुरता से होने लगा। फिर भी इस भाषा के महान साहित्यिक 
कलाकारों ने केवल मूल मलयालम छन्दो को ही अपनाया भर केवल 
उन्ही सस्कृत छाब्दों का उपयोग किया जो मलयालम की शब्दावली का 
अग बन गए थे। फिर भी, सस्कृत-छन्द भ्रोर शब्दावली का प्रभाव कुछ 
ऐसे साहित्यिक प्रकारों पर पड़ता रहा, जो मलयालम-छन्दो में लिखी 
सरल, गुद्ध मलयालम-कविता के साथ-साथ विकसित हो रहे थे । 

मलथालम साहित्य के श्ास्त्रीयकाल का प्रारम्भ पद्रहवी शताब्दी से 
माना जा सकता है, जबकि चेरूसरी की 'क्ृष्णाथा' रची गई। 
शास्त्रीय मलयालम से पहले के युग में तीन स्पष्ट साहित्यिक सप्रदाय 
दिसाई देते हे, एक पर तमिल का प्रभाव था, दूसरे पर सस्कृत का 
और तीसरे में भ्राधिकतर लोकगीत तथा अन्य लोक-विधाएँ आती थी | 
इन मसप्रदायों ने एक शास्त्रीय भाषा के निरूपण में योग दिया और इस 
भाषा को स्थायित्व दिया एजहुत्राचन ने, जोकि सोलहवी शताब्दी में 
हुए थे। मलयालम साहित्य में एजहुत्राचन का वही स्थान है जो हिन्दी 
में तुलसीदास भ्रौर तमिल में कवन का है। विद्ञाल जनसमूह द्वारा 
उनके 'अध्यात्म रामायणम्‌” तथा 'महाभारतम्‌” नामक ग्रथ धामिक 
श्रट्टा के साथ पढे जाते हे। एजहुत्राचन ने कई भ्रन्य ग्रन्थो की भी 
रचना की । उनके सभी भ्रन्थो की विशेषता है--विशिप्ट साहित्यिकता 
और दार्गनिकता। 

सत्रहवी सदी के मध्य से लेकर लगभग दो सौ वर्षों तक, केरल में 
सर्वाधिक प्रचलित साहित्य-हप कथाकली था। इसके रचनाकारो में प्रमुख 
हँं--कोट्टारककर थामपुरन, कोट्टायम केरल वर्मा, उन्नब्यि वारियार 
श्रौर ईरायिम्मन थम्पि । 

मलयालम के मध्य-युग के सभी महत्त्वपूर्ण लेखकों का उल्लेख 
करना सम्भव नही है, परन्तु एजहुन्नाचन से तुलनीय एक अन्य महान 


ेखज का उल्लेख तो करना ही होगा। वे हें कुचन नम्बियार, जो 








५ कविता - गान्‍न्वीय न्टाऊ गन्मिा यम] न्ड्ड्च्छ वात -2 
इनके बावजूद उनका कॉवता मे बास्वाव गन्ना हूं, वह उच्च कादइ के 
साहित्यिक गणों बज ख्णव्ल हु नो गैर ब्याज अमन क्रतनिति हइत भावरा उसमे 
साहात्तक गुणा से बुक्त है आर मूल्वस्तु का कऋताताहत सावना उस 


7 
उह ठीक है कि चौदहवी घती में भी एक्त प्रकार का गद्य मतयालम 
लेखा गया था, जिसका प्रमाग कौटित्य के “अयंत्रास्त्र की प्रसिद्ध 
टीका में मिलता है। केक्नि आधुनिक गद्य--विशेषकर साहित्यिक गद्य- 
का मवल्प उन्‍नीसवी छघती में ही निखरा। इस सम्बन्ध में, ईसाई धर्म- 


प्रचारकों के प्रयत्नो का भी आनार-सह्ित स्मरण किया जाना चाहिए । 





सच्रमच्र ही उन्होंने मलशलम में उदार झिक्षा का तथा धामिक एव 


0 कम 


नई विक्षा का प्रभाव केरल में दिखा 


लिए सत्र तरह के पाठय-यब झावन्यक 





थे । फलत नसच्कत के महान्‌ झथो के अनुवाद का एक लोक-आन्दोलन 
' अन्य, प्रात्नान थे 


चीन खेत्रको के जनप्रिय आ्राचार 


बडे 
० वी. ऐ>- और *+* अिनअ्मन्‍लमधन तमनकूक, गली >> अनकरण न 
से दर होते रूगा आर सस्कत का काह्प ई ली के अनुक्रण मे 





बफ। 


ट् गी। न्पवाद के प्रति आग्रह 
क्रौर भक्ति के दावजूद, छुछ श्रेष्ठ काव्य ग्रथ लिखनेवाले केरल वर्मा 


(मृत्यु १६९१५) इस वथारा के अग्रणी थे। वे 'मयूर मदेनम्‌' के 
॥ 


२७८ आज का भारतीय साहित्य 


: . “इसके साथ:ही-साथ एक नई धारा भी लोकश्रिय हो रही थी। 
उनका . मुख्य गुण था-साहित्यिक अ्रभिव्यंजना के लिए जन-साधारण की 
भाषा का प्रयोग ।.इस आन्दोलन के नेता थे-कोडुंडल्लूर के राजा शौर 
वेप्पणि तम्पूतिरिप्पाड । कोडुंडल्छर कुड्ब्कुद्नन तम्पुरान भौर उनके 
भाई दोनों ही संस्कृत के प्रकांड पण्डित थे, परल्तु उन्होंने श्रपनी (मलया- 
लम) रचनाओं में संस्कृत के व्याकरण-रूपों का प्रयोग करने का कोई 
प्रयत्न नहीं किया,.जब कि केरल वर्मा ने ऐसा किया था। वेण्मणि कुछ 
आगे बढ़े और उन्होंने श्रपनी कविता ऐसी भाषा में लिखी जो जनता 
की बोलचाल की भाषा थी, और मलयालम साहित्य के इस प्रयोग को 
उन्होंने शक्ति और सीधापन दिया। यद्यपि उनके मूल छेखन के गुण 
बहुत उच्च नहीं थे, फिर भी वे मलयालम के पहले आधुनिक ठेखक 
माने जाते हैं । 
गद्य में भी ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई देती थी । प्राचीन मलयालम- 
गद्य-परम्परा के कुछ अच्छे नमूने १५वीं और १६वीं शताब्दी में मिलते 
हैं । वे संस्क्ृत-हपों से अधिक भरे हुए हैँ; क्योंकि यह काल क्लासिक के 
पुरर्नागरण का था। यहाँ भी केरल वर्मा ने ही स्तर-निर्माण किया । 
उनकी झालंकारिक और ग्रत्यन्त पंडित-शैली के बहुत कम अनुयायी मिले, 
. फिर भी तिरुअतत्तपुरम्‌ या दक्षिण शैली संस्कृत की ओर प्रधिक भुकी 
हुई थी । इसमें न केवल संस्कृत से शब्द श्रधिक लिये जाते थे, वर 
' संस्कृत-दषब्दों के साहित्यिक शुद्ध रूप को रखने पर भी आग्रह किया 
जाता था जो कि एक बढ़ती हुई भाषा के लिए अस्वाभाविक था। 
किन्तु यह शैली कभी.लोकप्रिय न हो सकी । पत्न-पत्रिकाएँ, जो कि 
गद्य को झाकार दे रही थीं, दैनिक प्रयोग के लिए ऐसी शैली को बहुत 
बोभिल-और उलभी हुई .समभती थीं। साथ ही लोकप्रिय गद्य के प्रयोग 
-में एक नवीन महान्‌ लेखक इस क्षेत्र में श्राये । चन्तु मेनल के प्रसिद्ध 
उपन्यात्त, 'इच्दुलेखा', ने: वलासिकवादियों के सिद्धार्त को -साहतहुदुक 
चुनौती दी और प्रभावशाली ढंग से इस उपन्यास ने सिद्ध किया.कि 


कक 


मलयालम २७९ 


उच्चकोटि का साहित्यिक गद्य भी जन-साधारण की दैनिक बोलचाल 
की भाषा में लिखा जा सकता है। 

गद्य भर पद्म दोनों मे एक श्रौर प्रसिद्ध व्यक्ति ने मध्यम मार्ग 
खोज निकाला और मलयालम भाषा के लिए भावी विकास के अनुरूप 
धारा दी--वे थे ए० आर० राजराज वर्मा | वे वेयाकरणी, कवि और 
ग्रालोचक थे । उन्होने मलयालम भाषा का पहला अधिकृत व्याकरण 
केरल पाणिनीयम्‌' छिखा | केरल वर्मा के बाद जो सस्क्ृत-बहुलता चल 
पडी थी और वेण्मणि के बाद भाषा में जो भदेसपन्र श्रा गया था, 
उसे दूर करके उन्होने भाषा को एक स्तर दिया। इस प्रकार १९१५ 
तक का काल तेयारी का समय माता जा सकता है । 

फिर भी इसपर ध्यान देना उचित होगा कि इस काल में मौलिक 
साहित्य चाहे कम लिखा गया हो, फिर भी प्रत्येक क्षेत्र मे बडा कार्य 
हुआ । सस्कृत और भग्रेजी से ग्रगणित अ्रनुवाद मलयालम में किये गए। 
महाकाव्य और नाटक तथा 'कुमारसम्भव-जैसे कुछ काव्यो में मूल के 
प्रनुसार उत्तम अनुवाद प्रस्तुत किये गए । श्रग्नेजी क्लासिक भ्रथो की 
भी उपेक्षा नही की गई, यद्यपि ये अनुवाद उच्च स्तर के नही थे । कुछ 
महत्त्वपूर्ण उपन्यास इसी युग मे लिखे गए चस्तु मेनन का 'इन्दुलेखा 
झौर 'शारदा' और सी० वी० रामन पिललई का 'मार्तड वर्मा | नाठक 
के क्षेत्र मे भी पुरानी शोलियो को अपना कर भी विषय नए रखे गए, 
जैसे कोच्चुण्णित्तम्पुरान्‌ के 'कल्याणी नाटकम्‌” मे उस काल की सामाजिक 
दशा का और मावेलिक्करा कोच्चीप्पन तरकन्‌ के 'मरियाम्म नाटकर्म! 
में ईसाई जमात का चित्र मिलता है। साहित्य के अ्रन्य रूप भी उपेक्षित 
नही रहे । छोटे हास्य-निबन्ध एक क्रुंशल लेखक कुड्विरामन नायनार 
ने लिखे। वे 'केसरी' उपनाम से लिखते थे और उन्होने इस साहित्य रूप 
को लोकप्रिय बनाया । प्राचीन और नवीन काव्यों का सफलतापुर्वक 
गम्भीर साहित्यिक भ्रालोचन, पश्चिम के सिद्धाल्तो का उपयोग करके 
पी० के० नारायण पिल्लई भोर भ्रन्यप्पाई ने किया । 


२८० आज का भारतीय साहित्य 


कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह यूग तैयारी का गे 
था, जिसमे भापा अधिक समृद्ध और रूचीली बनी । इस युग मे विकास 
के लिए भ्रावश्यक परिस्थितियाँ निर्मित हुई, नए रूप शुरू हुए, टेकनीक 
और विचारों मे भी नवीनता झ्राई, साहित्यिक कार्य-कलाप को बडी प्रेरणा 
मिली । इस यूग के, परिमाण मे विपुल साहित्य मे--प्राचीन अथो के 
भ्रनुवाद छोड दे तो--बहुत कम ऐसा है जो स्थायी गुण वाला साहित्य 
हो । रघुवण और नेषध के ढग पर बडे महाकाव्य लिखें गए, जिनमे 
उस काल के प्रमुख कवियों ने अपनी विद्वत्ता भ्रोर काव्य-कला का 
परिचय दिया पर भविष्य में वे शायद ही पढे जाय॑ क्योकि साहित्यिक 
विचित्रता के नाते ही उनका मूल्य है । किल्तु वे एक बहुत बडे यत्न के 
प्रतीक अवश्य हे, और भाषा को बनाने मे भी उनका बहुत हाथ रहा | 


आधुनिक काल 

जनता की अभिरुचि में क्रान्तिकारी भावना की पहली सूचना 
कुमारन भ्राशान्‌ के 'नलिनि' के प्रकाशन मे मिलती है। यह एक छोटी- 
सी कविता थी, जिसका विषय प्रेम था, परन्तु यह एक भिन्न प्रकार का 
प्रेम था । कुमारन भ्राशान्‌ के प्रेम-विषयक लेखन मे प्रेम एक उच्चतर 
जीवन मे परिवर्तित हो जाता है। यह उत्तोलग बहुत कुशलता और 
सूक्ष्मता के साथ उन्होने चित्रित किया है। इस प्रकार प्राचीन काल के 
निर्जीव शृगार से हटकर उन्होने नए ढंग से प्रेम का वर्णन किया । वह 
प्राचीन परम्परा तो सस्क्ृत के श्वृंगारिक कवियों पर भ्राश्रित थी और 
नायिका-भेद मे खो गई थी। श्राशान्‌ ने केरल वर्मा की ललित भाषा-' 
परम्परा को भी छोड दिया भौर इसके बदले एक सीधी भ्ौर परिष्कृत 
अभिव्यक्ति श्रपनाई । इसेमे बाह्य रूप के बदले विचारो की सृक्ष्मता पर 
प्रधिक बल दिया गया था । 

नई भावना का पहला रूप “नलिनि' मे व्यक्त हुआ । फिर भी 
पुरानी परम्परा को जाते-जाते बहुत वर्ष लगे । मलयालम साहित्य मे 


मलयालम " २८१ 


काव्य की आधुनिक भ्रवस्था भाने मे बहुत समय लगा । इस' आन्दोलन 
के प्रमुख व्यवित हे--वल्लत्तोल । उन्होने भी गद्य से कविता की शोर 
अपने चरण १९१५ में बढ़ाए, जबकि 'प्रोरु चित्रम' नामक पुस्तक 
उन्होने प्रकाशित की । वल्लत्तोल पुराने क्लासिक शैली के प्रसिद्ध कवि 
थे, जबकि नव-युग ने उन्हे परिवर्तित किया । वाल्मीकि रामायण का 
समइलोकी भ्रनुवाद उन्होने पहले ही प्रकाशित किया था और उस य्‌ग 
की वति के अनुसार “चित्रयोगभ” नामक १८ सर्गों का महाकाव्य भी 
लिखा थां | पर महान राष्ट्रीय आन्दोलन ने उन्हे परिवर्तित कर दिया। 
प्रथम महायुद्ध ने राष्ट्रीय पुनरत्यान की शक्ति को मृक्त किया था भर 
सब ओर जनता नवजीवन के लिए छटपटा रही थी। इस नवजीवन की 
माँग के नए भाष्यकार वल्लत्तोल बने । उनके स्वर मे राष्ट्रीयता का तूय्य॑- 
नाद था । यह राष्ट्रीयता कोई भ्रलग कटी हुई सकीर्ण भावता नहीं थी, 
वरन्‌ रचनात्मक रूप से एक राष्ट्रीय प्रतिमा को भव्य, उदात्त और 
प्रादशवादी ढग पर निर्मित किया गया था। उन्होने परम्परित सस्कृत- 
छन्दो को छोड दिया, जिनमें वे पहले लिखते थे, और मलयालम 
महाकवियो की प्रारभिक शैली को भ्रपनाया । १० वर्षों से श्रधिक समय 
तक उनकी प्रतिभा काव्य-सृजन करती रही, जिसमे न केवल भावनाएँ 
थी, बल्कि जो साहित्यिक रूप से भी स्व-गुणसपन्‍न थी। उन्होने 
राष्ट्रीय महत्त्व के प्रत्येक विषय पर लिखा--सामाजिक और श्राथिक 
प्रन्याय पर भी भ्रौर भविष्य की पुकार पर भी । परन्तु इस काल में भी, 
वल्लत्तोल केवल राष्ट्रीयता या सामाजिक सदेश के कवि न थे | उनकी 
महान्‌ कृति 'मगदलन मरियम' * भी इसी युग मे लिखी गई। इस कृति 
मे मेरी मेंगडलीन के जीवन भौर मत-परिवतंत का चित्र है। ईसा की 
प्रतिभा के आस-पास उन्होने देवी शान्ति का बडा ही अ्रदभृत वातावरण 
निर्मित किया है। 

नवीन आन्दोलन तीन व्यक्तियों के साथ बढा, वल्लत्तोल स्वय, 


# इसका अनुवाद साहित्य अकादेमी अन्य भारतीय भाषाओं में करा रही दे | 


२८२ भ्राज का भारतीय साहित्य 


कुमारन्‌ भ्राणान्‌ भौर उल्लूर परमेश्वर ऐय्यर | उल्लूर प्रसिद्ध विद्वान 
थे और प्रारम्भिक दिनो में उन्होने केरल वर्मा की साहित्यिक टेकनीक 
का अनुकरण किया और एक सामान्य गुण वाला महाकाव्य 'उमाकेरलम्‌' 
नाम से लिखा। यद्यपि इसमे पुराने ही सिद्धान्त का अधिक निरूपण था, 
फिर भी वे नए आन्दोलन की भावना से प्रेरित हुए | छेकित सामाजिक 
विपयो में वे पुनरुत्थानवादी थे, इस कारण यूग की आत्मा को नही 
पकड सके । वे सदा पीछे मुडकर देखते थे श्रौर पिगला' और 
'कर्णभूषणम्‌--जैसे उनके प्रमुख काव्यो मे, उनका विषय प्राचीन की 
उदभावना ही रहा । 'पिंगला' भी मेरी मेगडलीन की तरह एक ऐसी 
गणिका की कहानी थी, जिसे मुक्ति मिली । उनकी भाषा भी बहुत 
प्रलकृत श्रौर वोभिल थी, उसमे सस्कृत ढंग के समास अधिक होते थे। 
इस कारण उनकी रचनाएँ कभी भी अ्रधिक लोकप्रिय न हो सकी । 
कुमारन आशान्‌ की वात दूसरी थी। वल्लत्तोल से भी भ्रधिक नए 
ग्रान्दोलन ने उनकी श्रभिव्यजना में सहायता दी । उनके काव्य में बड़ी 
गहराई और शक्ति थी, इसके कारण मलयालम साहित्य मे उन्हे बहुत 
ऊँचा स्थान मिला। उनकी सबसे प्रारभिक कविता “वीण पृव॒ु' में भी 
परम्परागत लीक से हटकर चलने की सजग वृत्ति दिखाई देती है। उनकी 
आरम्भिक कृतिया 'नलिनि” और 'लीला” भ्रसफल प्रेम पर आधारित 
हैं। इनमें वहुत उच्च प्रतिभा दिखाई देती है, परन्तु जब उन्होने सामा- 
जिक विपयो पर लिखना आरम्भ किया तब उनकी प्रतिभा पूर्ण पुष्पित 
हुई । 'दुरवस्था, 'चाण्डाल भिक्षुकी' और 'करुणा' मे कुमारन्‌ आशान्‌ 
ने तीन शाहकार पेदा किए | इनमे से पहली दो रचनाओं में ऐसी जाति 
का दर्द प्रतिगुजित है, जिसे बहुत लम्बे समय तक सामाजिक अन्याय 
सहना पडा था । 'दुरवस्था' में एक एसी ब्राह्मण स्त्री की जीवनी है, जो 
मोपला-विद्रोह के दिनों में अपना घर-वार खो बंठी और उसे एक 
हरिजन की पत्नी होना पडा । इस कविता मे बडा सौदयं है भ्ौर यह 
उत्कट भावना तथा गहरी प्रार्मणिकता से भरी रचना है । उनकी 


मलयालम २८३ 


दूसरी कविता-पुस्तक 'चिन्ताविष्टयाय सीता” भी नारी-चरित्र का बडा 
भ्रच्चा भ्रष्ययन है। सनातन मतावलम्बी इसमे व्यक्त सीता की सच्ची 
मानवीय भावना के कारण इस ग्रथ की बहुत आलोचना करते हे, परन्तु 
कविता के नाते यह ग्रथ सचमृच श्रेष्ठ गृणयुकत है । भ्रनेकानेक जीवन्त- 
चरित्रो का निर्माण उनकी प्रमुख उपलब्धि है। उनकी शैली कभी-कभी 
उबड-खाबड हो जाती है, पर चरित्र-चित्रण के मामले मे वे श्रत्य दोनो 
लेखको से निदिचत ही भरेष्ठ हे । 

इन तीन महान लेखकों को लेकर मलयालम-कविता झ्राज की उच्च 
भ्रवस्था तक विकसित हुई । इस निबन्ध की सीमा में यह सम्भव नहीं 
है कि इस काल के और दुसरे सभी बडे कवियो का उल्लेख किया जाय। 
जो कवि भ्रपेक्षाकत कम महत्त्वपूर्ण होते हुए भी रोमाचवाद के क्षेत्र मे 
प्रमुख रहे, उनमे बी० सी० बालक्ृप्ण पणिवकर का नाम सबसे पहला है । 
भ्रकाल मृत्यु हो जाने के बावजूद उनका बहुत गहरा प्रभाव उनकी पीढी 
पर पडा । नालप्पाटु नारायण मेनन ऐसे कवि नहीं है, जिन्‍्होने प्रधिक 
लिखा हो, परन्तु उनकी कुछ कृतियो मे, विशेषतः 'कण्णुनीर तुल्ली' में- 
जो एक विलाप-कविता है भ्रौर जिसमे पत्नी की मृत्य्‌ पर शोक व्यक्त 
किया गया है--स्थायी साहित्यिक गुण है। इस' रचना में भावना की 
प्रामाणिकता ऐसी है कि वह जीवन के तलस्पर्शी सत्यो का छूती है। 
उनकी सभी कविता मे दाशनिकता का पुठ मिलता है--विशेषत* 
वक्रवालम्‌' (क्षितिज) और ओर मणलू तरि' (सिकता-कण) में। 
इसके कारण उनकी कविता जनसाधारण के लिए ते होकर मुट्ठी-भर 
लोगो तक ही सीमित रह गई। 

चड्डम्पृषा कृष्ण पिल्‍लई एक प्रन्य प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी 
प्रकाल-मृत्यु हो गई और जिन्हे भ्रपनी कविता की सगीतमयता श्ौर 
विषाद की भावना के कारण अपने जीवन-काल मे श्रत्यन्त लोकप्रियता 
प्राप्त हुई थी । उनकी सबसे पहली प्रमुख रचना एक ग्राम-जीवन का 
शोक-काव्य थी, जिसका शेषिंक था--'रमणन्‌” और जो कवि ने अपने 


२८४ आचस का भारतीय साहित्य 
एक असामान्य प्रतिभावन और होनहार कवि-मित्र ईडप्पल्ली राघव्न 
पिल्लई की दुखद परिस्थितियों में हुई मृत्यु पर लिखी थी। “रनगन' 
की रचना कवि ने वीत-पचीत वर्ष की उम्र में ही की थी और ण्ह 
एक अतन्त सुन्दर काव्य है। उत्तका भयोताइक सनीत व्यिय-वस्तु के 
नितान्त अनुरूप है और उत्तके माध्यम से कवि अ्रकेलेपन की भावना को 


इनने प्रभावपूर्ण ठग से न किया जा सकता था | चड्इस्पुषा ने प्रच॒र 
मात्रा में लेखन-कार्य किया था और युवा पीडो पर उनकी रचना का 
वडा प्रभाव पडा है| उनके मित्र ईडप्पल्ली ने अधिक तो नहीं लिखा, 
पर उनकी कुछ कविताएँ इननी उच्च कोटि की हे कि वे वर्षों तक वड़ी 
रुचि के साथ पढी जाती रहेगी । 

आधुनिक लेखको में सबसे अधिक बहुमुद्यी प्रतिमा वाले लेखक 
हे--सरदार का० मा० पणिक्कर । वस्तुत. वे इतने बहुमुखी है, और 
अपने प्रदेश के वाहर राजदूत इतिहासकार प्रौर प्रंग्रेड़ी लेखक के नाते 
इतने प्रसिद्ध हे कि केरल के बाहर बहुत थोड़े लोग यह जानते हे कि-वे 
मलयालम के प्रसिद्ध लेखको में से एक है । वे कवि, ताटककार, उप- 
न्यासकार और बालोचक के नाते प्रसिद्ध हे। त्ाहित्य की भायद ही 
कोई चात्ा हो, जिम्ते उन्होने समृद्ध न किया हो । उनकी काव्य-कृतियो 
मे 'चिन्ता तरगिणी', 'पकीपरिणयम्‌” और '“अ्रम्बापाली' विशेष उल्लेख 
नीय हैँ। 'कुमार सम्भव, 'इणपक्षीकल, भौर 'पटिज्ञारे मूरि' उनके 
कुछ पद्यानुवाद है और प्राचीन क्लासिक शैलियों मे लिखी गई उनकी 
नाट्य कृतियों मे 'भीप्मर, 'मन्डोदरी' और '“्रुवस्वामिनि” बहुत 
प्रसिद्ध है। उनकी शेली सरल और प्रसादयुक्त है, संस्कृत और द्वाविड़ 
दोनो प्रकार के छन्दो में वे एक-त्ती आसानी से लिखते हे । मलयालम मे 
उनके गद्य-त्रथो मे विद्येष प्रसिद्ध हे--उनकी 'आ्रात्मका और ऐति- 
हासिक उपन्यास 'केरलसिंहँ” । उनकी सशक्त वौद्धिकता, व्यपक 





* साहित्य अवादेमी की ओर पे यह पुत्तक हिल्द्दी में प्रकाशित की गई दे | 


मलयालम २८५ 


भ्रभिरुचि और ऐतिहासिक दृष्टिकोण उनकी सभी रचनाओं मे व्यक्त 
होते है । 

इस काल में जो कवि भ्रधिक प्रसिद्ध हुए, उनमे प्रमुख जी० शकर 
कुरुप्प हे। बाद मे आने वाले युग में, उनकी काव्य-शक्ति में प्रौढता 
आई । गीतकार शौर कवि के नाते वे सकेतवाद या प्रतीकवाद को अपनी 
प्रमुख शैली मानते है भ्रौर नई पीढी के कवियो मे उनका ऊँचा स्थान 
है। उनकी रचनाप्रो में श्रालकारिक गुण हे, छेकिन भ्रलक्ृत मुहावरों 
का उपयोग करने वाले अन्य छेखको से वे इस अर्थ मे भिन्‍न हें कि वे 
पपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीको का व्यापक रूप से 
प्रयोग करते हे। निश्चय ही वे कवियों की तरुण पीढी के अग्रणी हे 
और उनके विचारों तथा कल्पनाओ को व्यक्त करते हैं । श्राधुनिक यूग 
की सामाजिक भ्रौर झाथिक भ्राकाक्षाओं से वे बहुत प्रभावित हुए हे भ्ौर 
तरुण पीढी की प्रगतिशीलता उनकी कविता में व्यक्त हुई है। परन्तु 
वल्लत्तोल की तरह इनमे भी परिव्तनों का हद्व है, कुछ मामलो मे 
तो वे एकदम प्राचीनपथी हे और हमारी ससल्कृति की भारतीयता 
पर तथा परम्परा के निर्वाह पर बल देते हे । इसके साथ-ही-साथ 
कुछ मात्रा में वे वाम-पक्षियों के सामाजिक सिद्धान्तों से भी प्रभावित 
होते है । 

इसी पीढी के कुछ और कवि व्यक्तिगत रूप से उल्लेख-योग्य हे । 
कुण्ड्र तारायण मेनन ने सफलतापूर्वक एक नए ढंग की वीर-गाथा-जैसी 
कविता शुरू की, जिसका कंथानक लोकप्रिय गीतो से लिया गया था। 
उनकी विशेष देन यह थी कि उन्होने सब सस्क्ृत शब्दों को दूर रखा 
गौर ऐसी शब्दावली में ही लिखा, जिसे 'पच्चा' या शुद्ध अमिश्रित 
मलयालम भाषा कहा जाता है । उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रथ 'कोमप्पन! 
है। उसमे उन्हें भ्रदभूत सफलता मिली है । उन्होने एक लम्बी वर्णना- 
त्मक कविता एक भी सस्कृत का शब्द न प्रयुक्त करते हुए, लिखी--यह 
तो एक बहुत बड़ी बात थी ही साथ ही, इस शाब्दिक कसरत के अलावा, 


२८६ साज का चात्ताव चाहत 
गपने में असामान्य ताजयी, सोज कौर ज्ञहित्विक गए 
र ने झपने काव्य ने अतामान्य तादह्या, साथ वह चाहरछ्यज भुः 


००“ न अजीत सर क््णए स्मकना, त्तित् चेरिणद (लब्ल्. अल ७-2 नवाज प्रानी 
से व्यक्त लए । कटद्व्वकप त्तित्‌ चारत्णाव मानता पुरादा 











६१(५ 
॥| 
हि ॥ 54 
गत! 
हे 
तन 
48 
|; 
* 
जा 
5०% 
2 
धर 
है| 
&॥ 
श्र 
3 
धनी 
24% 
री 
र्ठ्र ५ 
| 
2 
£ 
नै८। 

|! 

रन] 








मै 
ल्‍्णि 
शा 
न्ध 
श्री 
० | 
शभ 
£ 
४ | 
ट् 
न 


क्र 
7 
जी (५ 
दे 9 
53 
०० 
| 
५| 
2 हि | 
है 
5 
टी 
 /209 
/44 | 
| 
| 
/7॥& 
८4 
| 
नी 
| 
न #0॥ 
4 | 
४0 
| 


हि, 
है 
ठ्र 
99 
वत्म+-न 
हि ८] 
- 
कि 8 । 
4 
> +0 
| 
हित । 
श्ररि 
25 
ग्ण 
| 
| 
न्ग 
न 
8 


+- मं 

ह || 
ष्य ० लेदिकाएं 3 वरादर 

सभी यगो न मलवालन वा दलासकाएं वर्तद 
7० मन 


् 
3 
4 
श्री 
है | | 
[१4 | 
24 
॥| 
ह 
शो 
#*' 
न्प् 
श््प 
न्प्] 
व | 


9 आय मल 
रयाघ दत्ता रहा। 














अपज्ाईत पहले के दाल ने, १९९५ के पहले, तोदटक्काटर इक्लादन्गा 


बस 


गण घा, जिसके कारण वे प्रसिद्ध हुईं । इधर माघुनिक काल में, कब्ति 
के क्षेत्र मे, नालपादु बालानणी अम्मा, ललितास्विका अन्तजन मेरी जोन 
तोदूट मृतुकुल पावेति अम्मा उल्लेखनीय है । गलारगी अम्झा दात्सत्य 
की कवयित्री है, उनकी कविता में विशेष भावनात्मक गहराई तो हैं 
चर फनिलल्डाबना 


गछ्धा ज्ञा बहुद्र गुद्ध ह्‌। झ्ौचित्ॉ का छामान्य 








धइधाल रचा हक ०भग्गइ++००मु १-8 झु्‌*०.-०-३- हु पाम्याननाना॥- पाक, :जारम्यकम्याताकपकक, गया . ललिताम्विका “न ययूऐ ही 8 
वान भी बहुत अच्छी तरह रखा गया है। ललिताम्विका भन्तजेद 
हा 








पाहित्य- डा नये घोडा झ्त्त उा्उसे प्रात 
त्य-जयतू ने धाड़ा काब करके बाद 


साध्वी दन गई । उनकी रचनाओझों मे दार्गंनिक सौर छा्मिक 


कविताएँ क्र दिनेषद ७ कच्ततारामद ॥। 
विताए विधंषतः क्ाच्ताराननू मे 


रन 








मलयालम २८७ 


थी, जिसे वामपक्षी राजनीति से प्रधान प्रेरणा मिलती थी। इन 
लेखको मे जो सशक्त प्लालोचक थे, उनके समर्थन से पुराने कवियों के 
ढोगीपन झौर भूठी भावुकता का पर्दाफाश किया गया, तथाकथित 
प्रतिक्रियावादी साहित्य की निंदा की गई और इनके साथ वह नया 
'प्रगतिवाद' शुरू हुआ, जिसे मलयालम में 'प्रोगमन वादम्‌' कहते हे । 
इस धारा के अग्रणी लेखक भ्रालोचना के क्षेत्र मे ए० बालकृष्ण पिल्‍लई, 
जोसेफ मृण्डर्शेरी भ्रौर एम० पी० पॉल हे | इस धारा ने जो कविता 
निर्मित की वह बहुत उच्च कोटि की थी, परन्तु कहानी और उपन्यास 
के क्षेत्र मे इसकी सफलता नि.सन्देह बहुत है। परन्तु यह मानना चाहिए 
कि भ्रनेक प्रमुत लेखकों पर इस वाद का प्रभाव पडा और इसने उन्हें 
एक नया दृष्टिकोण दिया । विश्येषत. वल्लत्तोल और शकर कुरुप्प पर 
'पप्रगतिवादी' विचारों का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। शुद्ध 'प्रगतिवादी' धारा 
ने हमे कुछ भ्च्छे कवि दिए, जिनमे ये नाम प्रमुख हे एन० वी० कृष्ण 
वारियर, अक्कीत्तम, ओलप्पमण्णा, वयलार रामवर्मा, पी० भास्करन्‌, 
केडमगलम्‌ पप्पुकुष्टि, इडडश्शरी गोवित्दन नायर, ओ० एन० वी० 
कुरुप्प, और प्रनुजन । 

यद्यपि यह सही तौर पर कहा जा सकता है कि गए २० वर्षो में 
ऐसा कोई भी कवि नही है, जिसे 'प्रगतिवादी' विचारों ने, अनजाने रूप 
से ही क्यों न हो, प्रभावित न किया हो; फिर भी मलयालम कविता 
का मल प्रवाह उसकी प्रमुख धारा से भ्रलग नहीं हुआ। तरुण पीढी 
के तीन प्रसिद्ध कवियों के ताम हम दे सकते हे : वैलोपल्ली श्रीधरा 
मेनन, वेण्णिकुलम गोपाल कुरुप्प और पालाई नारायणन नायर। यें 
मलयालम-कविता की सच्ची परम्परा में हे, यद्यपि ये प्रगतिशील विचारो 
से भ्रधिक प्रभावित हे । पाछाई की 'केरलम वलरुल्तू! (केरल बढता है) 
एक ऐसी कविता है, जो आधुनिक केरल के विषय में एक महाकाव्य 
की तरह है | एक हों कंविता भे मलयौलम-भांपी प्रदेश की लोक-गाथाएं, 
चरित्रादि भौर सभी प्रवृत्तियाँ मिली हुई हे । प्राचीन शैली भी बिलकुल 


२८८ झ्राज का भारतीय साहित्य 


मरी नही है । पी० कुण्ज्निरामन्‌ नायर, के० के० राजा और भ्रन्य इस 
परम्परा को अच्छी तरह से निभा रहे हे । 


गद्य 

१९१९ के बाद का नया युग गद्य-साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। 
ऐतिहासिक उपन्यास अपनी प्रौढता पर पहुंचे | सी० वी० रामन्‌ पिल्लई 
का टीपू के भ्राक्रमण पर लिखा गया “रामराजाबहादुर*, अप्पन तम्पुरान 
का “भूतरायर' ओर का० मा० पणिक्कर का केरल्सिहम्‌' इसके अच्छे 
उदाहरण है । एक नए ढंग का सामाजिक उपन्यास भी निर्मित हुशा, 
जिसमें बदलते हुए समाज की स्थिति का निरीक्षण ओर वर्णन था। 
“इन्दुलेखा' और 'शारदा” ने इसका आ्रादर्श प्रस्तुत किया था कि रोमा- 
टिक लेखक की दृष्टि से उपन्यास कंसे लिखा जाता है, परन्तु नई धारा 
ने प्राचीन रोमाटिक दृष्टिकोण छोड दिया और नग्न यथाथवाद की 
और मुडी । 'अफण्टे मकल' नम्पूतिरी-तायर-सम्बन्धो का एक अ्रध्ययन 
था और इसे पहला यथार्थवादी उपन्यास कहा जा सकता है। बशीर 
का 'वाल्यकाल सखी इस प्रकार का एक और महत्त्वपूर्ण उपन्यास था । 
परन्तु जिस लेखक ने यथार्थवादी और सामाजिक उपन्यास को महान 
साहित्य के स्तर तक उठाया, वह है . तकषी शिवशकर पिललई । तकषी 
ने पहले कहानी-लेखक के नाते बडी व्याति पाई। उस क्षेत्र में तो वे 
मलयालम के सबसे बड़े उस्ताद हे । पर “थोट्टियूटे मकण' के द्वारा 
उन्होने उपन्यास के क्षेत्र मे प्रवेश करके भी बडी प्रसिद्धि पाई । उनका 
एक उपन्यास “रण्टिटड्डषि' (दो सेर घान)* है। इसमे श्रलेप्पी 
के दलदल या उसके नजदीक के भूमिहीन खेत-मजदूरों का एक सच्चा 
चित्र है। इसमें चरित्र-चित्रण इतनी अच्छी तरह हुआ है और सामा- 
जिक परिस्थितियों का ऐसा यथार्थ चित्र खीचा गया है कि यह रचना 

* यद उपन्यास साहित्य अकादेमी द्वारा हिन्दी में अनूदित और प्रकाशित हो चुका 


है | अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह अनूदित हो रहा दे | 
जा-१८ 


मलयालम २८९ 


एक श्रेष्ठ कृति (क्लासिक) बन गई है । उनका नया उपन्यास 
“चैम्मीन! * (एक विद्येष प्रकार की मछली) अलेप्पी के करीब मछुओ 
की जिन्दगी का चित्र प्रस्तुत करता है। मछयालम में आज तक लिखित 
उपन्यासो मे यह सर्वश्रेष्ठ है और अपने ढग का एक अकेला उपन्यास है। 

भ्राधुनिक मलयालम कहानी और उपन्यास में महत्त्वपूर्ण योगदान 
देने वाले पुराने लेखकों मे पी० केशवदेव का नाम उल्लेखनीय है। 
उनका “श्रोडाविल निन्‍नु मलयालम के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से है। 
एस० के० पोट्टेक्काट्ट की “विषकतन्यका' भी बडी अ्रच्छी कृति है। 
एक दूसरे उपन्यासकार, जिनका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है, 
जोसेफ भुण्डश्शेरी हैं। जितका 'प्रोफेसर' नामक उपन्यास एक निर्धन 
अध्यापक की हृदयद्रावक कहानी है। इनका उपन्यास, 'कोन्तयु कुरिशु 
ईसाइयो के गरीब वर्ग का चित्रण करता है और उनपर गिजें की 
सस्थाओं का प्रभाव चित्रित करता है । 

मलयालम में कहानी बहुत जल्दी प्रौढ हो गई और उसका सामान्य 
स्तर बहुत उच्च है। इस क्षेत्र मे इतने प्रसिद्ध छेखक हे कि उनके नाम 
कहाँ तक गिनाएँ। परल्तु नि सन्देह सबसे बडे लेखक हे तकषी, जिनकी 
कहानियाँ श्रासानी से मोपासों या चेखव के समकक्ष रखी जा सकती हे । 
प्रन्य उल्लेखनीय लेखक हे . पोन्‌ कुन्न वर्की, के० टी० मुहम्मद, बशीर, 
पी० सी० कुट्टी कृष्णन, पोट्रेक्काट, कोबूर, कारूर, सरस्वती अम्मा 
और ललिताम्बिका भ्रन्तर्जन। वर्की, बश्ीर, पोट्टेक्काट और कुट्टीकृष्णन्‌ 
वामपक्षी लेखक कहे जा सकते है, ये मृख्यत सामाजिक अन्यायो की 
समस्याझ्रो को भ्रपना विषय बनाते हे । कुंद्टिक्ृष्णन्‌ का उपन्यास 
“उम्माबु! भ्रत्यत विशिष्ट माना गया है | ललिताम्बिका भ्रन्त्जंन 
नम्पूतिरि समुदाय के सामाजिक भ्रन्तविरोध को व्यक्त करती है, गौर 
इस कारण उनकी कहानियाँ उन लोगो के एक बन्द हिस्से की सामाजिक 
जिन्दगी पर प्रकाश डालती हे । 


# इस उपन्यास को साहित्य अकादेमी का १६५७ का पुरस्कार प्राप्त हुआ है | 


२९० ... गाज का भारतीय साहिल्म 


ताटक 

नाटक के क्षेत्र में बड़ा साहित्यिक कार्य हो रहा है। मलयात्म में 
नाटक को साहित्य समभने की परम्परा रही है । कालिदास और 
भवमूति तथा अन्य नाटककारों की शैलियों में नाटक को 'दृश्यकाव्य' 
भाना जाता है और यह परम्परा श्रभी तक मृत नहीं है। नए विषयों 
में ज्यों-ज्यों रुचि बढ़ती गई, पश्चिमी नाटकों के ढंग के भ्रभिनेय नाटक 
अधिक लोकप्रिय होने लगे, गोकि जो बहुत-से नाटक मंच पर खेलने 
के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें साहित्यिक गृणयुक्त शायद ही कहा जा 
सके । 

इसमें सबसे प्रमुख हैं सी० वी० रामत पिल्लई का 'कुरुपिल्ता 
करी” (बिना मास्टर का स्कूल) । इस नाटक में नायरों की सामाजिक 
अराजकता का चित्रण है । इस सामाजिक सुखान्त नाटक में संक्रान्ति- 
कालीन अनिरिचत स्थिति का बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है । ई० वी० 
कृष्ण पिल्‍्लई दूसरे ऐसे लेखक थे, जिन्होंने ऐतिहासिक वाठक के द्वारा 
रंगमंच के विकास में सहायता दी । केनिक्करा पदुमनाभ पिल्लई ने 
ईसा के आदेश पर एक महत्त्वपूणं नाटक 'कालिवारिथिले कत्पपादर्ष' 
लिखा । एन० कृष्ण पिललई और इडामेरी गोविन्दन नायर प्रसिद्ध 
नाटककार हैं, जिनकी कृतियों में पर्याप्त साहित्यिक गुण हैँ। तरुण 
और सफल नाटक-लेखकों में चेल्लप्पन नायर, के० टी० मुहम्मद भर 
टी० एन० गोपीनाथन नायर हें । 


आलोचना 
इस यग में आलोचना-साहिंत्य में बड़ी प्रगति हुईं। पुराने आलो 
चक प्राचीन संस्कृत-साहित्य-शास्त्र से ही अधिक सम्बद्ध थे भौर उ्होंने 
' स्वस्थ आलोचनात्मक परम्परा को विकसित करने में बड़ी मदद दी। 
इनमें पी० के० तारायण पिललई और के० रामक्ृष्ण पिल्लई स्व- 
प्रमुख हैं । परन्तु एम० पी० पॉल, मुण्डड्शेरी भौर ए० बालइएा 


मलयालम २९१ 


पिल्लई के साथ-साथ मलयालम-आलोचना भे नई जान-आ गई। एम० 
पी० पॉल ने उपन्यासों भौर कहानियों के रूप का जो अध्ययन प्रस्तुत 
किया वह तरुण छेखको के लिए पथ-प्रदर्शक बना ।-जोसेफ मुण्डरशेरी 
ने प्राचीन साहित्य के विद्धत्तापूर्ण अध्ययन-के साथ अत्याधुनिक दृष्टि- 
कोण का समत्वय किया और वे श्राधुनिक विचार-धारा के प्रमुख 
उद्गाता बने । ए० बालकृष्ण पिल्‍लई ने मलयालम मे फ्रेच- साहित्य- 
रूपो को प्रस्तुत किया श्नौर उनकी ही प्रेरणा से मोपासां का बहुत बडा 
प्रभाव केरल के साहित्य पर पडा । बकुट्टी कृष्ण मरार और मूर्कोत्त 
कुज्ञप्पा गृप्तन नायर और भ्रन्य भ्रालोचको ने नये चिचारी के विकास 
में मदद दी और मलयालम का झ्ाालोचनात्मक साहित्य यद्यपि बहुत- 
कुछ प्रगतिवाद की भ्ोर भूका है, फिर भी उसे सुपठित, सुयोग्य भ्रौर 
विश्व की विचार-धारा का उत्तम ज्ञान रखने वाला कहा जा सकता है। 


जीवनी, यात्रा-सा हित्य इत्यादि 

झाधुनिक काल में गद्य-साहित्य की एक और विधा ने बडी प्रगति 
की | वह है--जीवनी-साहित्य । पी० के० नारायण पिल्लई की जीवनी 
पी० के० परमेदवरन्‌ नायर ने लिखी (भौर उसके बाद उन्होने सी० 
वी० रामन पिल्‍लई की जीवनी भी लिखी) । और इसके द्वारा इस क्षेत्र 
में मानदड स्थिर किया। केरल वर्मा, राजराज वर्मा और उल्लूर परमेरवरा 
भ्रय्यर-जैसे व्यक्तित्वों की पुरानी जीवनियाँ एक तरह से प्रशस्तियाँ 
भौर स्तुति-पाठ-जेसी ही थी, उनमे कोई तटस्थता और गुण-दोष- 
विवेचन का प्रयत्न नहीं दिखाई देता था | परमेश्वरन्‌ नायर ने जीवनी- 
लेखन की कला को गम्भीरतापूर्वक लिया और बे न केवल उसमे 
झ्रालोचना और शोध की भावना लाए, वरन्‌ उसमें साहित्यिक कला- 
कौशल भी जोडा | इस क्षेत्र मे श्राई० सी० चाको, ए० डी० हरिशर्मा 
झ्रौर डा० के० एम० जाऊं ने यथेष्ट कार्य किया है । 

झात्म-क्था-डेखन भी भ्रव शुरू हुआ। इस क्षेत्र में महान्‌ प्रथ 


आज का भारतीय साहित्य 


२९ 
५६5 


रवि 


हें--'ध्मरण मंण्डलम” जिसके लेखक पी० के० नारायण पिल्लई 
आालोचक, कवि और विद्वान है, और उन्होने वकील और जज के नाते 
बड़ी भारी स्याति पाई थी। पी० के० की झ्रात्म-कथा उनके बचपन 
में त्रावनकोर की सामाजिक दा का पूरा विस्तृत चित्र व्यक्त करती 
है, इसमे एक महान्‌ लेखक की मेंजी हुई शैली का पता लगता है। 
दूसरे महत्त्वपूर्ण ग्रथ के छेखक ई० बी० कृष्ण पिललई है। उनके 
जीवन में श्रनिश्चितता थी और इस कारण यह आत्म-कथा अ्रधिक 
रोचक बनी । प्रसगव्र यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कृष्ण पिल्लई 
इस गताब्दी के एक प्रसिद्ध हास्य-लेखक माने जाते हूँ । हाल्य- 
लेखन में दूसरा वडा नाम सजयन (एम० आर० नायर) का है । 
का० मा० पणिवक्तर की आत्म-कथा, सी० केशवन की “जीवित- 
समाम्‌' और के० पी० केशव मेनन की 'कापित्र कालगल' का भी उल्लेख 
इस प्रसंग में आवध्यक है । 
प्राचीन काल से ही मलयालम भाषा यात्रा-साहित्य के लिए प्रसिद्ध 
रही हैं। एक ईसाई पादरी ने य्रोप-यात्रा का अपना वर्णन १८वीं शती 
में लिखा था। १९वीं जती में यह फेशन चल पडा कि यात्रा-वर्णन पद्च 
में लिया जाव। अभ्रावुनिक काल में साहित्यिक गृणयकत यात्रा-ग्रथ के० 
पी० केशव मेनन का 'विलात्ति विशेष' है, जिसे एक प्रकार से इग्लेड की 
रिपोर्ट कहना चाहिए, जब वे विद्यार्थी के नाते वहाँ रहते थे। पोट- 
वकाटु ने इस तरह के साहित्य मे विशेषता प्राप्त की । इनके यात्रा- 
साहित्य में दुनिया का बहुत वडा हिस्सा हमे देखने को मिलता है, भ्र्थात्‌ 
एणजिया, श्रफ़रीका और यूरोप के वर्णन इनके साहित्य में है। पोटटक्‍्काट 
की दृष्टि मनो रजक वस्तुओं की ओर हैं और वे सरल प्रसादपूर्ण गद्य-शंली 
के उत्ताद हैँ | इसी सम्बन्ध में एक और उल्लेखनीय ग्रथ का० मा[० 
पणिक्कर का आओपत्करमाय यात्रा' (एक भयानक यात्रा) है। इसमे 
उनकी युद्धकालीन यात्रा का वर्णन है श्र 'चैनायिले झ्रोरु यात्रा' 
(चीन को यात्रा) में चीन का विस्तृत वर्णन है । 


भलयालम २९३ 


साहित्य का इतिहास 

साहित्यिक इतिहास इधर कई बर्षों से विद्वत्तापृर्ण भ्रध्ययत का 
विषय बना हुमा है। इस दिशा मे सबसे पहला प्रयत्न पी० गोवित्द 
पिल्लई ने 'मलयाल भाषा चरित्रम' के जरिए किया था। १९वीं गताब्दी 
के अन्तिम दशक में उनका यह मलयालम साहित्य का इतिहास 
प्रकाशित हुआ । तत्र से अब तक इस विषय में बराबर शोध-कार्य हो 
रहा है श्रौर प्राचीन कृतियों पर तया विस्मृत लेब्बकों पर बदुत-सा 
प्रकाश डाला जा रहा है । इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण शोध 
'लीलातिलक' नामक ग्रथ की थी, जोकि मलयालम भाषा-शास्त्र भौर 
प्रलकार-शास्त्र की रचना है, यह सस्कृत में १५वीं शताब्दी मे लिखी 
गई थी। 'लीलातिलक' प्राचीनतम मलयालम साहित्य का एक सकलन 
है, क्योंकि इसमे से उदाहरण के लिए प्राचीन लेखकों ने बहुत वार 
मसाला लिया है। ऐसे ग्रथो में 'उण्णिनीलि सन्देश” चामक १४ वी शतती 
में 'दूतकाव्यम' की शैली से लिखा हुमा 'मेघदुत जैसा ग्रथ है । दूसरे 
और प्राचीन ग्रथों मे, जो इधर प्रकाश में भ्राये है, 'उण्णियाटि चरित' 
है । यह जानता मनोरजक होगा कि गत दस वर्षों मे 'उण्णिनीलि 
सन्देश” के पॉच सस्करण प्रकाशित हो चुके हे । और 'लीलातिलक के 
भी कई समीक्षात्मक सस्करण निकले हे। इत सबमे महत्त्वपूर्ण हे, 
इलकुल कुज्ञन्‌ पिल्लई झौर सुरनाद कुछ्ञन्‌ पिल्लई, जिन्होंने मिलकर 
बडे व्यापक क्षेत्र पर कार्य किया है। 

साहित्यिक इतिहास के दो बडे लेखक हे आर० नारायण पणिक्कर 
और उल्लूर परमेश्वर भ्रम्यर । नारायण पणिक्कर का 'केरल भाषा 
साहित्य चरित्रम्‌'* नामक इतिहास ७ खण्डो मे है। इसमे कई मत ऐसे 
हे, जिनके बारे में विवाद हो सकता है, फिर भी यह विद्वत्तापूर्ण ग्रथ 
है । परमेद्वर अग्यर के ग्रथ 'केरल साहित्य चरित्रम्‌' का प्रकाशन 

#साहित्य भकादेमी ने १९५४ में, मलयालम में १९४७ के बाद से प्रकाशित 
सर्वोत्तम ग्रथ का पुरस्कार इसे दिया दे | 


२९४ झ्राज का भारतीय साहित्य 


ट्रावनकोर विश्वविद्यालय ने लेखक कौ मृत्यु के बाद अपने हाथ में ले 
लिया और यह श्रभी पूरा नही हो पाया है। यह विशेषत मलयालम का 
ही इतिहास नहीं, केरल का भी इतिहास है, क्योकि इसमे सस्क्ृत में 
लिखनेवाले केरीय कवियो का ग्णंन भी है। वडव्कूक्र राजराज वर्मा 
का केरल सस्क्ृत साहित्य चरित्रम्‌' यद्यपि बहुत विस्तृत है और उसमे 
की तिथ्थाँ भ्रविश्वसनीय है, फिर भी वह एक महत्त्वपूर्ण प्रथमकाय है। 


भाषा-शास्त्र, इतिहास इत्यादि 
भाषा-आस्त्र और मलयालम से सम्बद्ध अन्य शोध-कार्यो ने आाधु- 
निक काल में बडी प्रगति की है।ए० आर० राजराज वर्मा और 
अट्टूर कृष्ण पिषारेडि ने इस क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण जमीन तैयार की । 
डॉ० के० गोविन्दराम ने भाषा-शास्त्र का अध्ययन प्रस्तुत किया और 
मलणलम से प्रन्य भाषाग्रो से लिए गए शब्दों पर उन्होने उल्लेखनीय 
शोध-कार्य किया । इस दिशा में दूसरा महत्त्वपूर्ण योगदान डॉ० के> 
एम० जा ने दिया। 'रामचरितम्‌' मे शवब्द-रचना का उनका अध्ययन 
मलवालम भाषा के स्वतत्र ग्रात्म-विकास पर काफी प्रकाश डालता है। 
डॉ० एस० के० नायर ने केस्ल के लोक-नाट्य और वीर-गाथा साहित्य 
का सम्रह किया और यह सग्रह बोली हुई भाषा के अ्रध्ययन और मध्य- 
युग के सामाजिक जीवन के प्रतिविम्ब के नाते बहुत महत्त्वपूर्ण हे । 
इतिहास मलयालम साहित्य का सबसे उपेक्षित अ्रग है। के० पी० 
पदुमनांभ मेनन के दो खण्डो के 'कोची राज्य चरित्रम' को छोडकर 
कोई भी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना इस भाषा मे नही है। सी ० भ्रच्यृत 
मेनन द्वास श्रग्नेजी मे लिखित द कोचीन स्टेट मैनअल”' साथ ही साथ 
प्रामाणिक रूप से मलयालम में भी रूपातरित होता रहा। इलमूकुलम 
कुब्जन पिल्‍्लई का केरल इतिहास के कुछ अंधेरे पन्‍ने' भर डॉ० 
गोदवर्मा. की आरम्भिक ताम्रपत्रों के अध्ययन' केवल यही उल्लेखनीय 
रचनाएँ है । 


मलयालम २९५ 


पत्र-पत्रिकाएँ 

मलयालम साहित्य की प्रगति में पत्र-पत्रिकाओं का विशेष महत्त्व- 
पूर्ण योग रहा है। इस जताव्दी के आ्रारम्भिक काल में 'मलय।लमनोरमा' 
कण्उत्तिल वर्गीस मप्पिल्लइ ने शुरू की और उसके द्वारा साहित्य को 
प्रोत्साहन दिया गया । साहित्यिक रचनाझ्रों के लिए स्तम्भ खुले थे और 
मनोरमा ने केरल में सबसे पहली साहित्यिक सभा बुलाई, जिसका 
नाम भाषा पोषिणी सभा था। इस प्रकार साहित्यिक आन्दोलन को 
बडा प्रोत्साहन मिला । उन्होने 'भाषा पोषिणी सभा” नामक एक साहि- 
त्यिक पत्रिका भी शुरू की, जो कि रचनात्मक साहित्य का माध्यम थी । 
(विद्या विनोदिनी' भौर 'रसिक रजनी” नामक दूसरे महत्त्वपूर्ण साहित्यिक 
पत्र कुछ विद्वानों के दल ने त्रिचूर से शुरू किए । 'आ्रात्म पोषिणी' के 
सम्पादक कुछ दिनों के लिए वल्लत्तोल थे। 'मगलोदयम्‌' की प्रमुख 
आत्मा हूँ प्रप्पन तम्पुरान। ऐसी साहित्यिक मासिक पत्रिका का एक 
उत्तम प्रयोग, जो कि केवल कविता के लिए हो, करीब २५ वर्षो के 
लिए वी० के० क्रृष्ण वारियर के सपादन मे चलता रहा । इस पत्रिका 
का नाम कवन कौमुदी था। इस युग का ऐसा शायद ही कोई कवि 
हो, जिपने इसमे न लिखा हो । 'कौमृदी' के द्वारा बहुत-से तरुण छेखको 
को प्रथम अनृमव मिला। वल्लत्तोल, उल्लूर, शकर कुरुष और श्त्य 
छेखक इसमे बरावर लिखते रहे भ्ौर 'कौमुदी' ने साहित्य में भ्रपना 
स्थान बताया, क्‍योंकि उसे पहली बार कई उच्चक्रोटि की रचनाएँ 
प्रकाशित हुई, उदाहरणार्थ वल्लत्तोल की 'विलास लतिका', जो कि बाद 
में एक क्लासिक बन गई । समस्त केरल साहित्य परिषद ने विशुद्ध 
साहित्यिक लेखो की एक पत्रिका प्रकाशित की और इसमे इतिहास, 
साहित्यालोचन तथा प्राचीन ग्रथो पर अनेकानेक निवन्ध प्रकाशित हुए। 

तीपरे दशक में न केवल मासिक पत्रिकाओं ने साहित्य को भ्राकार 
दिया, वल्कि साहित्यिक साप्ताहिक भी शुरू हुए, जो दैनिक पत्रिकाशरों 
के कार्यालय से निकलते थे । कोषीकोड का 'मातृभूमि' साप्ताहिक श्रौर 


२९६ आ्राज का भारतीय साहित्य 


कोल्ल का 'मलयाल राज्य” तरुण लेखको का प्रमुख व्यासपीठ बन गया। 
इनका प्रचार अधिकाधिक सख्या में होने लगा और लेखक साहित्यिक 
पत्रिकाओं की अपेक्षा पाठकों की कही बडी सख्या तक पहुँचने लगे । 

इस सर्वेक्षण को समाप्त करने से पहले भ्रनूदित साहित्य का उल्लेख 
करना चाहिए | पहले अनुवाद सस्क्ृत से होते थे । वस्तुत इस शताब्दी 
के प्रथथ दशक तक मलयालम में सस्कृत के सभी प्रमुख श्रेष्ठ ग्रथ 
भ्रनूदित हो चुके थे | आरम्भिक यूग मे अग्नेजी से भ्रतुवाद किया हुमा 
साहित्य प्रसिद्ध क्लासिको का था । शुरू से ही बगाली के जो श्रनुवाद 
मलयालम मे होते थे, वे अग्नेजी की मार्फत थे | बकिमचन्द्र चटर्जी की 
कृतियाँ सब प्रकार के पाठकों को अच्छी लगती थी । रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
को साहित्य के क्षेत्र मे बडा गौरव मिला । उसका प्रतिबिम्ब बगाली से 
अ्रनृुवाद की एक नर लहर मे मिलता है। 

प्रथम महायुद्ध के बाद जब कि लोगो की रुचि व्यापक होने लगी, 
फ्रेच, रूसी भर प्रन्य भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रथो के भ्रनवाद मलयालम में 
छपने लगे । यद्यपि कई रचनाएँ सीधी मूल से श्रनूदित नहीं होती थी, 
फिर भी तरुण लेखको के मन को आकार देने मे उनका प्रभाव कम नहीं 
मानना चाहिए । विशेषतः नालाप्पाट नारायण मेनन का 'ले मिजराब्स' 
का अनुवाद, गाय द मोपासाँ की कहानियो का ए० बालकृष्ण पिल्‍्लई द्वारा 
किया गया अ्रनुवाद, टाल्सटाय के 'रिसरेक्शन! का सी० गोविन्द कुरुप- 
कृत अनुवाद । राजनतिक श्रेष्ठ ग्रथ, जैसे महात्मा गाँधी के 'सत्य के 
प्रयोग' भर जवाहरलाल नेहरू की “आ्रात्मकथाएँ' मलयालम अनुवाद मे 
क्लासिक बन गई । दूसरे स्लोतो से मलयालेम ने बडा बल पाया । 
फिद्जजेराल्ड के 'उमर ख़य्याम' के मलयालम में सात अ्र॒लग-प्लग 
श्रनुवाद हुए, जिसमें एक जी० शकर कुरुप का है और दूसरा का० भा० 
पणिक्कर का । पवित्र कुरान का मलयालम में अनुवाद एक प्रसिद्ध 
मुस्लिम अनुवादक ने किया है। वल्लत्तोल बडे भारी अनुवादक रहे हे । 
वाल्मीकि रामायण, पाँच पुराण, कालिदास का 'शाकुन्तल', वत्सराज के 


मलयालम २९७ 


सब नाटक, भास के छह नाटक, हाल की गाथासप्तशती (प्राक्ृत से ) 
भौर भ्न्त मे समूची 'ऋगेद सहिता”* श्रकेले वल्लत्तोल ने मलयालम 
पद्च मे भ्रनूदित की हे । इस क्षेत्र मे पाणिनि के सस्कृत व्याकरण का श्री 
भराई० सी० चाको कृत अनुवाद और भाष्य| एक उल्लेखनीय योगदान है। 

श्रन्त में एक महत्त्व की बात पर जोर देना चाहिए । इस शताब्दी 
के आरम्भ में साहित्य एक वर्ग-विशेष की वस्तु थी। उच्च वर्ग मे और 
राज-दरबारी सामन्‍्त और भ्रमीर वर्ग मे ही साहित्य की रुचि थी और 
वही वह पन्पता था। इस काल के शआारम्म मे केरल वर्मा, राजराज 
वर्मा, कुज्लिकुट्टन्‌ तम्पुरान्‌ और भ्रन्य महान्‌ व्यक्तियों का शासक- 
परिवार से गहरा सम्बन्ध था। धीरे-धीरे छेखको का क्षेत्र विस्तृत होने 
लगा। १९१५ से १९३६ के बीच साहित्य मध्यम वर्ग की वस्तु बन 
गया, अधिकतर भ्रग्नेजी पढे-लिखे लोगो तक ही साहित्य सीमित था 
जिनकी सामाजिक इच्छाएँ भ्रौर आथिक वृत्तियाँ साधारणत भात्मसतोष 
वाली थी । कुमारन्‌ आशान्‌ एकमात्र अपवाद थे, जिन्होने सामाजिक 
अन्याय के विरुद्ध विद्रोह किया | राजनीतिक स्वतत्रता के पक्ष में कुछ 
लेखको ने भ्रावाज उठाई | बीसवी शती के तीसरे दशक भे यह स्थिति 
आ्रामूल बदल गई | भ्ब साहित्य ने महलो से छुट्टी के ली, विलासी 
सध्यम वर्गीय घरो से वह विदा हो गया और गरीब, दनित ग्रौर शोषितो 
के बीच रहने लग गया । साहित्य जन-साधारण की वस्तु बन गया। 
केरल मे प्राय सब लोग पढे-लिखे हे, कम-से-कम छोटी उम्र के लोगों 
के बारे में तो यह बात सही है ही कि भारत मे सबसे अधिक साक्षरता 
का प्रतिशत यहाँ है, भ्रत यह सही भ्राशा की गई थी कि साहित्य जन- 
साधारण की वस्तु बन जाता। आज सभी वर्गों और जातियों का 
प्रतिनिधित्व मलयालम के तरुण सृजनात्मक लेखकों मे दिखाई देता है । 

*साहित्य अ्रकादेमी ने १५ हजार रुपये का अनुदान देकर इ्सके प्रकाशन में 


सहायता दी है | 
इसे साहित्य अकादेमी ने १६५६ में पुरस्कृत किया दै | 


९८ आज का भारतीय साहित्य 


केरल वर्मा के साथ प्राचीन पाण्डित्यपर्ण रीतिबद्ध शेठी और उसका 
दरवारीपन विनप्ट हो गया और 'मयूर सदेशम्‌' का चुमधुर संगीत अब 
हमें स्परणित नही करता, पर उसके स्थान पर जो साहित्य आया है वह 
श्रधिक ओजस्वी, प्रामाणिक श्रोर जन-जीवन से घनिष्ठतापूवंक सम्बद्ध 


हृं। 


मलयालम पर चुने हुए सदर्भ-ग्रय 

रिपोर्ट आफ द फर्स्ट झआल-इडिया राइटर्स कार्फस, १९४५-- सिम्पो- 
जियम आन माडने लिटरेचर्स खड, मलयालम पर निबंध 

गिपलेज इन्साइक्लोपीडिया आफ वल्ड लिट्रेचर--मलयालम पर 
निव्ध 

ए प्राइमर आफ मलयालम लिट्रेचर--टी ० के० कृष्ण मेनन 

कंवेस्ट ऐड भ्रदर पोएम्स--जी ० शकर कुरुप 

ट्यर ड्राप्स--नालप्पट नारायण मेनन 

मेरी मंगडलीन--वल्लत्तोल नारायण मेनन 

रामचरितम्‌ ऐड द स्टडी ग्राफ भर्ली मलबालम--डा० के० एम० 
जा 


संस्कृत 


बे० राघवन 


प्रास्ताविक 

सस्कृृत भारत की प्राचीन श्रेष्ठ भाषा है । इसका इतिहास चार 
हजार वर्ष पुराना है। इसका आरम्मिक स,हित्य 'क्वेद' की ऋचाओ 
में मिलता है | भारतीय-यूरोपीय साहित्य के प्राचीनतम और सबसे 
विद्याल अवगेष इन ऋचाओ मे हे । सस्कृत की प्राचीनता तो सर्वविदित 
है ही, उसकी परम्परा और सरणि भी कम महत्त्वपूर्ण नही है। जिस 
उच्चारण-पद्धति और जिन स्वराघातों से वैदिक ऋषियों ने मत्र-पाठ 
किया था, आज भी उसी उच्चारण और स्वर-पद्धति से मन्त्र-पाठ किया 
जाता है । जिस माधुयंपूर्ण शेली मे कालिदास भ्ोर बाण ने साहित्य-रचना 
की, उसी शैली में आज का सस्क्ृत-रचताकार गद्य या पद्य लिखता है। वेदिक 
उपभाषाएँ, लोकप्रिय पुराण-शैली की स्वतन्त्रता, पाणिनि के व्याकरण 
में वाइमय के लिए नियम, आरम्भिक नाटक की गली भ्रादि उस युग 
का सकेत करते हें जब सस्‍्कृत एक सजीव भाषा थी। जब उसकी 
उपभाषाओ्रों मे एक साहित्यिक मानदड स्थिर हुआ और आरम्भिक 
प्राथमिक प्राकृत घीरे-धीरे अधिकाधिक साहित्यिक प्रयोग मे भाने छगी, 
तब भी सस्क्ृत ने अपना महत्त्वपूर्ण भरधिकार वनाएं रखा। इस भाषा 
के एक अधुनातन विद्वान ने लिखा है कि यद्यपि यह प्रथम दर्शन में 


३०० झ्राज का भारतीय साहित्य 


विरोधाभासपूर्ण लगेगा फिर भी सस्कृत भाषा, सस्कृति और शासन 
की भाषा के नाते ग्रपनी पूरी विकास|वस्था में उस समय पहुँची जब 
वह मातृभापा न रह गई थी ।* बौद्ध और जैन धर्मों ने जन-भाषा का 
उपयोग करना आरम्भ किया । पर वे भी सस्कृत की उपेक्षा न कर 
सके प्रौर उन्हे भी वाद में उसीमे रचना करनी पडी। सस्क्ृत एक 
ग्रखिल भारतीय भाषा के नाते संगठित बनी, क्योंकि उसमे एक 
सामान्य सस्कृति और विचारो की व्यजना थी । इस देश की भ्रधिकतर 
मातृभापात्रों की जननी सस्कृत थी । यह भाषा देश की एकता का सबसे 
दृढ सूत्र थी और आज भी है। 

पालि भ्रौर प्रद्धमागधी मे धामिक साहित्य के आरम्भिक विकास 
के वाद भौरपेनी-जैसी प्राचीन प्राकृतो मे साहित्यिक सृजन अधिक 
हुआ। यही प्राकृत सस्कृत-नाटक में प्रयुक्त की गई और महाराष्ट्री मे 
कविता भी विकसित हुई | इतना ही नही कि यह प्राकृत साहित्य सस्कृत 
के ही ढंग पर रचा गया और वह सस्कृत के साथ-साथ ही विकसित 
हुआ, वल्कि यह भी कि इन भाषाश्रों के व्याकरण भी सस्क्ृत में ही लिखे 
गए। जब ये प्राकृत भी, अपनी साहित्यिक रीतिबद्धता के कारण 
स्तरीकृत बनकर विजडित हो गए, तब दूसरी भ्रधिक लोकप्रिय बोलियाँ 
उनके स्थान पर प्रचलित हुई, ये थी : पहले भ्रपश्रंश और बाद में 
उत्तर भारत की ग्राधुनिक भारतीय आयं-भाषाएँ । 

प्राइतो की भाँति ही, दक्षिण भारत की भाषाओ्रों मे भी सस्क्ृत के 
प्रभाव से साहित्यिक पुनर्जागरण घटित हुआ । शब्द, व्यजना के रूप 
झ्ौर विपय तथा साहित्यिक विधाएँ श्रादि सस्कृत से इन भाषाओं में 
परिव्याप्त होती गई । इनमें से तीन भाषाओ्ों ने सस्कृत के भ्राधार पर 
श्रपनी वर्गमाला विकसित की । उन्होने अपने-प्रापको सस्कृत से उतना 
भ्रधिक प्रभावित होने दिया जितना कि एक भाषा किसी भ्रन्य भाषा से 
प्रभावित हो सकती है। दो भाषाओं मे, सस्कृत के पूरे उद्धरण, 


£ टी० वरो द ससक्षत लग्वेज', फेवर ऐंड फेवर, लदन, १६५५, पृष्ठ ५७ | 


सस्कृत १०१ 


बीच-बीच मे उन भाषाओं के थोडे-से शब्द या प्रत्यय-कृदत्त लगाकर, 
उन भाषाओं की रचनाओ के नाते माने जाने लगे । और दो भाषाश्रो मे, 
जैसे जावानी भाषा मे, काव्य-रचना की एक शैली विकसित हुई, और 
कुछ भाष्य भी गद्य में लिखे गए। इस शैली को 'मणि-प्रवाल' कहते 
थे । इसमे कवि सस्क्ृत और स्थानीय भाषाओ का सुन्दर कलात्मक 
सम्मिश्रण प्रस्तुत करते थे । वस्तुत स्थानीय भाषाओं के साथ सस्क्ृत 
ऐसी घनिष्ठता से विकसित हुई कि सस्क्ृत ग्रथ अभी हाल तक, भ्रधिक- 
तर प्रादेशिक लिपियो में ही, तालपन्नों पर या कायज की पाडुलिपियो 
मे सुरक्षित रखे जाते थे, या छपते भी थे । 

सस्क्ृत ने अपनी भव्यता मे दो और आयाम जोडे । ईसा-पूर्व प्रथम 
शती के बाद, बौद्ध धर्म के द्वारा वह मध्येशिया भर सुदूर पूरे तक 
फेली, और ईसा की दूसरी शताब्दी के बाद वह उस हिदू-सस्कृति का 
माध्यम बनी जो कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशो मे फैली। सस्क्ृत- 
महाकाव्यो, नाटकों और कविताओं ने इन देशों को एक लिपि श्रौर 
साहित्य दिया, भौर नृत्य, नाटक, सगीत, और शिल्प-कलाएँ दी। इस 
प्रकार, न केवल सस्क्ृत ने समूचे प्रायद्वीप को एकसूत्रता मे बाँधा, बल्कि 
उसने समूचे सुदूर पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया को एक सास्कृतिक 
झखडता मे जोड दिया । 

ग्रपने इतिहास की लम्बी अ्रवाधि मे, सस्क्ृत ने साहित्य, दर्शन, कला, 
विज्ञान आदि प्रत्येक क्षेत्र मे बडा साहित्यिक कार्य कर दिखाया । यदि 
केवल परिमाण को ही ले तो यह महान्‌ साहित्य, जिसका केवल एक 
भ्रश प्रकाशित हु प्रा है--चूँंकि बहुत-सी पाण्डुलिपियाँ ग्रथालयो में पडी 
है और बहुत-सा हिस्सा नष्ट हो चुका है--विश्व-साहित्य के एक विल- 
क्षण भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यदि उसकी विविधता पर ध्यान 
दे तो हमे उसमे मानवी क्रिया-कलापो की प्रत्येक कल्पनीय शाखा के 
विषय में रचनाएँ मिलेगी। गुण, मौलिकता और भ्रभिव्यक्ति-कुशलता 
के लिए उसकी दाशनिक विचार-धाराओ, कविताओं और नाटकों का 


०२ आज का भारतीय ताहित्य 


नामोल्लेख किया जा सकता है, इनमें से कुछ रचनाएँ, जेसे 'उपनिषद्‌' 
और 'गीता' भारत की सास्क्ृतिक परम्परा का एक मूल्यवान अज्ञ हे, 
श्रीर वे श्राज वस्तुत. विश्व-विचार-सम्पदा का भाग बन चुके हे । दो 
सस्क्वत-महाकाव्यो ने न केवल प्रादेशिक भाषाओं में बडा साहित्य निर्मित 
किया वल्कि उतमे व्यक्त चरित्रो ने राष्ट्रीय आदर्श भी बनाया। 
कालिदास और बूद्रक की कविता तथा नाटक आज भी इन क्षेत्रों मे 
भारत की श्रेप्ठतम उपलब्धियाँ मानी जाती हे । वोल-चाल की भाषाओं 
में साहित्यिक का कुछ विशेष क्षेत्रों में ही अधिक बढा, जैसे धर्म, गीत 
और महाकाव्य में । साहित्यिक समालोचना, तकं-शास्त्र, अध्यात्म-विद्या, 
चिकित्सा, कला, विधि, खगोल, गणित इत्यादि विषयों पर अधिकतर 
ग्रथ मस्कृत में ही लिखे गए। यदि किसी प्रमुख प्रादेशिक भाषा में ही 
किसी लेखक या वक्ता की भाषा का विइलेषण किया जाय, तो यह पता 
चलता है कि जहाँ भी वह विचार के उच्चतम स्तर को छता है, वही 
उसकी शब्दावली सस्क्ृतमयी हो उठती है । कितना भी प्रादेशिक साहित्य 
विकसित हुआ हो और किसी भी लेखक की स्थानिक भाषा मे जो भी 
महत्ता रही हो, न तो वह साहित्य ओर न वह लेखक ही सस्कृत की 
परम्परा की बिलकुल उपेक्षा करके चल सका । सस्क्ृत की परम्परा से 
वह निरन्तर स्फूरति प्राप्त करता रहा है। इधर सारे देश मे जो भ्रात्मिक 
जागरण हुआ और उसने नवजीवन की जो चेतना निरभित की, उसका 
बहुत-स्ा श्रेय भारत के भूतकालीन वैभव के नवीन बोध को है। इस 
चेतन्य का मूल आशय सस्क्ृत की परम्परा के पुन. भान से सबद्ध है। 
इसलिए बहुत हद तके, नवीन रचनाओ्रो के पीछे जो भावना रही है वह 
सस्क्ेत की ही है, चाहे उनका माध्यम स्थानीय भाषा ही रही हो । 
प्राचीन नस्क्ृत-साहित्य अपनी विविधता और रूप-समृद्धि की दृष्टि 
से महान्‌ है। यदि ललित साहित्य को ही ले, तो सस्कृत मे महा-काव्य, 
खड-काव्य और स्फूट कविता का भ्रच्छा विकास हुआ। उसमे जहाँ 
वीर-काव्य, वर्णनात्मक काव्य भ्रौर गीतात्मकः काव्य मिलता है, 


पल्हत ३०३ 


वही विचार-प्रधान, नीतिपरक, ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रचनाएँ 
भी मिलती है । सस्क्ृत-कविताशो मे छन्द-सौदय्य की विलक्षण विविधता 
दृष्टिगोचर होती है। गद्य कालो के उत्थान-पत्तन के कारण भाषा की 
सगीतमयी सम्भावनाओों का विकास हुआ | इसमें गद्य और पद्य दोनो 
का मिश्रित चपू रूप भी विकसित हुआ । नाटकों मे सस्कृत-कवियों ने 
कई प्रकार के रूपक दिये, नायक-प्रधान नाटक, सामाजिक प्रकरण, लम्बे 
नाटक और छोटे नाटक, एकाकी, प्रहसन, स्वग॒त-भाषण, ऐतिहासिक, 
राजनैतिक, धामिक और पौराणिक रूपक इत्यादि । बाद के काल मे, 
सस्कृत-रगमच भी विकसित हुआ और कई गोण प्रकार के नृत्य-ताटक 
भी उसके साथ-साथ लिखे तथा खेले गए। सबसे ऊपर, रस-सिद्धात 
जो कि भारतीय ससस्‍्क्ृति का, धर्म की ही भाँति, एक सूत्र था, अपने 
ध्वनि भर औचित्य के सिद्धान्तो के साथ, सस्कृत अलकार-शास्त्र की 
एक बडी देत थी । इत्तसे बढकर प्रादेशिक भाषाओं मे कोई सिद्धात 
प्रतिपादित नही किया गया । 


जीवित भाषा 

इस सबसे यह नही मानना चाहिए कि सस्कृत ने अपने-प्रापको एक 
ऊँचे अधिष्ठाव पर अवस्थित कर लिया । उसने एक प्राचीन निश्चित 
मानदड का अ्रनुकरण किया और परपरित साँचो मे ही वह ढलती गई | 
सस्कृत-साहित्य के लबे इतिहास और उसके समृद्ध तथा विविधतायुक्त 
विकास का विदलेषण करने पर यह पता चलता है कि उसमे कितने 
परिवर्तन घटित हुए भौर देशी भाषाओं से उसने कौनससे प्रतिप्रभाव 
ग्रहण किये । उच्चारण और शब्द-रचना में, शब्द-मडार एवं वाक्य- 
रचना मे, सस्कृत पर उससे निकली हुई प्राकृतो का प्रभाव पडा है, भौर 
सस्कृत-परिवार से भिन्‍न परिवारों की भाषाझ्रों का भी श्रसर पडा है । 
कविता के छुन्दो भौर अलकारो मे, विषय और मूल कल्पनाओ मे, रोमास 
औ्रौर वर्णनों मे, मच के नृत्य-नाट्यमय उपरूपको में जहाँ उसने विभिन्‍न 


३०४ आज का भारतीय ताहित्य 


प्रादेशिक भाषाबो से बहुत-सा प्रभाव प्रहण किया, वहाँ प्रादेशिक पर- 
पराओ और रूपो से उसका मिलत हुआ्ना । सस्क्ृत ने अपने उदार दृप्टि- 
कोण से अपना सर्वोत्तम श्रग दूसरों को दिया और उनसे लिया भी । 
सस्कृत सदा पच्रगील के 'जियो और जीने दो के आदशं मे विश्वास 
करती रही। उसने अपने भीतर प्रादेशिक सस्क्षतियों के सौदयं-तरत्त्व 
आत्मत्ात्‌ कर लिए। सस्छृत की विशेषता यह है कि उसका विकास 
भारत के सब हिस्सों में हुआ । अपनी विश्येप प्रतिभा से वह वही काये 
चुपचाप करती रही, जो झ्राज, हमारे सविधान के अनुत्तार राष्ट्र- 
भाषा बनने के लिए हिंदी को करना चाहिए--बानी अपने-आापको 
विविध प्रदेशों द्वारा विकसित होने देना, और प्रादेशिक भाषाञ्रों में जो 
मूल्यवान वाते है, उन्हें ग्रहण करना । 

सस्क्ृत के लेखक अपने-प्रापको समकालीन घटनाओ के घनिप्ठ 
सपक में रखते थे, और जो भी नई सामग्री उन्हें मिलती थी, उत्तका 
पूरा उपयोग करते थे। आरम्भिक अवस्था मे, यूनान और रोम का 
प्रभाव था. जैसे ज़गोलविद्या मे। इधर के काल-खंड में, नृगल काल 





और फारनी तथा परवी से सस्छत मे श्रनुवाद भी किये। तत्छृत वाले 
कभी भी अलग दुनिया में नहीं रहते थे, परन्तु वे अन्य प्रभाव इस 
प्रकार से आत्मत्तात्‌ करते थे कि अपनी विशेषता रखकर भी वे व्भिन्‍्न 
तत्त्वो को अपने भीतर समा छेते थे। यदि परवर्ती इस्लामी सपरक उन 
श्रारभिक मव्य-पूर्वी सपर्को के ही पुरस्तरण थे, जो खुसरू नौशेरवान 
(५३१-५७९ ईस्वी) से गुरू हुए थे और खिलाफत के दिनो मे और 
भी मज़बूत वने, जब कि सस्कृत के ओपधि और गणित के ग्रंथ अनूदित 
होकर पर्चिम में ले जाए गए, तो आधुनिक काल के यूरोपीय सपकों 
को प्राचीन भारत के एथेन्स, अलेक्जेण्डिया और रोम के साथ बौद्धिक 
सम्पर्क का पुनर्नंवीकरण कहा जा सकता है। 
आधुनिक काल मे भारत और यूरोप का संपर्क दोनो भूखडो के 


आ ६६ 


पस्दंत ३०५ 


लिए समान रूप से महत्त्वपूर्ण रहा है। पश्चिम ने सस्कृत की खोज की, 
जो कि पुनर्जागरण के समय से यूरोपीय विचार-धारा में सबसे सार्थक 
घटना कही जा सकती है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, सस्कृत की 
यह खोज दो प्रकार से प्रभावशाली सिद्ध हुईं। एक भ्ोर जहा झ्राधुनिक 
शिक्षा-प्राप्त भारतीय श्रपती सास्क्ृतिक परम्परा के मूल्यों को नये 
सिरे से पहचानने लगे, और पश्चिम के प्राच्यविद्याविदों ने भारत मे 
साहित्यिक तथा सास्कृतिक पुनर्जागरण निर्मित किया, वहाँ दूसरी भ्ोर 
पदिचमी विचार भौर जीवन की पद्धतियों ने प्रपरित सस्थाश्रों भौर 
ज्ञान में परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ की । सस्कृत की खोज आधुनिक 
तथा रुढिवादी दो पद्धतियों मे बेंट गई। इस प्रकार के अध्ययन की 
प्रथम पद्धति नये अगरेजी स्कूलो, कालिजो और यूनिव्सिटियों मे तथा 
दूसरी पद्धति परपरित ठोलो, पाठ्यालाग्रो तथा कालेजो में विकसित 
होती रही । पश्चिम के साहित्य भौर विचार-धाराओो का प्रभाव शिक्षा 
एवं शासन के द्वारा स्पष्ट होने लगा | उसकी प्रतिक्रिया दोनो प्रकार के 
सस्कृतज्ञो पर पडी। फलत आधुनिक यूरोपीय प्रभाव के साथ-साथ 
सस्कृत-साहित्य एक नई अवस्था में प्रवेश करने लगा । 

पहला प्रभाव तो यह हुआ कि सस्कृत मे जो रचनात्मक कार्य तब 
तक चल रहा था, उसे एक नई प्रेरणा मिली, परन्तु धीरे-धीरे, अग्रेजी, 
अखिल भारतीय माध्यम का स्थान लेने लगी, जो कि स्थान पहले सस्क्ृत 
का था, और सस्कृत सीखने का माध्यम पहले जो प्रादेशिक भाषाएँ 
थी, उनके बदले मे अग्रेजी माध्यम बनी । सस्कृत इस प्रकार से देनिक 
जीवन और मातृभाषा से दूर होती गई, उसका भअ्रध्ययन भ्धिकाधिक 
पुरातत्व की भाँति होने लगा। जब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन 
करेगे कि अगेजी प्रभाव के प्रथम आधात के समय, सस्कृत के पडित 
किस उत्साह से सस्क्ृत की पत्रिकाएँ सपादित करते थे, विदेशी भ्रन्धो के 
भ्रनुवाद करते थे, उपत्यास भ्रौर कहानियाँ लिखते थे, तथा भ्राज कैसी 
विवद्ता और निस्सहायता की भावना उनसे भा गई है, तो इस 


०६ आज का भारतीय साहित्य 


अब. पतन का और सस्कछ्त के बीरे-बीरे एक सजीव अभिव्यजना के माध्यम 
नाते गिरते जाने का स्वरूप हमारे सम्मुख स्पप्ट होता जाएगा। 
स्क्ृत के आ्राश्रयदाता भी, जो सस्क्ृत के अध्यवन को प्रोत्साहन देने के 
लिए वह जोरों से तक करते थे, सस्कृत मे मौलिक लेखन को उपेल्ा से 
देखने लगे। सौभाग्य से भ्रव मस्कृत में साहित्य-रचना की ओर फिर 
ध्यान दिया जाने लगा है, और श्रावुनिक जिक्षा-प्राप्त सस्क्ृतनों में भी 
इस भाषा को अपने विचारों का माध्यम बनाते और उस रूप में 
विकमित करने की इच्छा बढ्ती जा रही है । 

द्रिटिग काल के प्रारम्भ में, संस्कृत शिक्षा बडे ज़ोरो पर थी, और 
पुराने मस्कृत पडितों की परम्परा तव तक चालू थी। १९ वी घी में, 
नस्कृत के पडित या उनके नवशिक्ित पृत्र या प्रपौत्र, बरावर संस्कृत 
में लिखते रहते थे। उनमे से जो विशेष श्रच्छा या अधिक लिखने 
वाला होता, वह बताधिक ग्रंथों की रचना करता । जब साहित्य के 
प्रचार की सामान्य पद्धति मुद्रण द्वारा होने लगी, और संस्क्ृत-प्रकाशन 
का साधन अच्छी तरह विकसित नहीं हुआ, तव यह सब साहित्य हस्त- 
लिखित हरूप में अ्रप्रकाणित पडा रहने लगा। आधुनिक सस्क्ृत-साहित्य 
का पूरा वर्णण तव तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि उसकी 
अधिकतर सामग्री भ्रश्रकाणित हस्तलिखित पांडुलिपियों में और पहुँच 
के वाहर है। ममकालीन संस्कृत-लेखको में से भ्रनेक ने ऐसी कविताएँ, 
नाटक और कहानियाँ लिखी हे, जिनके सारे देश में जनता के व्यापक 
उपयोग के लिए भ्रकाणित होने की कोई आणा नहीं। परन्तु प्रचार के 
इस अभाव से कोई यह न समझ छे कि सस्क्ृत में रचनाएँ वरावर 
होती नहीं रही है । आवुनिक काल में बहुत-सा झ्रावुनिक साहित्य उस 
भाषा में लिखा गया है; और देश की भ्रत्य भाषाओ्रों की रचनाझ्रो की 
तुलना में वह क्रम नहीं माना जाना चाहिए । 

इस गत की ओर व्यान दिलाना आवश्यक है कि संस्कृत साहित्य 
के इतिहास के प्रश्िद्ध ग्रथ उसका विवरणयुकत वर्णन वारहवी भरती तक 


3! 





क्र ज? नाँ्‌ 


| । 


( 


सस्कृत ३०७ 
लाते है, भौर बाद की शताब्दियो की कुछ फुटकर कृतियो का उल्लेख 
करके समाप्त हो जाते हे । इस दोष का परिहार कम-से-कम एक लेखक” 
ने किया है, जिसने भारत के विभिन्‍न प्रदेशों मे श्राधुनिक सस्क्ृत-लेखको 
ओर उनकी रचनाओं के विषय में बडी सामग्री एकत्रित की है। ससस्‍्कृत- 
लेखन के कुछ नमूने उन सस्क्ृत-पत्रो मे प्रकाशित हुए जो अरब अस्तप्राय 
है, भौर जिनके पुराने अक भ्रब मुश्किल से ही पाए जाते हे । प्रस्तुत 
लेख जैसे सर्वेक्षण और दो ऐसे ही सिहावलोकन, जो प्रस्तुत लेखक ने 
किये हे,| भारतीय साहित्यिको और स्वंसाधारण पाठकों को यह आभास 
देने में उपयोगी होगे कि इस साहित्य का स्वरूप और विस्तार कितना 
है। इस प्रकार इसमे उनकी दिलचस्पी बढेगी । 


पश्चिम से सम्पर्क 


सस्कृत साहित्य में श्राधुनिक धाराए विशेष रूप से पश्चिमी साहित्य 
के सपर्क का परिणाम हे । श्रब जिन प्रमुख रूपो मे यह नयी भ्रभिरुचि 
अ्रभिव्यजित हुई है, वे हे सस्कृत-पत्रिकाओ का प्रकाशन, पदिचमी श्रेष्ठ 
अथों का अनुवाद, कहानी, छोटी कविता और उपन्यास का विकास, 
वर्णनात्मक, कथात्मक और छोटे निबन्धो या लम्बे प्रबन्धी के लिए झ्रालो- 
चनात्मक रूप मे तथा वाद-विवाद और उल्लेख के लिए गद्य का विशेष 
उपयोग, साहित्य-समीक्षा, रसास्वाद श्रौर ऐतिहासिक समालोचना की 
परिचमी ढग पर अभिवृद्धि तथा भ्राधुनिक वैज्ञानिक विचारो का प्रकटी- 
करण । देश के भीतर जो सस्क्ृृतज्ञ प्रादेशिक भाषाओं मे नवीनतम रच- 
नाए पढते हू या स्वय अपनी मातृभाषाप्रों में लिखते हे, वे उन भाषा्रों 
की भ्रधिक महत्त्वपूर्ण पुरानी या नई कृतियों को सस्क्ृत में भ्रनूदित करने 
लगे। इस प्रकार, वे सस्क्ृत भर प्रादेशिक भाषाप्रो के सम्बन्ध पुन घनिष्ठ 


+एम० कृष्णमाचारियर,'हिस्ट्री आफ कलासिकल सस्कृत लिटरेचर?, मद्रास १९३७ | 
| 'माडन सस्क्ृत राइटिग्ज” अ्रड्यार छाइजे री बुलेटिन, १९५६ + सरकृत लिटरेचर 
१७००-१६३७, जर्नेल आफ दि मद्रास यूनिवर्सिटी, सेस्टेनरी नवर, १६५७ | 


र्श 
£| 
आरि 
है 


३०८ झाज का भारतीय 
































दनाने लगे। तीसरी वात ग्ह थी कि देश के सावंजनिक जीवन में जो 
नये सामाजिक और राजनैतिक अ्गन्दोलन हो रहे थे उन्होने प्स्छृत के 
लेखनो पर अपना प्रभाव डाला, और इत्त प्रकार रउत्द्ृतजो ने नए रूप ने 
जो साहित्य पैदा क्या उसने तत्कृत पूरी तरह से जीवित दिखाई दी। 
'जीवित बद्द यहाँ पूरे अर्थ में प्रयुक्त क्या गया है, कणेंकि ग्ह उच्दृत 
समकालीन जीवन और विचारो की ब्भिव्यजना का माध्यम बन गई है । 























ड््ड जे भमीता ब्वा उत्तर उत्ती ड्द्र्क्ष पे जाता मु के 
दमन ने नाता का उत्तर उत्तोी छद म॑ हो जाता हू । 
काव्य डक नाठको प्र न्ग लिजे गए बे विगनप झड़ 
एर कबत्प आर नाठकां पर अचतल्ण भाष्य लिझछे गए हैं, विभषतत. जो 
लबीन पाठयहक्ष्मों >> न पर च्ज््दे पराने 3 ईयत ० 
विः्वविद्यालयीन द्यक्ष्मो में है उनपर तो कई पुराच डय के पाडता [7 





अर 9३७०५ दिलम्कर - ने रानाव सनो. जदएर 'जबच्पर 6 ले प््ड 
चधताधघ « ६२२५ चाजनरुदुसतर - ने रानाथ सना. जपझुर चच्युरूध्च्च (हे ३४७) 
“नजन्ुचन्चर दिन्प 

धाकाक | ०. ०. : क५क-23५मयाराक-: पर का के २८७-कुमणों अए+न पाए पक. ०. तत्ति अोलिषासाजाय बे 

| नराष्ययड्शावतारास्तव --लेद्धक् : तत्तिझेनिगदाचन- त्जोर #६०० ४ तथा 

दिग्गरदेरि * चहाजजा तत्तन जलादेज ननजेत्न, चर, ९९१, 


जे 8 
साउ-नसुन्दर । 


उदाहरण नहानहोगाध्णय लज्मय दरि महात । 


ने और बहुत पढे-लिखें अग्रेजी जातने वाले सस्कृतज्ञों ने | भी टीकाएँ 
लिखी हैं । दर्शन की विविध शाखाओ मे जिन्होने सिद्धात-स्पष्टीकरणादि 
रचनाएं की हे, उनमे म० म० अनन्तक्ृष्ण शास्त्री, जयपुर के मधुसूदन 
शर्मा और इसी प्रकार बनारस, कलकत्ता, मिथिला और केरल के 
विद्वानों का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ यह सम्भव नही है कि 
प्राचीन परपरित ढंग से जो विज्ञाल परिमाण पर साहित्य आज भी 
रचा जाता है, उंसका वर्णन विस्तार से दिया जा सके । 

ब्रिटिश शासको ने सस्कृत के पडितों को, अपनी शासकीय भ्रावश्य- 
कताओ से प्रेरित होकर, न्याय भर कानून के सार बनाने के लिए नौक- 
रियाँ दी । साथ ही ब्रिटिश सम्राटो की प्रशस्तियाँ लिखने के लिए 
पडितो को प्रलोभन दिया गया | विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम भौर जाज॑ 
पचम के प्रति भी ऐसी रचताएँ लिखवाई गई । पड़ितो ने इन विषयों 
पर उसी ढंग से महाकाव्य लिखे, नाटक भी लिखे, जैसे कि इन कवियों 
के पूवंजों ने परमार, चालुक्य या विजयनगर-वश्शो के विषय में स्तुति- 
पाठ लिखे होगे । अग्नेजो के प्रति निष्ठा की ऐसी उमडती हुई बाढ को 
आज हम महत्त्व नही दे सकते, परन्तु यहाँ यह बात भ्रत्यन्त उल्लेखनीय 
है कि किसी सस्कृत-काव्य या नाटक के लिए एक नया विषय इस प्रकार 
से प्राप्त हुआ। यो साथ ही, अग्रेजो का या भारत में उनकी विजय का, 
इतिहास भी ससस्‍्क्ृत में लिखा गया । वस्तुत कुछ रचनाएँ तो इतिहास 
के रूप मे ही थी। विनायक फ्री 'अग्रेज चद्रिका' या भ्रज्ञातनाम लेखक 
का 'इतिहास-तमोमणि' इतिहास के झ्रारम्भिक उदाहरण है, 'नूतनो- 
दतोष्ठ' (कलकत्ता, १८६९) मिस बडड की रचना के भ्राधार पर इस्लेड 
का वर्णन है, तजोर के रामस्वामी राजा का 'राजाग्ल-महोद्यान' 
(कुभकोणम्‌, १८९४) अग्रेणों के बारे में काव्य है, परन्तु इसमे प्रसिद्ध 
भारतीयो की जीवनी भी मिलती है। तिरमल बक्कपट्टनम्‌ श्रीनिवासाचारय 

| उदाहरणार्थ वम्बई में एम० झार० काले और कलकत्ता में एस० आर० रे; प्रस्तुत 
लेखक की 'आयशतक व्याख्या' और 'आनन्दर॒गचपूव्याख्या? भी उल्लेखनीय है | 


है 


३१० आज का भारतीय साहित्य 


ने प्रथम विग्व-्युद्ध का वर्णण आग्ल-जमंन-युद्धविवरण” मे दिया 
है | सल्कृत की प्राचीन प्रेम-कविता में डूबे हुए कवि पर एडवर्ड भ्रप्टम 
का भ्रपनी प्रिया के लिए त्याग का प्रभाव बहुत गहरा पडा होगा, इसका 
उदाहरण 'यदुवृद्धसौहाद नामक ए० गोपाल अय्यगार (मद्रास, १९३७) 
की कविता है। 


इतिहास और जीवनी 

स्थानीय राजवशो पर ऐतिहासिक काव्य-लेखन की परपरा चल ही 
रही थी, परन्तु यहाँ उन वर्णनो का क्रम हमें ध्यान मे रखना चाहिए 
जो नई एंतिहासिक भावना से लिखे गए थे और जो हमारे इतिहास 
को ब्रिटिण शासन-काल तक ले आते है । यह नये ऐतिहासिक वर्णन 
गद्य और पद्य दोनो में मिलते हे और वे समूचे भारतीय इतिहास के 
क्षेत्र को या उसके विशिष्ट श्रण को अपना लक्ष्य बनाते हे । इतिहास- 
दीपिका” पाँच श्रध्यायो में टीपू सुलतान के साथ मराठा साम्राज्य के 
युद्धों का वर्णन देती है। 'भारतेतिहास' (स०सा०प०प० १९४८--४९) 
भारतीय इतिहास का एक गद्य-लेखा है। एम० एम० टी० गणपति शास्त्री 





+ प्रकाशन-तिथि अब्वात | 

| निग्न संन्निप्त चिंह इस सर्वेक्षण में ससक्ृत-पत्रिकाओं के लिए प्रथुक्त किये 
जावंगे 

स० सा० प० प०--सस्कृत साहित्य परिपद्‌ पत्रिका, कलकत्ता 

स० २०-- पस्कृत र्नाकर”, जयपुर, वनारस 

स८०-- सद्दय', श्रीरगम्‌ 

भ्र० व०--'अमृत वाणी?, वेगलोर 

मं० व०-- मधुर वार्णा, गठग, थारवाट ” 

उ० प०-- उद्यान पत्रिका), तिर्वाय्यूर, तमिलनाड 

म० स० का० मै० में०--महाराजा सस्क्ृृत कालेज मेंगजीन?, मैसर 

मजू०---'मजूपा?, कलकत्ता 

स॑० च०--पस्कृत चद्रिका', कोल्हापुर 





संस्कृत ३११ 


ने 'मारतानुवर्णन' नाम से भारत का इतिहास लिखा है, भौर रामावतार 
शर्मा ने 'भारतीयम्‌ इतिवृत्तम' नामक उसी भ्रकार का ग्रथ लिखा है। 
भारतेतिवृत्तसार' जयपुर के लक्ष्मीनाथ शास्त्री | की ऐतिहासिक कृति 
है। भारत सग्रह' मे, काव्यकठम गणपति शास्त्री ने भारतीय इतिहास 
का सिहावलोकन* किया है। 'श्रिया काव्य' ' के १६ छोटे सर्गों मे, 
कवि कृष्णकौर ने सिखो का भारम्भिक इतिहास दिया है। श्रीपाद शास्त्री 
हसूरकर ने 'भारत-नर-रतमाला' में ऐतिहासिक वर्णनो की एक क्रम- 
णिका चलाई थी, और हमे 'सिखगुरु चरित्रामृतम' (इन्दोर, १९३३) 
दिया था। सहू० ने चौथे खड मे महमूद गज़नी पर एक ऐतिहासिक 
कविता छापी थी, जिसका शीर्षक था 'गजनीमुहम्मद-चरित्र' | बाद में 
उसी पत्रिका में चद्रगुप्त, भ्रशोक, सयोगिता भ्रादि ऐतिहासिक व्यक्तियो 
के छोटे गद्य-वर्णन छपे थे। सहृ० में १९१४ में भ्रलेकक्‍्जेडर के भारत- 
श्राक्रमण का वर्णन भी मिलता है। भ्रपनी 'सस्कृत चद्षिका' (१९०७) 
में प्रकाशित 'स्वदेशीय कथा' में अप्पा शास्त्री ने भारत के इतिहास से 
सबद्ध तथ्य निरूपित किए और शग्नरेजी शासन की ग्रच्छाइयो तथा 
बुराइयो की चर्चा की । गोविन्द राजानक ने अपने 'श्री' (श्रीनगर से 
प्रकाशित) नामक पत्र मे उस 'राजतरगिणी' को आ्राधुनिक काल तक 
पहुँचा दिया, जिसमे उत्तर कल्हण काल में तत्कालीन समय तक का 
इतिहास अकित किया गया था । 
प्रसिद्ध व्यक्तियों की जो जीवनियाँ प्राचीन साहित्य मे छिखी जाती 

थी, उनमें तथ्य भ्रौर कपोल-कल्पता का मिश्रण होता था । महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों का जीवन काव्यमय और प्रशस्तिपृर्ण शेली में लिखा जाता था, 
जिसमे वर्णनात्मक अश अ्रधिक होते थे। जो थोडा-बहुत ऐतिहासिक 

तथ्य-सग्रह रहता था, वह इनके कारण भ्रस्पष्टतर हो जाता था। नई 
३ देखिये ए० ४०, “नयपुर वमव” की भूमिका, जयपुर, १९४७ | 
+ देखिये १० ११, उनके 'उमासहस्त? की भूमिका, सिरसी, उत्तर कर्नाटक १६४३ | 
' छाहो,, १६३५ | 


३१२ आज का भारतीय साहित्य 


जीवनियो मे, ऊँची आलकारिक शैली के बदले सरल वर्णनात्मक गद्य 
लिखा जाने लगा और लेखक घटनाग्नो पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित 
करने लगे। वे चरितनायक के जीवन और काल के विवरणों पर 
अधिक वल देने लगे । ऐसे जीवन-वृत्त कई प्रकार के व्यक्तित्वों के बारे मे 
लिखे गए हे--भूतकालीन ऐतिहासिक व्यक्ति, प्राचीन, मध्ययुगीन और 
आधुनिक सत, विद्वान, राजनैतिक नेता और वर्तमान समय के सावं- 
जनिक कार्यकर्त्ता। अन्तिम प्रकार के व्यक्तियों का विचार श्रलग 
परिच्छेद मे होगा, अब हम दूसरे प्रकार की जीवनियो का विचार 
करेगे। जयपुर के अविकादत्त व्यास ने 'शिवराज-विजय' नाम से शिवाजी 
पर एक ऐतिहासिक गद्य-प्रथ लिखा। यह ग्रथ 'सस्क्ृत-चद्विका' के ७वे 
झौर ८वे खडो में क्रमश. प्रकाशित हुआ | श्रीपाद शास्त्री हसूरकर ने 
पृथ्वीराज, शिवाजी और राणा प्रतापसिह पर गद्य में लिखा। ('भारत- 
वीर-रत्नमाला', इन्दौर १९२०, १९२२) । सखाराम शास्त्री ने रानी 
अहल्यावाई पर एक महाकाव्य रचा (सातारा, १९५१) | उसी काव्य- 
शैली मे जयपुर (उडीसा) के रामनाथ नन्‍्दा ने जयपुर-राज-वशावली 
(जयपुर, १९३८) लिखी । इससे भी श्रधिक मनोरजक '“चालुक्य-चरित' 
(मद्रास, १९३८) है, जिसमें परवस्तु लक्ष्मीनरसिह शास्त्री ने चालुक्य- 
शिला-लेखो को एक सुसृत्र ऐतिहासिक वश-विवरण के रूप में एकत्रित 
और सुगुफित किया है। वी० ए० लतकर गास्त्री ने 'साहुचरित्र' 
(कोल्हापुर, १९३९) में कोल्हापुर रियाक्षत के एक हाल के शासक का 
जीवन-चरित्र गद्य में लिखा है। 'भारत-रत्न' नाम के छोटे वर्णनो के 
क्रम में नागपुर के सस्कृत-पत्र 'भवितव्यम्‌” ने पाठकों को भारत की 
विभिन्‍न भाषाझ्रों श्र प्रदेशों के प्रमूख व्यक्तियों का परिचय कराया 
है। कथा-उपन्यास की रचना के लिए ऐतिहासिक घटनाश्रो का उपयोग 
भी किया गया, जैसा कि प्रस्तुत लेख में निदिष्ट एक भ्ौर विभाग से 

सिद्ध होगा। 
गद्य श्र पद्च-जीवनियो में देश के विभिन्‍न विभागों के सतो के 


सस्द्त ३१३ 


चरित्र श्रधिक रचे गए हे । अलमेलम्मा मेसूर की एक भद्र महिला है, 
जिन्होने 'बुद्धचरितामृत' (१९२२ मे) रचा | हसूरकर ने 'भारत-साधु- 
रत्वमाला' नामक एक माला और चलाई थी, जिसमे वल्लभाचार्य और 
रामदास की गद्य-जीवनियाँ दी गईं थी। श्री चैतन्य और उनके बड़े 
समकालीन भ्रद्वेत भ्राचार्य की जीवनी कालछीहरदास बसु ने गद्य मे लिखी 
है (स० सा० प० प०, १९२८-२९ और १९३८-३९ खड)। ज्ञानेश्वर, 
तुकाराम, रामदास ओर मीरा पर श्रीमती क्षमा राव ने कविताएँ 
लिखी ।* सत्यनारायण पर स॒० सा० प० प० में 'सत्यानुभव' नाम से 
एक वर्णनात्मक लेख मिलता है (१९४६ खड) । राजवल्लभ शास्त्री 
ने श्रृद्धेरी के प्रसिद्ध स्वामी नूसिह भारती पर एक महाकाव्य | लिखा 
है। कामकोटि के शकराचार्य के जीवन और विजययात्राओ का वर्णन 
तीन ग्रथो| में है। नये धामिक नेताग्रो मे दयानद पर वामनाचाय॑ का 
दयानद प्रभाव, अखिलानन्द शर्मा के दो ग्रथ भर 'दयानन्द-दिग्विजय' 
(इलाहाबाद, १९१०) आदि पुस्तक हे। इधर 'आर्योदय काव्य' नाम से एक 
बृहतू महाकाव्य २१ सर्गों मे गभापष्साद उपाध्याय (इलाहाबाद, १९५२) 
ने प्रकाशित किया है। इसमें लेखक ने दयानन्द के श्राविर्भाव की एक 
बडी ऐतिहासिक भूमिका दी है तथा हिंदुओ के पतन भौर पुनरुत्यान, 
भारत पर विदेशी अ्रधिसत्ता भौर स्वतन्त्रता-प्राप्ति का वर्णन किया है। 
श्रीनगर से प्रकाशित होने वाले पत्र 'श्री' में कुछ कश्मीरी सतो के 
जीवन-चरित्र छपे। पी० पचापकेश शास्त्री ने रामकृष्ण परमहस की 
जीवनी गद्य मे लिखी है (मद्रास, १९३७) भर बगलौर के के० एस० 
नागराज ने 'विवेकानद चरित*। सगीतज्ञ संतो मे, कर्नाटक सगीत के 





+१ १४४, १९५० खड, १६५३ खड | 
| मद्रास, १६३६ | 
 उदाहरर्थ श्री चन्द्रशेखर विजयमहारत्नाकर!, लेखक पी० उमामहेखर शास्त्री, 


१६३६ | 
*ज्र० ब०, अलग से भी, १९४७ | 


१३0 


१४ आज का भारतीय साहित्य 


दो प्रसिद्ध सगीत-रचनाकारो त्यागराज और मृत्तूस्वामी दीक्षितार पर भी 
महाकाव्य रचे गए। उनमे इन सगीतजों की जीवनी, काल तथा कृतियो 
का वर्णन है। प्रथम जीवनी सुन्दरसेन शर्मा (कुम्मकोणम्‌, १९३७) ने 
छापी है; और दूसरी अभी प्रकाणित नही हुई है भौर वह इन पक्तियो 
के लेखक की रचना है | 
आश्र के वयोवृद्ध सस्कृतज्ञ कागी कृष्णाचार्य ने वाल्मीकि की 
कया सरल गद्य में लिखी है और उसमे अनेक कथा-प्रसगो, उपकथाओ 
तथा भ्रन्य रोचक साहित्यिक सामग्री का समावेश किया है (गृन्तूर, 
१९५७) | 
हिल्दूवर्म से बाहर के क्षेत्रों में, त्रिवेन्रम के नीलकठ बास्त्री ने 
ईसा मसीह की जीवन-गाथा 'यीगुचरितम्‌” नाम से सस्कृत गद्य में लिखी 
है; और गदवाल के श्री गृदे राव हरकरे ने 'कुरान' के पाँच भ्रव्यायो 
(प्ती०एच०, १ पी०टी०डी०, इस्लामी सस्क्ृति, हैदरावाद, १९, आई, 
१९४५) का अनुवाद किया है। 
विद्वानों के जीवन और क्ृतियाँ भी लिखी गई हे । चन्द्रभूषण शर्मा 
ने जीवित वृत्तात” नाम से बनारस सस्क्ृत कालेज के प० बेचन गर्मा 
की जीवनी लिखी है (बनारस, १८९०) । नारायण श्ञास्त्री खिस्ते ने 
विद्वत्‌-चरित-पचक” (वनारस, १९२८) लिखा, इस ग्रथ में चम्पू के 
रूप में बनारस के जिन पाँच प्रमुख महामहोपाध्यायो की जीवनी दी गई 
है, उनके नाम हे--्नवं श्री गगावर जास्त्री मनवल्ली, कैलागचन्द्र, 
दामोदर गास्त्री, शिवक्ुुमार मास्त्री और रामकृष्ण (तात्या) जास्त्री । 
'सस्कृत चन्द्रिका' में पुराने और नये विद्वानों के सस्कृत-गद्य-चरित्र 
प्रकाशित हुए हैं । म० म० यज्ञस्वामी णास्त्री ने त्यागराज-विजयम' 
नामक ग्रथ में श्रपने नाना की जीवनी लिखी है | उनके नाना का नाम 
म० म० राजू (त्थागराज) आस्त्री था। वे मन्‍नरगूडी के थे। यह 
ग्रथ तजोर से १९०४ में प्रकाणित हुआ । क्षमा राव का 'जकराजीवना- 
स्थान! (वम्बई, १९३९) विदुपी के पिता, प्रसिद्ध-सस्कृत-शोधक विद्वान 


सस्कृत ३१५ 


शकर पाइुरग पडित की पद्मदद्ध जीवनी है। 'हरनामामृत काव्य 
(बीकानेर, १९५५) विद्यावर शास्त्री-विरचित अपने पितामह का जीवन- 
वृत्तात है, जिसमे उनके काल के सस्क्ृत-आन्दोलन का भी यथा प्रसंग 
वर्णन भ्रा गया है। वीरेन्द्र बहादुरतसिह का 'ब्रह्मपिविलास' (लखनऊ, 
१९५५ ) एक विद्वान सत के जीवन और त्याग की गाया है और उससे 
यह बात होता है कि लेखक ने बास्त्रों का अध्ययन भी किया है। 
दीनानाथ त्रिवेदी ने प० पुस्षोत्तम दास जर्मा की रक्षिप्त जीवनी लिखी 
है। डॉ० वी० एम० केंकिणी (वम्बवई, १९५०) का 'विवकंवन्य चरित' 
लेखक के एक पूर्वंज की जीवनी पर झ्राधारित है और उनमे पह्चित 
परिवारों की देशान्तर-यात्रा पर रोचक ऐतिहासिक सामग्री मिलती है । 
लेविस राइस-जसे यूरोपीय प्राच्यविद्याविद्‌ की जीवनी भी सस्कृत में 
लिखी गई (पदुमराज पडित, बगलौर, १९०५) । 

वस्तुत. झ्रात्मकथा को आधुनिक साहित्य की एक विद्या मानना 
चाहिए ।* कोराड रामचन्द्र कवि (१८१६-१९००) ने एक 'स्वोदय 
काव्य' लिखा है, जो प्रभी प्रप्रकाशित है | दुर्गनन्‍्द स्वामी ने 'विद्योदय' 
में अपने जीवन पर प्रकाश डाला है। हाल मे ही प्रकाशित कृतियों में 
'ईशवर-दहोन' या 'तपोवन-चरित्र' (त्रिचूर, १९५०) है, जिसके लेखक 
मलाबार के स्वामी तपोवनम्‌ हे, जिनका देहावसान हाल में ही उनके 
आश्रम में हुआ | यह उत्तम गद्य शेली में लिखा हुआ ग्रथ है| 

जिनके शासन-काल में राज्यों की सर्वागीण प्रगति हुईं उन सुविद्य 
भारतीय राजाओं में से कुछ लोगो को नहीं भुलाया जा सकता | इनमे 
प्रथम हे--मैमूर के महाराजा स्वर्गीय कृष्ण वोडायार, जिनपर कई 
कविताएँ म० स० का० मै मे में हें। | इनमें की कुछ कविताओं मे 
राज्य के कई आधुनिक सुवारो, जैसे विजली, कावेरी-बाँघ, जोग-जल- 





* बाण ओर दण्डी के आत्म-इत्तों को छोडकर | 
१ १६२५, रालपल्ली अनत दृध्ण शर्मा, नरसिंदाचाय॑ सिगेरियागार तथा अन्य | 


१६ ग्राज का भारतीय साहित्य 


प्रपात, कोलार की खाने, हुलिकेरि सुरग आदि के वर्णन हैं । कोचीन 
के हिज हाइनेस रामवर्मा पर, जो कि वर्तमान महाराजा के चाचा 
और सुविख्यात सस्कृत-विद्वान्‌ भी थे, 'रामवर्माविजय”* नामक ग्रथ 
लिया गया । 'माला” कोचीन के वर्तमान राजा पर रची गई। ये भी 
सस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान्‌ थे । इन्होने परपरित शैली में कई काव्य 
लिखे हें । 'जयपुर वभव'| मथुरानाथ कवि शास्त्री की रचना है, जो कि 
आधृनिक जयपुर का वर्णन है। उसमे राजवशो, ससस्‍्कृत के विद्वानो तथा 
जयपुर में रहने वाले विद्वानों के परिवारों का वर्णन है । 


आ्रालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य 
सस्कृत-पादय-क्रम का एक अग संस्कृत भाषा भौर साहित्य का 
ऐतिहासिक अशययन भी है। पुराने ढग की ससस्‍्कृत-पाठ्शालाओो में भी 
अध्ययन के पाठ्य-क्रम मे सस्कृत को रखा गया । पढितो के दृष्टिकोण 
में एतिहासिक भ्रौर श्रालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य लाना श्रौर भी आवश्यक 
हो गया। इस प्रकार, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के श्राधुनिक विज्ञान भौर 
विशेपत भारोपीय भाषाग्रों पर सस्कृत में गद्य-प्रंथ लिखे गए । सस्क्ृत- 
साहित्य के इतिहास भी रचे गए। राजराज वर्मा ने अपने 'लूघु-पाणि- 
नीय |] में भारतीय भाषा-विज्ञान के सम्बन्ध मे एक परिशिष्ट जोडा | 
आर० सामा शास्त्री ने म० स० स० म० म० (१९२५-२६) में 'भाषा- 
तन्त्र' लिखा, सहृ० (३) में 'आयंभाषा-चरित्र' प्रकाशित हुआ भर स० 
सा० प० प० (१९३५) में द्विजेद्धनाथ गृह चौधरी ने 'देवभाषा-देव- 
नागर-श्रक्ष रयों उत्पत्ति ' लिखी | आर० एस० वेकटराव शास्त्री ने भाषा 
गास्त्र प्रकाशिती|] पुस्तक लिखी, और एस० टी० जी० वरदाचारियर 
* लेसक-कुजन वारियर, प्रकाशन १६३० 
| ४० वी० कृष्ण वारियर, त्रिचूर, १६४८ 
ई जयपुर, १९४७ | 
] दूसरा सम्करण, त्रिचनापल्‍ली, १६१३ 
।| मद्रात, १६३८, बाल मनोरमा प्रेस 


ने 'भाषा-शास्त्र सग्रह| लिखा। इसी प्रकार सस्क्ृत-साहित्य के विकास 
के वर्णन सब शाखाओ मे प्रकाशित हुए। भ्रार० श्रीनिवासराघव ने सहु० 
(३) !में 'गीर्वाणभाषाम्युदय' लिखा और “मित्र गोष्ठी' में गिरिजाप्रसाद 
शर्मा ने सस्कृत-कवियों पर गद्य-निबध लिखे। म० स० का० मै० मै० में 
राजगोपाल चत्रवर्ती ते 'कवि-काव्य-विचार' लिखा तथा उ० प० में क्रमग 
सस्कृत ग्रथचरित्रम्‌' छप रहा है। पी० पी० एस० श्ञास्त्री भर के० 
एल० बी० शास्त्री" ने मेव्डोनाल के “हिस्ट्री आफ सस्क्ृत लिटरेचर' से 
वैदिक साहित्य का वृत्तात अ्रनूदित किया और पजाब विश्वविद्यालय के 
प्रो० हसराज प्रप्रवाल ने हाल मे ही उसी विषय पर| दो खडो भे एक 
भ्रपेश्नाकुत बडा ग्रथ लिखा है | द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री का 'सस्कृत-साहित्य 
विमश' (मेरठ, १९५७) सस्क्ृत माहित्य का सस्कृत भाषा मे लिखित 
एक अन्य इतिहास है । अनेक पडित और गोव-कार्य मे निरत विद्वान्‌ 
प्राचीन प्रथो के शुद्ध पाठो के सम्पादन और भाष्य भ्रादि में जूटे हे । 
उन्होने अपनी भूमिकाएँ और समीक्षा झ्रादि अग्रेजी के वजाय सस्क्ृत में 
ही प्रस्तुत की हे। इस प्रकार इन भ्रथो का उपयोग करने वालो का क्षेत्र 
विस्तृत होता गया है। जयपुर के मधुसूबन शर्मा-जैसे पडितो ने सस्क्ृत 
में इन्द्र, चातुवेण्यं, अ्रत्रि और यज्ञ||-जैसे विषयों पर शोधपरक निवध 
प्रस्तुत किये हे । 


सामाजिक और दाशनिक आन्दोलन 


जिस काल-खड का हम परयंवलोकन कर रहे हे, वह सामाजिक, 
धामिक, दाशंनिक क्षेत्रों मे नये आान्दोछन का काल था। भारतीय 


१६३१, चिहिदिंगूरू ओर मद्रास | 

+* पालघाट, १६२७ | 

| लुधियाना, १९५१ | 

| इद्रविजय १६३० ५ चातुवंण्य शिक्षा १९२७ , मत्रिस्याति १९२६ + यप्सरखत 
१६४६ ; महर्षिकुल वैमव, १६१६ | 


३१८ आज का भारतीय साहित्य 


जनता ज्यो-ज्यो पाण्चात्य जीवन-पद्धति को अधिकाधिक श्रपनाने लगी, 
समुद्र-पार की विदेश यात्राएँ ज्यो-ज्यो श्रधिक सामान्य बनती गई, हिन्दू 
रूढियो और रीतियो पर एक ओर पश्चिम के लोग और भारतीय 
सुधारक ज्यो-ज्यों आलोचना करने छगे (उदाहरणाथ्थ वाल-विवाह, 
वंधव्य, जाति-भेद, छुआ्नाछत भ्रादि पर), त्यो-त्यो सनातनी हिन्दू रूढ 
पद्धतियों से चिपटने लगा । झ्रारम्भ में पडितो ने सुधारको के श्रान्दोलन 
का वडे साहसपूर्वक सामना किया और समुद्र-यात्रा, ऋतु-प्राप्ति के 
पण्चात्‌ विवाह शोर विधवा-पुनविवाह भ्रादि”ँ के विरोध में बहुत लेख 
लिखे। सामाजिक-धामिक क्षेत्र मे श्रायंसमाज का श्रान्दोलन था, जो 
वेदिक धर्म की सच्ची शुद्धि की ओर समाज को पीछे बुलाना चाहता 
था। उसने सस्क्ृत के भ्रध्ययन में वडी सहायता दी, भ्रौर उसके विस्तार 
के लिए बहुत-से पाठ्य-ग्रथ तयार किये। पढितो ने जो सेद्धान्तिक 
साहित्य रचा, उनमे दयानन्द सरस्वती के विचारों की समीक्षा भी 
सम्मिलित है। सनातनियों की श्रोर से स्वतत्रता-पूर्व भ्रौर स्वातत्र्योत्तर 
काल में भी सामाजिक-धामिक क्षेत्र मे कानूनी हस्तक्षेप का विरोध 
वरावर चलता रहा। ऐसी ससस्‍्क्ृत-पत्रिकाश्ों मे, जिनका सम्पादन रूढि- 
वादी सम्पादको के हाथों में था, सुधारों का विरोध प्रकाशित होता 
रहा। इसका उदाहरण १९५१ के स० २० में शिवनाथ उपाध्याय का 

+ उदाहरणार्य 'अब्यि-नो-्यान-मोमासा?, काशी, रोष वेंकयचल शास्त्री, वम्बई, 
१६०३ । दुच्च त्तविक्ृति, स० च० में श्रप्पा शास्त्री, १६०७; “विवाह-समय-मीमासा- 
अव्धियान विमश, एन०एस० अनन्तक्ृप्ण शास्त्री, १९११ $ 'वाल-विवाह-हानि-प्रकाश,? 
रामखरूप, इटावा, १९२२५ 'ऋतुमती-विवाह-विधि-निषेष प्रमाणानि?, मद्रास १९१२७ 
परिणय मीमासा,” के० जी० नटेश शास्त्री, श्ीरगम्‌ १६१३ वयोनिर्णय?, पी० गजपति 
शास्त्रो, कुम्भकोणम्‌ १६१० | सस्कृत परिषद, श्रीनगर के पत्र “श्री? में स्वीकृति के युग, 
मब्रिप्रवेश आदि पर धारावाहिक लेख निकले | कुछ उदारमतवादी परिडत भी थे, जो 
मुधारकों के साथ चलते थे, उदाहरणार्थ काशीचद्र ने “उद्धारक चढ्रिकाः लिखी, जिसमें 
समुद्रयात्रा से लोटे हुए व्यक्तियों को पर्म के बेरे में ले लेने की वात थी (आर० के० 
मिशन इस्टीट्यूट श्राफ कलचर का बुलेटिन, जून १९५६, १० १३२) | 


सस्क्कत ३१९ 


एक छोटा-सा नाटक है, जिसमें दो स्त्रियाँ हिंदू कोड बिल पर वाद- 
विवाद करती हे श्र यह सिद्ध करती हूँ कि इस प्रकार से भारत के 
प्रत्येक घर में एक पाकिस्तान पंदा हो जायगा | कुछ सस्कृतञ्ञ ऐसे भी 
थे जो सुधारों का स्वागत करते थे। इस युग में समाज-विज्ञान या 
धमंशास्त्र के क्षेत्र मे दो बडे उल्लेखनीय ग्रथ प्रकाशित हुए डॉ० 
भगवानदास का 'मानवधर्मसार' और जोधपुर के म० म० विश्वेश्वरनाथ 
रेऊ का 'आयं-विधान या विश्वेश्वर-स्मृति” | प्रथम ग्रथ मे, जिसके कि 
लम्बे और छोटे दो सस्करण हे, भौर जो देश-भक्ति तथा सास्कृतिक 
परपरा के प्रति भ्रगाध प्रेम से भरे भनुष्टुप छुन्दों मे लिखा गया है, 
लेखक ने श्रपने व्यापक ज्ञान के भ्राधार पर भारतीय इतिहाप्ष, विभिन्‍न 
दाशनिक विचार-धाराओो और ऐहिक तथा पारलौकिक हिंदू दृष्टिकोण 
का पूरा विश्लेषण करके जाति, स्त्री, मदिर इत्यादि के विषय में 
शास्त्राज्ञाओ्रो का सच्चा श्रथ॑ प्रस्तुत किया है। उन्होने हिहू-धर्म की अन्य 
धर्मों से तुलना करके हिंदू राज्यों के उत्थान-पतन की मीमासा की है 
और यह दिखलाया है कि इस सस्कृति का एक दोप 'सघ-शक्ति' का 
अ्रभाव है। विश्वेश्वरनाथ रेऊ के एक इतने ही बडे ग्रथ आधुनिक स्मृति मे 
नवीन वैज्ञानिक भूगोल भौर इतिहास, भ्राघुनिक स्वच्छता-शास्त्र, सतति- 
निरोध आदि को प्रपनाया गया है। 

बौद्ध भर जैन धर्मो से हिन्दुत्व की रक्षा करने के लिए सस्क्ृत के 
दार्शनिको ने विरोधी मतवादों के आध्यात्मिक तकों का पूरा अ्रध्ययन 
किया और अपनी रचनाओं के द्वारा एक अ्रविच्छिन्त दाशंनिक परम्परा 
निरन्तर बनाये रखी। बाद मे, दुर्भाग्यवण पण्डित लोग आपसी लडाई 
में शक्ति का अपव्यय करने लगे उदाहरणार्थ, भ्रद्व॑तवादी द्वतवादियों 
से, भौतिकवादी अरध्यात्मवादियों से, एकेश्वरवादी अनेकेश्वरवादियों से, 
आस्तिक नास्तिको से, और आस्तिको में भी विभिन्‍न दल भ्रापस में खूब 
लडने लगे। जब कि श्रारम्भिक सस्कृतज्ञ ने अपने विरोधियों को भी 
अपनी भाषा, साहित्य और मत-धारा की जानकारी कराने को वाध्य करते 


३२० आज का भारतीय साहित्य 


थे और अपनी रचनाओं के पृष्ठो में ही वाद-विवाद करते थे, बाद के 
पडित यह का पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर सके, जबकि हिंदुत्व को 
पहले इस्लाम से और बाद मे ईसाइयत से चुनौती * मिली, इसलिए 
इस दिशा में कोई साहित्य विकसित नही हुआ । इस दृष्टि से भारतीय 
दार्गनिक साहित्य समय की माँग के साथ-साथ श्रागे नही बढ पाया। 
यह भी एक कारण था कि ज्यो-ज्यों सामाजिक परिवर्तन होते जा रहे 
थे, सस्कृत का पडित उनके साथ निह॒त्था लडता रहा, और इसका परि- 
णाम यह हुम्ना कि वह धीरे-धीरे उस युद्ध मे पराजित होता गया । इसी 
प्रकार पश्चिम की विचार-धारा का सामना न करके, वहाँ के इतिहास 
झौर विकासवाद के सिद्धातो को न मानकर, पण्डित-सम्प्रदाय श्रपना ही 
नुकसान कर रहा था। कभी वह वैदिक या भ्नन्य ग्रथो के गलत भ्रर्थो 
का उत्तर देता, कभी विदेशी पश्चिमी प्राच्यविद्याविदों के द्वारा सस्कृत- 
साहित्य के सम्बन्ध में फैलाई गई मिथ्या धारणाओ्रो से जूकता। हिलू 
धर्म के भीतर भी, जो नई धामिक और दाशनिक मतावलियाँ चल पडी 
थी, उनकी भर सस्कृत साहित्य ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, क्योकि 
विरोधियो द्वारा विचार-मथन या साहित्य-सृजन पर्याप्त मात्रा मे नही 
मिलता | आयंसमाज के विरोध में कुछ फुटकर आलहोचनाएँ हे, 
जिनका उल्लेख पहले आ चुका है। मद्रास के साधु-धर्म-मडल ने र४ 
श्रष्याय वाली नई गीता के विरोध मे एक सस्क्ृत-पुस्तिका छापी है। 
उसका नाम है नूतन गीता वेचित्रयविछास”'; भर लेखक हे 'भगवद्‌गीता 
दास' (मद्रास, १९१७) । 

क्या इस काल में कुछ ऐसी भी धाराएँ थी जिन पर रूढिवादी 

* एकाथ अपवाद इधर-उधर नजर जाता है; जेसे 'खिर-धर्म-कौमुदी-समालोचना', 
लेखक बजलाल मुखोपाध्याय (कलकत्ता, १८६४,) जो कि डॉ० बैलेण्टाइन के ईसाई- 
दृष्टिकोण से हिंदुल्न की आलोचना का खबन था ; 'शास्त्र-त्त-विनिर्णयः, (उज्जैन, 
१६५१) निसकी रचना पढित नीलकंठ शास्त्री गोरे ने ईसाई धर्म अपनाने से पूवे की 
थी भोर जो जान म्यूर की हिन्दू-धर्म विरोधी 'भाता परीक्षा? का उत्तर था | 





आऔआ-२० 


संस्कृत ३२१ 


पण्डितो ने श्रपने दार्शनिक मतवादों को प्रतिपादित किया ? हाँ, कुछ 
पष्डितो भर विद्वानों ने साहसपुर्वक भ्रपना जो मौलिक दृष्टिकोण व्यवत 
किया वह उल्लेखनीय है। तिरुविशानल्लूर के रामसुब्वाशास्त्री नामक 
पडित ने, जो कि भ्रपनी मौलिक टीकाओ्रो के लिए प्रसिद्ध थे, भ्रपनी 
मौलिक व्याख्याएँ लिखी। कभी-कभी वे अपने विचारों को बडी 
विचित्र स्थिति मे ले जाते, जैसा कि ब्रह्मसूत्र भौर शाकरभाष्य मे भ्रद्वेत 
को हस्व बनाने के यत्न में उन्होंने किया है ।| इधर हाल मे बेगलोर 
के वाई० सुब्बाराव ने भ्रद्वेत मे भ्रविद्या के नये दृष्टिकोण को स्पष्ट 
करना आरम्भ किया है, और शकर को श्रह्वेतानुयायियो से, और वाद 
में यह दर्शञत जिस प्रकार का निरा तके-जाल बन गया, उससे उबारने 
का यत्न किया है। इसके लिए उन्होने 'मूलविद्यानिरास' (बेगलोर, 
१९२९) लिखा, जिसमें एक विधायक कारण--चंतन्य की सभावना का 
सण्डन है, श्रौर बाद में जब सच्चिदानद सरस्वती के ताम से उन्होने 
सन्यास ले लिया, तव उसके भ्रागे शकर के 'अ्रध्यासभाष्य” पर 'सुगम! 
नाम से एक नई टीका लिखी (होले नरसीपुर, १९५५) | के० वेकट- 
रत्नम्‌ पन्तुलु ने अपनी 'मार्गदायिनी' नामक कृति में 'अक्षरसाख्य' नाम 
से एक नया दर्शन स्थापित किया । गत शताब्दी के अन्त में अप्पाचार्य 
(मृत्यु १९०१) ने साख्य-योग-समृच्चय या अ्नुभवाह्त नामक एक नया 
सर्वधमंसार स्थापित किया था और श्रपने विचारों के स्पष्टीकरणार्थ 
कई ग्रथ भी लिख थे ।* 


सहिष्णता की भावना 
सस्कृत-परम्परा का एक भाग है, सहिष्णुता की भावना। जहाँ 


+ गौरीनाथ शास्त्री ने अपने 'शाकरभाष्यगाभीर्य निर्यय-खड़नः (वाणी विलास 
प्रेस) में उस शकर-मीमासा की आलोचना की दे और उस मत का समर्थन वेकटराधव 
शास्त्री ने अपने 'भाष्य-गाभीय निर्णय मडन? (१६१३) में किया है | 

* देखिये “नया केंटेलोगूस कैटेलागोरम?, मद्रास विस्वविधालय, १, पृष्ठ १९४-५ | 


३२३२ झ्ाज का भारतीय साहित्य 


संस्कृत ने अपने तक और न्याय के ग्रयो द्वारा विभिन्‍न मतो के विचारों 
के विकास में सहायता की, वहाँ वह इस मूल सत्य पर विशेष ध्यान देने 


से कभी भी नहीं चूकी कि विभिन्‍न पतन्थों का ध्येय एक ही है। यह 


उच्चतम विवेक आधुनिक भारतीय विचार-धारा में विशेष श्रर्थ भर 
महत्व पाने लगा है ; और इस युग में जिन्होंने सस्कृत-भाष्य लिखे हूं 
उन पछितो में यह भावना भी दिखाई देती है। यह विशेष सतोप की 
वात है। हम यहा कम-से-कम दो ऐसे ग्रथो का उल्लेख करना चाहते हे 
जिनमें यह भावना विशेष रूप से दिखाई देती है. पोल्लाहम राम वास्त्री 
ने 'चनु्मत सामरस्य' (कुम्भकोणम्‌, १९४४) लिखा, जिसमें वेदान्त की 
चार भासताओ मे समानता देखी गई थी। इसी ढग का एक और महत्त्व- 
पूर्ण सस्कृत-प्रथ म० म० लक्ष्मीपुरम्‌ श्री निवासाचार्य का 'दरशंनोदय' है । 
यह ग्रथ केवल इसी उद्देष्य से छिखा गया था कि संप्रदायवाद कम हों 
ओर परस्पर सामजस्य बढ़े । 

नए भ्रान्दोलनो में, श्रायंतरमाज का सस्क्ृत के पुनरुत्यन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। इस विचार-धारा के कारण कई सस्कृत-प्रथ लिखे गए । 
ऐसे लेखको में श्रखिलानन्द शर्मा सवसे अधिक लिखने वाले, प्रतिभागाली 
कवि और लेखक हे ।* इस विचार-धारा के और नये लेखको में हरि- 
द्वार के ब्रह्ममुनि परित्राजक है, जिन्होने वेदान्त सृत्रो पर एक नया भाष्य 
लिखा है, जिसका नाम है 'वेदान्त दर्शन” (होजियारपुर,१९५४) । इसमें 
प्राचीन भाष्यकारों की पद्धति की धालोचना है। रामकृष्ण-विवेकानन्द- 
आन्दोलन ने भ्रभी तक केवल कुछ ससकृत के स्तोत्र| निमित किये है। 
यद्यपि जैसा कि हम भ्रागे वतायेगे, इस श्रान्दोलन के दोनो संस्थापक कई 
साहित्यिक इृतियों के विपय बने है |। रमण महपि शरौर भ्ररविन्द के 


देखिये 7 >> 77 “5 ++-त+ आप केंटेलागोरम ्‌ 
+ देखिये नया कंटेलोगूम ), पृष्ठ १५-१६--उनको झतियों के लिए | 


| देखिये 'रामकणसहस्तनामस्तोत्रः--एम० रामझृष्ण भट्ठ, बैंगलौर, १६५० | 
3 विवेकानन्द का 'सन्‍्यासों का गीत? सरक्षत में नित्यानन्द भारती ने अनूदित 
किया | 


सरक्ृत ३२३ 


: आश्रमो में सस्कृत की कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखों गईं। काव्यकठ्म्‌ 


गणपति जास्त्री, जो वाद में वसिष्ठ मुनि कहलाए, बहुत श्रच्छे कवि थे। 
वे रमण के शिष्य हुए शोर उन्होने 'रमण-गीता' लिखी | 'सद-दर्शन' मे 
रमण के अद्वेत का सुन्दर छदोबद्ध वर्णन उन्होने किया हैं। इस पर उनके 
शिष्य टी० वी० कप्रालि शास्त्री ने टीका लिखो है। वी० जगदीश्वर 
शास्त्री ने रमण पर काव्य लिखा, जिसका नाम “रमण-स्तोत्र' (तिरु- 
अण्णामल ) है। कपालि शास्त्री वाद में पाडिचेरी श्राश्रम मे गए और 
वहा के प्रमुख धस्कृतज्ञ बने । पाडिचेरी से शास्त्री ने 'साधना-साम्राज्य' 
(१९५२) नामक भ्ररविन्द की योग-सा धना के महत्त्व पर पच्चीस छन्द 
लिते, और 'ग्राह्षिक लव (१९५४) नामक प्रार्थता-सम्रह लिखा | 
उनक बृहत्तर ग्रथ है, ऋग्वेद सहिता पर अरविन्द भाष्य के अनुसार 
लिखों 'सिद्धाजना' टीका* । परम्परित सूत्र शैली मे, उसी आश्रम के 
अ्म्बालाल पुराणी ने अरविन्द योग को अपने 'पूर्णयोग सूत्राणि| में 
सुन्दर ढग से प्रस्तुत किया । 
दूसरे सस्कृत-लेखको ने भ्रपने-अपने दृष्टिकोण से अन्य दाशंनिक 
भ्रथ लिघे हे । कुछ सामान्य सस्‍्कृत निवध श्रौर पुस्तिकाएँ धामिक 
दार्शनिक विषयो पर मिलती है । प्रसिद्ध शोधकर्ता भ्रौर विद्वान महा- 
महोपाध्याय रामावतार शर्मा ने 'परमार्यदर्गन भाष्य' लिखा, जिसमें 
भारतीय दर्शन के छु परपरागत सम्रदायों के अतिरिक्त, एक सातवे 
दर्शन! का निरूपण किया गया था । दर्शन के विश्वविद्यालयीन प्रोफेसरो 
में अमरावती के ज्वालाभ्रसाद ने अपने (तत्त्व दर्शन/|| में नई विचार- 
धारा व्यक्त की है, जो सूत्र शैली मे रची गई है भ्ौर विशेप सफल नही 
है। उनका मत है कि भारतीय दर्शन को आधुनिक वैज्ञानिक विचारो के 
साथ मिलाया जाय । बड़ौदा के एम० ए० उपाध्याय ने, जो गाँधीजी के 





* पाडिचेरी, दो खड, १६५०, १६५१ | 
 पाडिचेरी, १९५४ । 
मूल और टीका, अमरावती, १६५० | 





३९४ आज का भारतीय साहित्य 


श्रनुयायी हे, अपने 'ईद्वर-स्वरूप| में एक ऐसी विचार-पद्धति का 
विवेचन किया है जो जात-पॉत, छुआ-छत और पुनजज॑न्म इत्यादि में 
सदेह व्यवत करती है। 'पूर्ण ज्योति' (१९२९) ह्ृषीकेश के स्वामी 
पूर्णानद का सामान्यत असाम्प्रदायिक दर्शन-प्रन्थ है, जो आधुनिक ढंग 
से जाति-पाँति से ऊपर रहकर सबके लिए लागू होता है। इसमे धमे, 
वैराग्य, भवित, योग इत्यादि की मीमासा है। यह गद्य और पद्च-मिश्रित 
पुस्तक है। डॉ० सपूर्णानद उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमत्री और 
ससस्‍्क्ृत के बडे ही समर्थक हे । वे सस्क्ृत में बोलना और लिखना पसंद 
करते हे। 'चिट्विलास”] उनके एक दाशतिक निबंध का सस्कृत रूपान्तर 
है। उन्होने प्रथवंवेद के व्रत्यलड पर 'श्रूतिप्तमा' नामक एक टीका भी 
लिखी है। रामकृष्ण मठ, कालडी के स्वामी भ्रगमानद ने हाल मे ही 
धर्म पर” एक सस्क्ृत-प्रबन्ध लिखा है, जिसमे राजनीति भ्रौर अर्थशास्त्र 
के प्रसग मे धर्म की मीमासा की गई है । 
कालेजो के पाठ्य-क्रम मे य्रोपीय दर्शन का अध्ययन, जिसमें 
पर्चिमी लेखको द्वारा लिखित तकं-शास्त्र, मनोविज्ञान और नीति-शास्त्र 
भाते है, कुछ लोगो के मन मे यह इच्छा पैदा करने लगा कि सस्कृतज्ञो 
के क्षेत्रों मे भी पदिचम के इन विषयो का परिचय या ज्ञान कराया 
जाए। इस प्रकार के साहित्यिक कार्य के परिणामस्वरूप विगत शताब्दी 
के मध्य तक बनारस की 'पडित पत्रिका' ने बक॑ले के 'प्रिसिपिल्स आफ 
ह्य,मन नालेज| और लॉक के 'एसे कन्सनिग क्र मन भ्रडरस्टेडिग/[ 
के सस्कृत-अनुवाद छापे, और विट्ठल ने वेकन के 'नोवम आग नम * का 
' बडेदा, १६४१ 
| बनारस, १६५० 
> काछडी, १६४५ 
 ज्ानसिद्धान्तचद्रिकाः, पढित ओ एस, ८, ६, १० 
म विहद्वर-लोकमद-विरचित 'मानवीय-ब्ान विषयक शास्त्र, पढित ओर एस १० | 
* देकनीय सूत्र-व्याख्यान, बनारस १८५२ | इस प्रकार की और रचनाओं के लिए 
देखें बुलेटिन, आर"के०एम० इस्टिट्यूट आफ कल्चर, जून ११५६, पृष्ठ १३३-४ 





सस्क्ृत 


२५ 


सस्‍्कृत अनुवाद किया । डॉ० साम शास्त्री ने म० स० का» मे० मै० 
(१९२९) में आधुनिक पाश्चात्य तक॑ और मनोविज्ञान का वर्णन 
'पारचात्य प्रमाण-तत्त्व' और 'मानस-तत्त्व' के नाम से विया | इस प्रकार 
का नवीनतम उदाहरण पारचात्य-नीति भास्त्र” पर वृन्दावन के विध्वेब्बर 
सिद्धांत शिरोमणि द्वारा लिखा हुमा प्रवष हे । 


भ्राधुनिक विज्ञान 

प्रारम्भिक काल के संह्कृतज्ञों को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को 
अग्रेजी न जानने वालो तक पहुँचाने की आवश्यकता जान पडी थी। 
इस काये में सस्कृत-पत्रिका्रो, जैसे अप्पा शास्त्री राशिवडंकर की 
“मस्क्ृत-चन्द्रिका, सह॒० इत्यादि, ने बडा भ्रच्छा कार्य किया | (विज्ञान- 
कुसुम शीपक से स० च० ने सस्ठृत के वेज्ञानिक लेखन (यथा 'प्राचम्‌ 
भूगोल विज्ञानम्‌', 'ज्योतिप्‌ तत्त्वम्‌' श्रादि) का ब्योरा दिया है। १८२३ 
झौर १८२८ जैसे प्रारम्भिक वर्षो मे इलत्तूर रामस्वामी थास्त्री और 
योगध्यान मिश्र ने ज्यामिति पर क्षेत्र तत्त्व दीपिका' नामक दो पुस्तके 
लिखी । सह ने लेख छापे, जिनमे कुछ चित्र भी होते थे, और वे 
भौतिकी, रसायन, खगोल शास्त्र, प्राणिश्ञास्त्र आदि विज्ञानों पर थे 
(एन० एस० वा० २ फो०) श्रौर उनका शीर्षक था 'पाइचात्य शास्त्र 
सार'। भ्रप्पा शास्त्री नें खगोल विद्या पर लिखा। मैसूर के सी० 
वेकटरामेया ते 'सनातन-भौतिक-विज्ञान' (मैसूर १९३९) नाम से 
प्राचीन भारतीय लेखको के वेजानिक ज्ञान का सर प्रस्तुत किया । विट्टूल 
शास्त्री ने 'पचभूत-पदार्थ' (बनारस, १८५९) मे, हिन्दू भास्त्रों में वणित 
पचतत्त्वों के रसायन-पक्ष पर ॒ लिखा । बंगलौर और मंसूर से 
'अशुव्ोधिनीसार' नाम से भौतिकी पर भारद्वाज भ्रौर भ्रन्य ऋषियो के 
नाम से कहे जाने वाले भाष्य छुपे । वैज्ञानिक विपयो पर लिखते समय 
'म्ानवप्रजापतिम्‌' नामक १६० छन्दो की कविता का उल्लेख भी आवध्यक 


“जीति-शास्त्र (पाइलिपि में) | 





३२६ झाज का भारतीय साहित्य 


है (स० सा० प० प०, फरवरी १९४७ फो०) । 

इस कविता मे रवीद्धकुमार शर्मा ने विज्ञान की अन्तिम पराजय 
का वर्णन किया है। एक प्रतिभाशाली तरुण भारतीय जर्मनी में जाता 
है। विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके जब वह वापस लौटता है तब एक 
ऐसी अजीब नारी कारखाने में निभित करना चाहता है जो उसकी 
आशाओ की पूर्ति करे। इस कायें मे वह कदम-कदम आगे वढता है, 
अन्त में जब वह उसमे प्राण फूँकता है तो सहसा वह अत्यन्त दुखी हो 
जाता है। 'सस्कृतम्‌' नामक साप्ताहिक के (२०-३-५६ और १७-४-५६ 
के) अको मे, वशगोपाल शास्त्री (राजपुताना) ने दो वैज्ञानिक लघ- 
कथाएँ लिखी हे, जो वहुत सुन्दर शैली मे हे । उनके नाम हे---'चेतनम्‌ 
कक्‍्व अ्रस्ति' और 'शुक्रलोकयात्रा' | इनमे से पहली कहानी में जीवन के 
गुह्य रहस्य का श्राविष्कार पाने में विज्ञान की पराजय वर्णित है। 
विद्याघर शास्त्री ने 'डूंगर कालेज पत्निका' मे, महाराज परीक्षित और 
कलियूग पर एक छोटा-सा प्रहसन लिखा कि शुकदेव और महाराज 
परीक्षित की उपस्थिति के कारण जब कलियग इस ससार मे श्रवतरित 
न हो सका तो उसने श्रपने विजय-प्रभियान के लिए आधुनिक विज्ञान 
और राजनीति की सहायता छी । गणित एवं फलित ज्योतिष भ्ौर 
श्रायुवेंद पर भ्रनेक ग्रथ सस्क्ृत में प्रकाशित हो रहे है। कविराज 
गणनाथ॑ सेन ने शरीर-रचना पर अ्रत्यक्ष शरीर (कलकत्ता, १९१९) 
्रौर रोग-निदान पर 'सिद्धान्त-निदान' (१९२२), तथा भूदेव मुखर्जी ने 
हिन्दू रसायन पर “रस-जलनिधि' (१९२६) की रचना की । मलावार 
और तमिलनाड के भ्रायुवेंद-विद्यारदो ने भी इस प्रकार के ग्रथ लिखे हे, 
यथा : पी० एस० वारियार, कीटाणु-सिद्धात पर वी० एन० नायर-कृत 
अनुग्रह-मीमासा' (कालीकट, १९३८); तमिल की आयुर्वेद- शैली पर 
तिरुचि के नटराज गास्त्री लिखित सस्कृत-ग्रथ 'सिद्ध-वैद्य; स्वास्थ्य भर 
दीर्घायष्य पर सर्वश्री के० एस० म्हसकर तथा एन० एस० वात्वे कृत 
स्वास्थ्य वृत्त (बवई, १९५४), तथा श्रायुवेंद की समूची पृष्ठभूमि 


सर्कृत ३२७ 


पर पता के सी० जी० काशीकर विरचित "आयुर्वेद पदार्थ विज्ञान! 
(१९५३) । अअथंशास्त्र, वाणिज्य, कृषि और पञ-पालन झ्ादि विपयो पर 
पी० एस० सुब्बाराम पत्तर ने अपनी छोटी-सी पुस्तक 'वर्त' (त्रिचूर, 
१९५४) में लिखा। पुरातत्त्व के क्षेत्र मे, केदारनाथ श्ञास्त्री ने “सिन्धु 
सम्यता पर एक ग्रथ लिखा। प० कुलभूपण ने भी इस विपय पर 
सस्क्ृत साहित्य परिषद्‌, श्रीनगर के मृखपत्र 'श्री' (खंड ६, प्रक ३-४) 
में एक निवध प्रकाशित किया है। 


सस्क्ृत-पत्रिकाएँ 

सस्क्ृतज्ञों को प्रथम उत्साह ने जब ऊजित किया, उस समय सस्कृत 
में पत्र-पत्रिकाएँ श्रारम्भ करने की भ्रावश्यकता उन्हे जान पडी। सस्कृत- 
पत्रिकाश्ों का उल्लेख बहुत ही मनोरजक भ्रौर नवीन बातो का पता 
देने वाला है। उस समय न केवल अ्रगणित पत्र-पत्रिकाएँ चली, वल्कि 
उनमे ऐसी विविध सामग्री मिलती है कि सस्कृत में नवचेतना फूंकने का 
महत्त्वपूर्ण कार्य इन पत्रिकाओं ने किया ऐसा भी कहा जा सकता है| 
बनारस के 'पण्डित' के बाद इस दिशा मे अग्रगामित्व का श्रेय 'सस्कृत 
चन्द्रिका' और कोल्हापुर की 'सुनृतवादिनी' (प्रारम्भ में साप्ताहिक) को 
दिया जा सकता है, जिनके साथी अप्पाशास्त्री राशिव्डेकर का सक्रिय 
सम्बन्ध था। बनारस से निकलने वाली पत्रिकाओं में, जिनमे से कई 
अब अस्तगत हो चुकी है, 'मित्रगोष्ठी', 'वल्लरी, 'सूर्योदय' (भारत धर्म 
महामण्डल का मुख पतन्न) और 'सुप्रभातम्‌” (काशी विद्वान्‌ मण्डल का 
पत्र), 'सस्कृत रत्नाकर' (सस्क्ृत साहित्य सम्मेलन का पत्र) और 
'पण्डित पत्रिका' (अखिल भारतीय पण्डित परिपद्‌ का पत्र) का भी 
उल्लेख आवश्यक है। 'सुक्ति सुधा' और “विद्या रत्नाकर' नामक दो 
और पत्र भी बनारस से प्रकाशित हुए। हृपिकेश भट्टाचार्य ने लाहौर 
से 'विद्योदय' झ्रारम्भ किया, आ्रायंसमाज ने 'श्रायंसिद्वात' (इलाहाबाद ) 
शुरू किया, भौर ब्रह्मसमाज ने 'श्रुतप्रकाशिका' (कलकत्ता) प्रकाभित 


३२८ भ्राज का भारतीय साहित्य 


की | दक्षिण भारत में जो पत्र-पत्रिकाएँ चली, उनमें सर्वोच्च सम्मान- 
नीय स्थान 'सहदय' (श्रीरगम) को देना चाहिए, जिसने बडा उच्च 
स्तर कायम रखा, और जिसके साथ दो बडे लेखक सम्पादन में 
सम्मिलित थे--आर० कृष्णमाचारियर और आर०वी ० कृष्णमाचारियर | 
उस पत्रिका का स्थान तिझवायरु से निकलने वाली “उद्यान पत्रिका ने 
ले लिया, जिसके सम्पादक डी० टी० टाटाचार्य थे। 'मजूभाषिणी' 
काचीपुरम्‌ से निकलती थी, "ब्रह्म विद्या' चिदम्वरम से और “विचक्षण' 
श्रीपेरम्बट्र से । रामक्ृष्ण भट्ट बगलौर से 'अमृतवाणी' निकालते थे, जो 
अ्व बन्द हो गई है। पर उत्तर कर्नाटक से जो 'मधुर वाणी” निकलती 
थी, वह भ्रभी चल रही है श्रौर उसका स्तर भी भ्रच्छा है। विविध 
प्रदेशों मे सस्कृत-पत्रिकाएँ ऐसी निकलती थी कि जिनमे प्रादेशिक 
भाषाओं के परिशिष्ट रहते थे, यथा सस्क्ृत-कन्नड में 'काव्य-कल्पद्ुम' 
(१८९७) वगलौर से, 'द्विभाषिका' वगाल से, 'भारतदिवाकर' गूजरात 
से, 'मिथिला मोद' विहार से, 'बहुश्रुत' वर्धा से । कुछ पत्रिकाएँ भ्रग्नेजी 
और सस्कृत की मिश्रित थी, जैसे 'लोकानादीपिका' मद्रास से, 'सस्कृत 
जरनल' पुदुकोट्टा से भर 'सस्क्ृत भारती बर्देवान से | क० मा० मुशी 
की मस्कृत-विश्व-परिपद्‌ से जो पत्रिका निकेलती है, उसमे अग्नेजी और 
सस्कृत की सामग्री होती है। भ्रगणित कालेजो की पत्रिकाओ में, जो कि 
अनेक भाषाश्रों में साहित्यिक सामग्रीयुक्त होती हे, कई मौलिक सस्कृत- 
रचनाएँ प्रकाशित होती रहती है । जिन पत्रिकाश्रो की भ्रख॒ण्ड प्रकाशन- 
परम्परा रही है, उनमे 'सस्कृत साहित्य परिषद्‌ पत्रिका' कलकत्ता का 
उल्लेख आवश्यक है! वहाँ से के० सी० चटर्जी 'मजूषा' चलाते थे । 
विविध केन्द्रों में सस्कृत काछेजो से सस्क्ृत-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई . 
पट्टाभि सस्कृत कालेज ने 'विज्ञान-चिन्तामणि' चलाया, जिसे पुन्नासेरी 
नीलकठ शर्मा सम्पादित करते थे। त्रिवेन्धम के महाराजा सस्कृत कालेज 
से कुछ समय तक 'श्री-चित्र” प्रकाशित होता रहा, और मैसूर से भ्रभी 
भी एक पत्रिका निकलती है। सरस्वती भवन, काशी और बनारस 


सस्कृंत 


हे 


सस्कृत कालेज एक उच्च कोटि की पत्रिका 'सरस्वती सुपमा नाम मे 
प्रकाशित करते हे । सुदूर हैदराबाद (सिघ) से 'कौमृदी' छपता था । 
विहार तस्कृत अकादेमी 'पस्कृत मजीवनम्‌' प्रकाशित करतो थी। 
'सस्क्ृत' (साप्ताहिक) श्रौर 'सस्क्ृत साकेत' श्रयोध्या से निवलते है । 
जयपुर से निकलने वाले 'सस्क्ृत रत्नाकर' के स्थान पर अ्रव "भारती 
निकलता है। शिमला से “दिव्य ज्योतिष! नामक एक नये पत्र का 
प्रकाशन आरम्भ हुआ है। दरभगा से 'सुर-भारती' प्रकाशित होता है । 
सस्कृत विद्वत्‌ सभा, बडौदा 'सरस्वतों सौरभ' का प्रकान्नन करती है । 
सस्कृत साहित्य परिपद्‌, श्रीनगर पिछले कुछ वर्षों से एक चेमासिक 
पत्रिका श्री निकाल रही है, जिसमें मुल्यत निबंध रहते हैँ। साजाहिक 
'सस्कृत भवितव्यम्‌' का विशेप उल्लेख करना चाहिए, यह मस्व्ृत 
प्रचारिणी सभा, नागपुर का मुखपत्र है। इसमें जो सामग्री प्रकाशित 
होती है वह उत्तम होती है, और जिस शैली का उपयोग होता हे वह भी 
उत्तम है। कुछ और पत्र-पत्रिकाएँ, जो अब वन्द हो गई है निम्न हँ-- 
प्रत काम्र-तदिनी, 'विद्वत्कला',, 'सरक्षत भारती, 'सस्कृतमहामडल' 
झौर 'सस्कृृत पद्मवाणी (कलकत्ता), 'सस्कृत भास्कर (मथुरा), 
संस्कृत कादवरी', “विद्योदय' (भरतपुर ), 'श्रमृत भारती” (कोचीन), 
अमर भारती' (बनारस), 'अच्यत' (वनारस), 'भारदा' (इलाहाबाद), 
वेकटेब्वर पत्रिका' (मद्रास), 'उपा और यंप्रभा । 'सम्कृत 
रत्नाकर' (जयपुर) के १९१४ के एक पक में सस्कृत-पत्रों के बीच एक 
मनोरजक ताटकीय सवाद है “रत्नाकर', विज्ञान चिन्तामणि', 'मजु- 
भाषिणी', 'एहृदय', 'उषा', शारदा, 'झ्रायं प्रभार, और “विद्योदय' को 
पात्र बनाकर एक जगह पर मिलाया गया है और उनसे आपस में वार्ता- 
लाप कराया है। 
इन पत्रिकाओं मे छोटी कविताएँ, छोटी कहानियाँ तथा धारावाहिक 
कहानियाँ और उपम्यात्त तो प्रकाशित किए ही गए है, साथ ही निब्रधो 
और सपादकीय टिप्पणियों मे समकालीन घंटनाओ्रों, सामाजिक प्रग्नो, 


३३० आज का भारतीय साहित्य 


नये सुधारों और परिवतंनो पर भी लिखा गया है । इन सब विषयो पर 
सरल गद्य में चर्चा की गई है। उनमें विषय पर अ्रधिक बल है। इन 
पत्रिकाओं से इन विपयो का अधिक स्पष्टीकरण हो सका है भर उनकी 
चर्चा आगे वढी है। सस्कृत पत्रिकाओं में कैसे-कैसे विषयो पर चर्चा की 
गई थी, इसका कुछ अनुमान इन नमूनो से किया जा सकता है: जमंनी 
में शिक्षा, रिक्शा भ्ौर रिक्शेवाले की दयनीय स्थिति मे सुधार, भारत 
में पश-धन की वृद्धि, सतति-निरोध, भावी अकाल का खतरा, किसान 
का भाग्य, अभ्रव कैसी शिक्षा की आवश्यकता है, परीक्षा-पद्धति के दोष, 
भारतवासी और यूरोपीय महायुद्ध, श्रणु-शवित के शातिपूर्ण उपयोग, 
राष्ट्रीय और श्रतर्राष्ट्रीयता, हिन्दू-कानून में सुधार। उनमे छोटे- 
छोटे समाचार, चुटकले भ्रौर स्फुट चर्चा भी होती है। सस्कृत के विकास 
के विपय मे जो प्रश्न हे उनके बारे मे भी बहुत-सा स्थान इन पत्रो मे 
दिया जाता है । इनमे से कुछ ऐसे भी विषय हे जिनके बारे मे भ्रव बहुत 
वार कहा भौर लिखा जाता है--यथा सरक्षत राष्ट्रभाषा, सस्कृत 
का सरलीकरण, सस्कृत शिक्षा की पद्धतियाँ, सस्कृत की महत्ता, सस्कृत 
की वर्तमान दु्दंशा, सस्कृत विश्वविद्यालय इत्यादि । द्राविड भान्दोलन 
और ईसाई प्रचार की भी चर्चा रहती है। एक सामान्य भाषा में 
विभूतियों के वारे में लिखकर और प्रादेशिक भाषाओं में महत्त्वपूर्ण देन 
देकर, इन पत्रिकाओ्रो ने अतर्‌-प्रदेश-मत्री-वर्धत मे भौर देश के ऐक्य- 
स्थापन में वडा योगदान किया है । 


निवध 

पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित लेखो के साथ-साथ, साहित्य-रूप के नाते 
निवध भी, अलग से, विकसित हुआ्ना । विभिन्‍न स्कूलो और कालिजो की 
कक्षाओं के लिए नये गद्य-ग्रथो की आवश्यकता ने इस साहित्य-हूप को 
भ्रागे बढाया । जिन्होने ऐसे निवन्ध-सग्रह लिखे है, उनमें श्री हसराज 
भ्रग्नवाल और श्रुतिकान्त शर्मा के नाम उल्लेखनीय है। 'सस्कृत-प्रवध- 


सस्क्ृत ३३१ 


है 


प्रदीप' (लुधियाना, १९५५) में श्री अ्रग्रवाल ने ऐसे आधुनिक दिपयो 
पर निवध दिये हे, ज॑से हाल के वैज्ञानिक आविप्फार, कब्मीर का प्रध्न, 
अ्रन्त-स्थिति, स्वतन्त्रता के चार वर्ष, ससार के प्रमुख देगों के 
सविधान, सस्क्त का भविष्य, हिन्दू कोड बिल, भारत का भविष्य 
और सस्क्ृत जिक्षा की पद्धति । श्री भर्मा ने अपनी पुस्तक लघु निवध 
मणि माला (लुधियाना, १९५५) में कुछ हल्के-फुल्के विषयों पर भी 
निवध लिखे हे, जैसे हुक्‍्का, घोड़े भौर माइकिल मे वार्तालाप, फुटवाल- 
मंच, तीसरे दर्जे मे रेल-यात्रा, धर्म-निरपेक्ष राज्य, सयुक्तराष्ट्र, चुनाव 
और मित्रता, वाक्‌ पु, निष्प्रयोजन धूमने का आनन्द, पिकनिक, थोक, 
क्रीडा-वृत्ति इत्यादि। 'प्रवध-पारिजात” नए-पुराने विषयों पर सफुट 
लेखको द्वारा लिखे गए निवधो का स ग्रह है। इसका प्रकाशन हाल में ही 
(१९५८) चामराजेन्द्र सस्कृत कालेज, बेगलौर ने किया है, इसके निवधो 
में पचशील, वृहृत्तर मैसूर, सति-निरोध, सयुकत राष्ट्र, रानी लक्ष्मीवाई, 
तिलक, गाँधी जैसे आधुनिक विषयों पर निवध सगृहीत है । 'गल्प- 
कुसुमाजलि' ऐतिहासिक विपयो पर ऐसा ही एक और निवध-सग्रह है । 

पत्र-साहित्य का विकास विशेष नही हुआ्ना है, यद्यपि यहाँ भी भ्रप्पा 
शास्त्री ही भ्रगुत्रा थे, जैसा कि उनके कुछ प्रकाशित पत्र सिद्ध करते हैं । 


यात्रा-वर्णन 

प्राचीन सस्कृत-साहित्य में विशेषकर तीर्थ-यात्रा के रूप मे, यात्राओ 
का उल्लेख है। प्राधुनिक काछ में भी, इस प्रकार की कुछ रचनाएँ 
प्रकाशित हुई है । महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री का 'पेतुन्यात्रा-वर्णन' 
यद्यपि परम्परित शैली में लिखा गया है, फिर भी उसमे हिन्दू श्रादर्थो 
का वर्णन है तथा कई समकालीन विपयो और सामाजिक कुरीतियों का 
भी उल्लेख है। 'त्रिविल्वदलचम्पू” मदुरे के एक वकौल वी० एस० 
रामस्वामी गास्त्री की रचना है। उन्होंने अपने श्रखिल भारत-श्रमण 


* मदरा, १६३७ | 


३३२ आज का भारतीय साहित्य 


है] 


और तीर्थ-यात्रा का वृत्तात इसमे दिया है। इसमें केवल पवित्र तीर्थ- 
स्थानों का ही वर्णन नही, बल्कि आधुनिक मनृष्य का ध्यान श्राकषित 
करने वाले विव्वविद्यालयो, सावंजनिक भवनों और प्राचीन ऐतिहासिक 
स्थलो का भी वर्णन है। सखाराम शास्त्री ने कोकर्णा में अ्रपनी यात्राश्रो 
का वर्णन १९२४ मे लिखा। “श्री' नामक पत्र मे श्रमरनाथ (ख़ड ५, 
अक ४) और गाँवो-देहातो की यात्रा के विवरण प्रकाशित हुए और 
'सरस्वती-यात्रा' नाम से घारावाहिक रूप में प्रकाशित विवरण में 
ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सास्क्ृतिक महत्त्व के स्थानों पर प्रकाश 
डाला गया। इसी पत्रिका के खड १०, अक ३, ४ में 'शिमला वर्णन 
भी प्रकाशित हुआ। एस० पी० भट्ठाचायं की “उत्तराखण्ड यात्रा! 
में हिमालय के तीर्थों का वर्णन है । डॉ० बी० छ० छाबरा के 
्यगतराजनपदशोभ[]] में हालेड का वर्णन है, जहाँ उन्होने कुछ समय 
बिताया था। डॉ० कुअन राजा, जो तेहरान मे सस्क्षत के प्रोफेसर थे, _ 
एक कविता में पर्सिपोलीस का वर्णन देते हे ('अडयार लाइक्नेरी 
वुलेटिन', दिसम्बर १९५३) । इधर एम० रामक्ृष्ण भट्ट ने, जो कि 
वगलौर से 'प्रमुत वाणी' नामक सस्कृत-पत्रिका का सपादन करते थे 
और जो कुछ समय के लिए पूर्व श्रफ़ीका गए थे, उस देश के बारे में 
लिखा है। उन्होने वहाँ के अपने अनुभव 'सस्कृत भवितध्यम्‌/* में 
प्रकाशित एक हम्बे पत्र मे दिये हे । 


साहित्य-समीक्षा 
अलकार-शास्त्र के रूप मे सस्कृत मे साहित्य-समीक्षा का व्यापक 
विकास हुआ | श्रग्नेजी शिक्षा के बाद, विदेशी भ्रालोचना के नियम 
7 कलकत्ता, १९४८ | 
47 भर० व० बगलौर, १९४३ 


+ ओ्री भट्ट ने उक्त पत्रिका (२६-६-१९५६) में अफ्रीका की एक कथा भी सरकत 
में प्रकाशित की है | 


सस्क्ृत ३३३ 


लगाये जाने लगे, कवि के चरित्र-चित्रण, शैली और सदेय-व्यजना प्रादि 
का विचार अधिक होने लगा। तब सम्कृूत में भी यह शावश्यकृता 
अ्रनुभव हुई कि पश्चिमी साहित्य में प्रचलित ढग की लब्री समालोचना- 
त्मक निवध-रचना की जाय । सस्क्ृत की पत्र-पत्निफ्राग्नों मे इस प्रकार 
के कई लेख प्रकाशित किये गए, परन्तु इस प्रकार की पुस्तक अ्रकराशित 
करने का प्रथम श्रेय श्री आर० कृष्णमाचायं को दिया जा सज़ता हे, 
जो 'सहृदय' का सपादन करते थे । उन्होने 'रघवशविमर्ज * झौर 'मंघ- 
सरदेशविमर्ण' नाम से दो पुस्तक लिखी | तिरुतिरपलली के ए० बी० 
गोपालाचायं ने इस प्रकार के साहित्यिक टीका-लेखन में विगपता प्राप्त 
की । उनकी इस प्रकार की रचना्रो में एक हे, 'सदेशद्वय-सरस्वादिनी -- 
जिसमे मेघ-सदेश और हम-मदेश की तुलनात्मक समीक्षा है। मद्रास 
सस्क्ृत अकादेमी विगत तीस वर्षों से सस्कृत-क्तवि दिवस मनाने के 
अतिरिक्त सस्कृत-कवियों और नाटककारो की रचनाएँ पढ़ने और उनकी 
आलोचनात्मक समीक्षाएँ करने को प्रोत्माहन देती रही हे ।| 


लघु कथा 

सस्कृत में जो नये परिवतंन झा रहे थे, वे मर्वाधिक छोटी कहानी 
में दृष्टिगत होते हू । छोटी कहानी सम्क्ृत के लिए नई नहीं है, परन्तु 
जिस रूप में वह श्रव सस्कृत में लिखी जाती हे, उस पर पश्चिम का 
ऋण स्पष्ट हे। झ्राधुनिक काल के आरम्भ से, सम्कृत पत्रिफाग्रों में 
झराधुनिक ढग की जो कहानियाँ प्रकाशित होती रही है, उनकी 
सख्या अब वढ रही हे भर नागपुर| तथा मद्गास में सस्छृत लघकथा- 





+ काणगुणादर्श मीरीज, श्राग्गम, १६०८, १६१४ | 

3 उस प्रकार के कट निदध 'ननल आफ ओरियटल रिसिचेः, मठ्ास में प्रयाशित 
हुए है | 

१ नागपुर-प्रतियोगिता की कहानियों में से श्राठ का प्रवानन 'सस्दुत अवनन्यम! 
के २४-८-१६५४ के विनोदाक में हुआ है | 


३३४ झ्ाज का भारतीय साहित्य 


स्र्द्धाँएँ भी की गई है । इससे स्पष्ट है कि सस्क्ृत में ऐसे श्रगणित लेखक 
हैँ जो इस नये रूप में सम्यक्‌ रचना कर सके हे । 
आधुनिक कहानी कौ रचना से पहले लेखको ने अनुभव किया कि 
सस्कृत के विद्याथियों को सरल वर्णनात्मक गद्याशों को पठनाथथ देना 
आवध्यक है भर इस उद्देश्य से बहुत-सा कहानी-साहित्य निर्मित किया 
गया। ए० वेकट राम शास्त्री ने गद्य मे सौ लोकप्रिय कहानिया 
और लोक-कथाएँ (मद्रास, १८९८) लिखी, श्वेतारण्यम नारायण 
याजवन के “गद्य काव्य' मे गद्यनकहानियाँ और दो कल्पना-प्रधान अश 
('सुकुमार वर्मत' भौर 'महामोद') लिखे और पी० शिवराम शास्त्री ने 
चरित्र रत्नावली” दो भागों में लिखी--जिसके विषय महाकाव्यो- 
पुराणों आदि से लिये गए। गद्य मे एन० नीलकठ पिल्लई (त्रिवेद्धम, 
१९२६) का “विश्वामित्र,, वेकटराम शास्त्री (उ० प्र० तिस्वाय्यूर, 
१९३४) का 'परशु राम-चरित', पी० वी० काणे की सस्क्ृत गद्यवली' 
एम० के० तिरुनारायण भ्रय्यगार (बंगलोर, १९१०) की गद्य-कहानियाँ, 
एम० रामझृष्ण भट्ट (बेगलोर, १९५३) का 'पर्जुन और भ्रन्य वृत्तात' 
इसी कोटि के उदाहरण हे । सरल गद्य मे प्राचीन सस्क्ृत के श्रेष्ठ ग्रथो 
को प्रेषित करने का प्रयत्त किया गया। बाण और सुबत्धु की गद्य- 
कृतियो को सक्षिप्त बनाया गया, उन्हे सरल, छोटी श्रावृत्तियो मे आर० 
वी० कृष्णमाचारियर, म० म० वी० वी० मिराशी, वी० वी० शर्मा 
श्रादि ने प्रस्तुत किया; दूसरी ओर भास तथा कालिदास आदि सस्कृत 
के नाटककारो के नाट्य-कथानक गद्य-वर्णनो के रूप मे वी० अनताचाय, 
वाई० महालिग शास्त्री, एल० वी० शास्त्री और कैलाशनाथ ने प्रस्तुत 
किये । 
'सहृदय' मे प्रकाशित झारम्भिक कहानियो,मे 'साधु-मणि' तामक एक 
गगा-तटवर्ती गरीब मिठाई बेचते वाले की जो कहानी के० श्रीनिवासन्‌ 
के कुम्भकोणम्‌ , १६२२, १६२४ | 
| मेकमिलन्स | 





सस्क्ृत ३३५ 


ने लिखी हे, वह वडो मामिक और उत्तम जैली में हे। स सा० 
प० प० में प्रकाशित कहानियों में में कुछ उल्लेसनीय है 
भवभूति विद्यारल-लिखित 'लीला' (१९२३-२४), तारणिकात चजवर्ती 
की 'पुप्पाजलि' (१९२४-२५), के० आर० शकरनारायण गास्नी वी 
'एऐंद्रजालिक' (मई १९३२,) 'रसमयी' (१९३३-३४), एक व्‌ की 
तरुणी भार्या के विषय में 'भामिन्य मदनातप' (मई १९५५) तथा 
आर० रगाचारी की 'ग्राई० सी० एस० जामाता' । इन सत्रमे पी० बी० 
वरदराज जर्मा की 'कस्पम्‌ अपराध ' स० सा० प७ प० (पप्रैल १९१७) 
टेकनीक की पूर्णता और सूक्ष्म वर्णन-सौदयं की दृष्टि से अलग छाटी 
जा सकती है। इसका कथानक भी दरिद्रता-देन्य के उस सामाजिक 
कलक पर गआ्राधारित है, जिसके कारण जन-साधारण पाप की ओर प्रवृत्त 
होते हे। स० सा० प० प० (मई, १९३७) में रगाचारय ने 'नगर 
परिपालन सभा' नाम से एक प्रहसन लिखा है, जिसमे एक वृद्धा को 
स्युनिसतिपल कौसिल के लिए चुना जाता है। स० सा० १० १७ के 
पुराने श्रको में (१९२८-२९) वेणुधर तकंती्थ का एक प्रहसन है। एक 
यात्रा की कहानी कहते-कहते लेखक स्वप्न में 'यमपुरी-पर्यटन' करता 
है, परन्तु उसकी यात्रा अ्रधूरी रह जाती है, क्योकि यमराज यह नही 
निर्णय कर पाते कि उनका अधिकारक्षेत्र केवल हिंदुओं तक सीमित है, 
या उसमे म्लेच्छ भी शामिल है । उस भारतीय प्रवासी को प्रपने मृत्यु- 
लोक में पुन इमलिए भेजा जाता है कि वह एक पड्ित-मभा बुलाकर 
पहुले इस बात का निर्णय करे ।" 

स० २० (१९०९-१९४८) में 'पण्यतोहर , 'दु खिनी बाला, असम 
साहस', 'भर्वाचीन सम्यता, निराश प्रणय', 'सरला, साक्षी, 'प्रादर्श 
दम्पति', 'अयमेव प्रेमपरिपाक' (यह है प्रौढ प्रेम |) 'करुणा,, 
वरेप्सु-बदुक-सवाद' (भावी सयुर ओर ब्रह्मचारी के वीच वातच्रीत) 
झौर 'न्यायाधिकारिणी' आदि कहानियाँ छुपी है। म० र० म दो 





* यमराजविचार! नाम कृति 'वियोद्यः में प्रकाशित हुए थी | 


३३६ आज का भारतीय साहित्य 


कहानियो का उल्लेख किया जा सकता है ; एक १९४४ में प्रकाशित 
हुई थी, जिसका आ्राशय था कि आधुनिक चकाचौध और छाया- 
प्रेम के पीछे भागने से नारी को सुख झौर शान्ति प्राप्त नही हो सकती; 
दूसरी कहानी जून १९४७ में छुपी थी, जिसका शीर्षक था 'धन्योध्यम्‌ 
परीक्षा युग. । इस कहानी में परीक्षाओं द्वारा सच्ची ज्ञानोपासना नहीं 
हो सकती, यह॒ सिद्ध किया गया था। इनमे से कुछ रचनाए प्रहसनो 
के रूप में हे। हैदरावाद (सिन्ध) वी 'कौमूदी' में राम द्विवेदी 
(१९४४-४५) की 'विशाखा' और 'प्रमोद-गृहम्‌ नामक कहानियों और 
दहेज की कुप्रथा पर विश्वेग्वर दयाल द्वारा लिखित 'यौतक' नामक 
कहानी प्रकाणित हुई थी । एक चोर बाज़ार वाले ने एक बिल्ली पर 
कैसे विजय प्राप्त क्री, यह के० सी० चटर्जी ने 'मार्जार चरित्र” नामक 
कहानी (अक्तूवर १९५३) में लिखा है। श्रीमती क्षमा राव ने १९५३ 
में सदा की भांति शअ्रनृष्टुप छद में अ्रपनी पाँच कहानियाँ प्रकाशित 
की, ये पहले अग्रेज़ी में लिखी गई थी भौर बाद में ढाली गई; उनके 
विपय समाज-सुधार, वाल-विवाह, अल्पायु में वेधव्य इत्यादिहे। « 
'कया मुक्तावली” (बम्दई, १९५४) के शीर्षक से उनकी १५ कहानियों 
का सम्रह इसमे मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है। उनकी एक पुरानी 
पद्य-कथा इसमे गद्य में प्रकाशित है। उनके 'ग्राम-ज्योतिष्‌, में सविनय 
भ्रवज्ञा आन्दोलन और सत्याग्रह के दिनों मे गुजरात के गाँव के बारे 
में तीन कहानियाँ हें। 'सस्क्ृत' (जून, १९५७) में 'गहुल' के नाम से 
भारतीय इतिहास के हुण काल पर एक अत्यत प्रभावपूर्ण रेखाचित्र 
प्रकाशित हुआ है। 

'सर्वजन सस्क्ृत माला” में जिसका उद्देश्य सस्कृत मे सरल जद्य 
की पाठ्य-सामग्री प्रस्तुत करना था, ए० कृष्ण सोमयाजी ने संस्कृत में 
टाल्स्टाय कौ कहानी "कणों लुप्त. गृहम्‌ दहति' (एक चिगारी घर 
को जला देती है) (गुण्टूर, १९५४) दी है। ईसप की लोक-कथाएँ 
एक से प्रधिक सस्कृत-लेखको द्वारा अनूदित हे । 


छत. 9 


सल्क्ृत ३३२७ 


उपन्यास 

त्र हम एक एसे साहित्य-त्प पर विचार करेगे जो निश्चित रूप 
में आ्राव्वनिक कहा जा सकता है, और पारचातय प्रभाव ने जिययो याका 
दिया ह वह है, उपन्यास। यहा भी हम देखेगे कि कादयरी -त्प झबा 
नकी मे सामाजिक कथानक और वातावरण तक परिवतन होता गधा 
है। यह ब्रिवा गभ्नुवादों, त्पातरों शरीर मौलिक रचनाओं प्रादि तीनो 
र्पो में समृद्व हुई है। अप्या गास्त्री ने वक्रिमचद्र फ्री उावश्यमत्री था 
संस्कृत अनुवाद किया, यह पहले “मस्कृत चद्रिफा' मे परशाशित 
हुआ श्रीर बाद में एक स्वतत्र ग्रथ के सप में प्रकाधित हुप्रा। उसी 
प्रसिद्र बगाली लेखक का 'कपाल-कुइला हरिच्ररण ने झनूदित किया । 
श्रप्पा घास्त्री की जो प्रस्य रचनाएँ स० च० मे प्रकानित हुईं, उनमे 
कृष्णक्रान्तस्थ निर्वाणम्‌ और नायिका द्वारा प्रात्मकेवात्मक रीति मे बरणित 
'इृदिरा' उल्लेस्य हें। अन्य लेखकों की जो रचनाए म० न०» में छपी, 
उनमे प्रमुख हे * नरसिह्चार्य अ्रणेकर की 'मृत्तिकावृगभकथा' पोर 
वालभद्र गर्मा की 'वियोगिनी वाला । उपेन्द्रनाव सेन ने 'पल्लिु्त्रि', 
मकरदिका', और 'कृदमाला' लिखी। हरिदास नसिद्वात-वागीय ने 
'सरला'” ” नामक उपन्यास लिखा | ए० राजगोपाल चक्रवर्ती का नैवा- 
लिनी; नामक रुपान्तर हे। इसी छेसक ने दो और उपन्यास लिसे-- 
'कुमुदिनी! और 'विलासकुमारी सगर'। चितामणि माधव गोडे ने 
'मदनलतिका' (वम्बई, १९११) की रचना की | कई लम्बी कहानिया 
झ्रौर रोमाटिक कथाएँ तथा लघु उपन्यान सस्कृत की कर! पतर-पत्रिफाड्रो 


्र 





वा १६०७, धारणइ १६२०, बनारस ६८७ | उनके भन्‍्य गययन्या में '*ेवी 
बुमुदता 'ढास परिणनि तथा 'मातृ-मक्तिः आदि ह । 
कलकत्ता, १६२४ | 
#ज "स लेसक का प्रस्तुत तया अन्य रचनाया के लिए देशि!, ज्लासियल सरपत 
लिटरेचर उष्णमाचार्य, पृष्ठ 5७३ | 
4 मेमोर, १६१७ | 


३३८ झ्ज का भारतीय साहित्य 


क॑ पृष्ठो में क्रमश. प्रकाशित हुए हे : सह० (३) में कल्याणराम 
शास्त्री की 'कनकलता' छपी । उत्तम गद्य मे लिखा हुआ नब्बे पृष्ठो का 
यह रोमास शेक्सपीयर के 'ल्यूक्रिसी' पर भ्राधारित है। गोपाल शास्त्री 
द्वारा लिखित 'अतिरूप' (३); परशुराम शर्मा का “विजयिनी' (४); 
नारायण शास्त्री का 'सीमन्तिनी' (७), चिदबर शास्त्री लिखित 
'कमलाकुमारी' भर 'सती कमला' (९); एवं आर० हृष्णमाचारियर 
जैसे प्रतिभागाली सम्पादक द्वारा लिखित 'सुशीला' (११) उल्लेख- 
नीय है । 

स० सा|० ५० प० में निम्न उपन्यास छपे थे रेणुदेवी का 'रजनी' 
(१९२८-२९) , 'राधा', 'दुर्गेशनदिनी' (१९२२-२३) और 'राधारानी' 
(१९३०-३१) बकिम बाबू की बगाली क्ृतियों के भ्रनुवाद थे । उसी 
पत्रिका में 'दत्ता' नामक उपन्यास छुपा (अक्तूबर १९३५) | 'मधुर- 
वाणी' में उसके सपादक जी० रामाचायये ने धारावाहिक रूप से 'देवी 
वासती' नामक कथा प्रकाशित की | म० स॒० का० मैं० मै० मे एम० 
नरसिहाचारी ने एक वीर रस के कथानक के आधार पर "कीतिसेन' 
(१९४८-४९) लिखा । के० कृष्णमाचार्य (मद्रास, १९२९) की 'सदार- 
वती' बृहत्कथामजरी की एक कहानी पर आधारित है। श्रीशैरू ताता- 
चाये (मृत्यु १९२५) ने भी बगाली उपन्यासो के अनुवाद के लिए पग 
उठाया, उनकी दो कृतियाँ थी--दुर्गेशनन्दिनी' और 'क्षत्रियरमणी' । 
काव्यकठम्‌ गणपति शास्त्री ने 'पूर्णा* नामक उपन्यास लिखा । बनारस 
से 'मित्रगोष्ठी' का सपादन करने वाले विधुशेखर ने 'चद्रप्रभा' नामक 
रोमास लिखा। मेधाब्त ने 'कुमृुदिनी चद्र/ नामक उपन्यास लिखा 
(येवले, १९२०) | श्री नरसिहाचायं ने, जिनकी शैली बहुत प्रसत्त, 
काव्यमयी भ्रौर प्राजल थी, 'सौदामिनी” नाम से एक उपन्यास लिखा 
(नवीन कृति, मद्रास, १९३४) । 'सीमा समस्या' (मजू० नवम्बर १९५०) 
गगोपाध्याय का नया उपन्यास है, जिसमे एक वामपक्षीय तरुण का 


+ देखिये पृष्ठ ११, उमासहत्त को भूमिका । 





सस्क्ृत ३:५९ 


चित्रण हे। ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित लबी कहानियों में 
देवेद्रवाथ चट्टोपाध्याय की 'बगवीर प्रतापादित्य/ (स० सा० प6 प० 
१९३०-३१), उद्दनाय वद्योपाध्याय की 'गौरचद्र! (स० सा० पर पल 
१९३२-३३), आर० राममूरति की चोल इतिहास पर भ्राधारित 'बीर- 
लव्धम्‌ पारितोपिकम्‌! (उ० प्र० १९५५) है । ऐनिहासिक घटनागं 
पर आधारित कहानियों के कुछ उदाहरण हे 'वीरमती' (म० २७० 
११०९), मुस्लिम युग की एक-एक घटना के आवार पर प्रत्याचार के परि- 
णाम दरसाने वाली 'ग्रत्याचारिण परिणाम ”' (सं र० १९८२) ग्रीर 
दानी दिनेश” (स० २० १९४३) | साप्ताहिक 'सस्कृत' में एुद्ध भच्छी 
ऐतिहासिक कहानिया छपी थी, 'प्रजता' (२७-३-५६), 'ीर' 
(१७-१-५६), 'द्विराग्ममेघ याजि' (२७-१२-५५) उत्पादि। ए० 
राजम्माल , मद्रास की “चद्रमौलि' में पुराने ढग का कथानऊ है और 
कहानी के बीच में एक नाटक भी जोडा गया है। डी० टी० नाताचार्य 
ने वादुबर दोराई-सवागी अय्यगार के तमिल उपन्यास 'भेनया का 
सम्कृत अनवाद किया हे, जो उ० प० में कमण छपता हे । होशियार- 
पुर के श्री जगदराम थास्त्री ने छतपाल विजय नामक गय्नावा 
लिखी है । 


छोटी कविताएँ 

ग्राधुनिक भारतीय लेखन की एक अन्य विशेषता हे छोटी कविना 
को मिला हुआ्ना नया जीवन । अभिजात सरकृत में मुक्‍्तक, युग्मक, कपक, 
कुलक भर अतऊ की परम्परा रही हे। परन्तु पाथ्चात्य लिरिक के टग 
पर थोदे-से छन्‍्दों में एक विशिष्ट विचार के विपय में श्राधुनिक सरफ़ल- 
कवियों ने कविता-मग्रह कम प्रकाशित किये थे, श्रव वह भी होने लगे 
हैँ। मस्कुत-कवि इन भाव-गीतो में अभित्यजना कर रहे हें। कुछ 
कवियों ने अपने छोटी कविताओं के मत्रह प्रकाधित किये हैं, परल्नु 
प्रधिकाश रचनाएँ पत्र-पत्रिकाग्रों में यत्र-तत्र या हस्तलिसित रूप में देती 


३४० आज का भारतीय साहित्य 


पडी है । इन रचनाओ्रो में अग्नेजी साहित्य से अनुवाद भर रुपान्तर हे । 
श्री रामाचद्धाचाय की 'लघुकाव्यमाला' (मद्रास, १९२४) में कई अनु- 
वाद ह मनुष्य की सात अवस्थाओं के विषय में 'पुरुष-दशासप्तक 
(भैवसपीयर का 'ऐज यू लाइक इट'), 'सुमनोरथ! (राजर का ए 
विज"), 'पितृपदेश” (हेमलेट) भर 'साधुवाद-मजरी' (व्राउनिंग का 
प्रानज़ राइट विद वल्ड') । वाई० महालिगम्‌ शास्त्री के (किकणीमाल' 
(मद्रास, १९३४) में शेक्सपीयर, वड्स्वर्थ, शेले और डॉ० जानसन के 
अनुवाद हे, साथ ही कई नई छोटी कविताएँ भी हे, जिनमें नए छन्द, 
यो कि सगीत, लय पर आधारित है, प्रयुक्त किये गए हे । उदाहरणार्य 
सबसे उल्लेसनीय रचना हे स्थाणुपरिवेदना' (भगवान्‌ जकर के दु खो पर 
ग्राधारित) | वी० सुब्रह्मण्य भ्रय्यर की 'पद्मपुष्पाजलि' (मंदुरा, १९५१) 
में मौलिक रचनाएँ भौर अग्रेजी के भ्रनुवाद दोनो हे, प्रथम रचना में 
ऋषियों, कविता, जीवन, प्रकृति और कला, शक्ुन्तला का स्वगतभाषण, 
प्रदम्य भारत इत्यादि विपयो पर कविताएँ हे । एम० एम० के० एस० 
फ्रष्णमूनि गास्त्री के 'प्रकृति विलास' (मदुराई, १९५०) मे प्रकृति के 
बाई वर्णन है । जतीन्द्रताय भट्टाचायं की' काकली” (कलकत्ता, १९३३) 
में परम्परित कविताएँ और स्तोत्र हे, गाँधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
दो छोटी प्रगस्तियाँ भी हूं । प्रोफेसर जी० सी० भा की 'सुषमा' (वम्बई, 
१९५५) एक छोटी पुस्तिका हे, जिसमें व्यग्य, विलापिका, वर्णनात्मक 
पद्य आदि हे । डॉ० ब० चन्द्र छावरा के 'स्वंविन्द' (१९५१, साई- 
कलोस्टाइल) में कुछ महत्त्वपूर्ण पद्य हें, एक चीटी पर है, दूसरा इस- 
पर कि सच्चे मित्र जीवन के सर्वोच्च भ्राशीर्वाद हें । गाँधी जी पर 
कविता वेदिक गायत्री छन्द मे लिखी गई है, इसलिए उल्लेखनीय है, 
साहित्य तथा पुरातत्त्व-उत्लनन पर आधारित सास्कृतिक स्थानों के 
उल्लेस वाली एक कविता मथुरा पर है। एस० वी० वर्णकर की 
'मन्दोभिमल' (पार्दी, १९५६) में अनेक वर्णनात्मक, विचारात्मक, 
उपदेशात्मक झोर देशभक्तिपूर्ण श्रश हे। मथुरानाथ कवि शास्त्री, 


संस्कृत: ' ३४६ 


जयपुर निवासी ने कोई भी ऐसे आजुनिक या विकास-सम्बन्शी विषय 
अछता नहीं छोड़ा है, जिस पर उन्होंने: अच्छी कविता ने : लिखीःहो:॥ 
. इन कविताओं का संग्रह उनके बड़े ग्रंथ साहित्य वैभव (वन्वई, 
१९३०) में मिलता है; इसके प्रथम ख़ण्ड.में प्रकृति-विषयक कविताओं; 
के ममूने हैं; बाद में विविध भावों पर रचनाएँ हैं, विचारात्मक 'प्रत्या- 
पदेश' पद्म हैं भर उनके बाद एक खण्ड है, जिसका शीर्षक है--नवयूग- 
वीथि', जिसमें कवि ने ट्राम, मोटर-कार, रेलवे, जहाज, विद्युत्‌, रेडियो, 
ग्रामोफ़ोन, शल्य-चिकित्सा, क्षयकिरण, छायाचित्र, चित्रपट, विज्ञान की 
महत्ता, विदेशियों के गुण श्रादि पर कविता की है। भारतीय सार्वजनिक 
आस्दोलनों पर भी वे अपने विचार ग्रथित करते हैँ । | 

पेघ-संदेश' के श्रगणित अनुकरणों में यहाँ कुछ विचित्र नमृनों का. 
उल्हेख किया जा सकता है। भ्रलका में यक्ष के जीवन को पुनकेत्पित' 
किया गया है, उसका कार्यालय कैसा होगा, शाप का क्या कारण था 
इत्यादि । (मेघप्रति संदेश, एम० रामा शास्त्री, मैसोर, १९२३); 
इसके बाद कोराड रामचन््र कवि ने 'घनवृत्त' (मद्रास, १९५५) लिखा, 
जोकि कालिदास की कृति का क्षेपक है। 'भेघ संदेश” की व्यंग्य भरी 
परोडियाँ अन्यत्र उल्लिखित हैँ । 

पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताओं के कुछ उदाहरण यहाँ यह दिख- 
लाने के लिए दिये जा रहे हैं कि कितने विविध विषयों पर संस्कृत 'में 
काव्य-रचना हुई। सह” (२) में के० कल्याणी ने भारतीविलाप' 
नामक कविता में एक लेखक के दुःखों का वर्णन किया है कि लेखन, 
प्रकाशन, समालोचन, पठ5न और भ्रास्वादन में कितनी कठिनाइयाँ झ्राती 
हैं। 'भारतीय युद्धसज्जा' (सं० सा० पृ० प०, अक्तुबर, १९४२) 
प्राचीन और नवीन युद्ध-पद्धति के बीच पद्चमय संवाद है, यह भारत. के 
गत महायुद्ध में योगदान पर आधारित है। '“चर्म-गोल-कीड़ा' पुलिन- 
विहारी दासगृप्त (सं० स्वा० प० प०, १९२८-२९) की फुटबाल पर 
एक रचना है। वुवके सुब्रह्मप्यम्‌ शास्त्री ने (म० सं० का० मै० मै०, 


३४२ आज का भारतीय साहित्य 


१९२५) में जोग जलप्रपात पर एक कविता लिखी है। श्रप्पा छर्मा ने 
'पिजरवद्ध शुक' (स० च०, १९०४) नामक एक बडी सुन्दर कविता 
लिखी और 'डेजटेंड विलेज' का बहुत श्रच्छा भ्रनुवाद (स॒० च० में, 
तथा अलग से भी, धारवाड, १९१५) प्रकाशित किया । 

कई छोटी-बडी कथात्मक कविताएँ भी प्रकाशित हुई हे । 'महीपो 
मनृनीति चोल. (१९४९) और 'देवबन्दी वरदराज ' (१९४८) प्रस्तुत 
लेखक ने चोल इतिहास श्र श्रीर॒गम्‌ मदिर से प्राप्त वृत्तातो के श्राधार 
पर लिखे हे। लेखक की एक अप्रकाशित कविता, 'ना कदाचिद्‌ भ्रनी- 
दृधम्‌ जगत्‌' शीर्षक के प्रथम खण्ड मे, पुरुरवा को उवंशी ने बेदिक 
काल में कठोरता से छोड दिया था, इसका वर्णन है और दूसरे खण्ड मे, 
एक भारतीय राजपुत्र को अग्रेज पत्नी ने खूब लूटकर कंसे छोड दिया, 
इसका वर्णन है। 

सस्क्ृत भाषा श्र उसकी महानता पर भ्रनेक छोटी-मोटी कविताएँ 
पत्रिकाओं मे प्रकाशित हुई हे; इस विषय पर प्रभुदत्तशास्त्री ने एक 
सौ छ इलोको की एक लबी कविता 'सस्कृत-वाक्‌-सौदर्यामृतम्‌' (दिल्ली, 
१९५७) भी लिखी है। 

पुराने खण्डकान्यों के ढग पर किचित्‌ बडी कविताएँ लिखी गई है 
और नए ढंग से उनमे विपय-निरूपण हुआ है। सी० वेकटरमणया 
(बंगलौर, १९४४) के 'काव्य समुदाय' मे हरिव्चनद्ध, नभनेदिप्ठ और 
विश्वामित्र की वैदिक कथाझ्रो पर नए ढग से लिखा है। 'धरा यशोध रा: 
(सातारा, १९५२) डी० एम० क्ुलकर्णी द्वारा रचित एक कविता है, 
जिसमे प्राचीन भारत के एक सास्क्ृतिक केन्द्र, भोज की राजधानी, के 
वेभव का वर्णन है । विजयानगरम्‌ के वी० वेकटनारायणराय (बनारस, 
१९०९) ने पद्चिनी-चद्धसवाद! नामक एक रचना लिखी है, जो कि 
“चरित्र पर है। मेधाश्री नारायण शास्त्री तिरुवाय्यूर की अनेक रचनाओं 
में एक “चतुवंर्ग-चिन्तामणि' (श्रीर॒ग्मू, १९२२) भी है। वैचारिक कविता 
के लिए अन्यापदेश-शतक-जैसी प्राचीन शैली बहुत उपयुक्त माध्यम है 


संस्कृत ३४३ 


और कई आधुनिक संस्कृतज्ञोंने भी इस तरह के छत्द लिखे हैं। 
मथुरानाथ शास्त्री के 'अन्यापदेश” का पहले उल्लेख हो चुका है। वाई० 
महालिंग शास्त्री की व्याजोक्ति रत्नावली' (तिरुवाय्यूर, १९३३) इसी 
कोटि को रचना है। जस्मू के सुखदेव शास्त्री का 'जीतमल चरिता' 
(प्रकाशन, लाहौर) विशेष रूप से उल्लेखनीय है; इसमें छोटे-छोटे 
श्राठ सर्गों में कवि ने निर्धन ब्राह्मण वावा जीतू और उसकी पुत्री की 
दुखद कथा कही है; ये पात्र डोगरा चारण-काव्य में सुविदित हैं । वाई० 
नागेश शर्मा ने उपगुप्त और वासवदत्ता से सम्बद्ध बौद्ध कथा पर 'तेत्रो- 
न्मीलन' नामक तीन सर्गों का काव्य (वेंगलोर, १९५५) लिखा है और 
अपना आधार बनाया है--उस हिन्दी गद्य रचना को जो कि इस विषय 
पर लिखी गई है । 


व्यंग-विनोद की कविता | 

बतंभान युग में व्यंग-विनोद की कविता को विशेष प्रोत्साहन मिला 
है। भ्राधुनिकतावादी लेखकों ने परम्परावादियों को अपने व्यंग-बाणों 
का लक्ष्य बनाया है और पुराण-पंथियों ने भी उसका प्रत्यृत्तर उसी 
प्रकार से दिया है। बहुत-से आधुनिक फेशन और रंग-ढंग उनकी 
आलोचना के विषय बने हें। प्रहसनों, स्केचों और व्यंग-रचनाओं के 
लिए विविध प्रकार के मत भर मतभेद, कई पाटियाँ और नेतागण 
विषय बने हैं । यह एक ऐसा लेखन-प्रकार है, जिसमें संस्कृत का उत्तम 
उपयोग किया गया है। 

कुछ आधुनिक लेखकों ने हास्य-कविताएँ लिखने के लिए भमेघसंदेश' 
का रूप सामने रखा है। ऐसी पैरोडियों के उदाहरण हँ--सी० श्रार० 
सहसबुद्धे (धारवाड, १९१७) का 'काकदूत' | एम० झ्रार० राजगोपाल 
श्रय्यंगार ने 'काकदृत* नाम से एक काव्य लिखा है, जिसमें जेल का 
एक चोर सन्देश भेजता है। पूना के के० वी० क्ृष्णमृ्ति शास्त्री ने 


दा अन्नामलाईनगर, मिललेनी, १६४० | 





४४ ग्राज का भारतीय साहित्य 


आकनदृत| लिखा है जिसमे जेल में वन्‍्दी एक चोर अपने एक कुत्ते 
को अपनी प्रिया के पास सन्देशवाहक के नाते भेजता है। प्याज का 
रवाद रोक पाता बहुत कठिन है श्र सह० (८) में मुद॒दु विट्वुलाचाय 
सनातनियों को इस वर्जित खात्र वस्तु के प्रति आकृष्ट करते है (पलाडु- 
प्रारननीा)। जयपुर के क्ृप्णराम ने इस अ्रमूल्य वस्तु पर 'पलाडु- 
थतक' नामक पूरा शतक लिख डाला है। भाड, के दिव्य कार्य पर 
भआजंनी' नामक प्रथस्ति लिखी गई है और भ्रनन्तलवार ने, जो मेलकोटे 
श्री वंप्णव मठ में वाद में आचार्य बने, भाडू के महत्त्व पर “ एक पूरा 
शतक लिख डाला। कवियों ने खटमल और चीटी को भी नही छोडा 
है के० बी० कृप्णमूर्ति भास्त्री पूना ने एक 'मत्कुणाष्टक' लिखा है 
(स० २० में प्रकाशित) श्लौर खटमर-जैसे पूना मे त्रासदायक हे वेसे ही 
वगाल में भी हे । फलत पुलिनविहारी दासगरुप्त ने स० सा० प० प० 
(फरवरी, ११२८) में एक 'मत्कुणाष्टक' लिखा है । खटमल से भी और 
कप्टदायक मच्छर या 'मशक' को प्राचीन सस्कृत-कविता में वडा गोरव 
दिया गया था। समकालीन लेखन मे, आ्रात्रेय (वी० स्वामिनाथ शर्मा) 
ने कुछ पक्तियाँ उस पर लिखी है । | चाय और काफी-पान के भ्रानन्द 
भ्रीर उसके व्यसन से हानि पर कई काव्य-पक्तियाँ लिखी गई हे । सी० 
भार० सहस्रव॒ुद्दे ने चाय पर एक गीता लिखी है ('चाय-गीता', धार- 
वाड) । भात्रेय ने काफ़ी पर सोलह छन्द लिखे है (काफीपोडणिका) | 
श्र दो भ्रन्य कव्रिताएँ भी वेचारी काफी को बहुत भला-बुरा कहती 
है | ये हें--एम० वी० सपतकुमार आचार्य की 'काफी-पानीयम्‌' (स॒० 
सा० प० १०, अ्रप्रेल, १९४१) और 'काफी-त्याग-द्वादश मजरिका' । 





| सरखना-नुपमा, बनारस, १६५६ | 

+ भम्माजनी शतक, मेसोर | सस्कृत-चन्द्रिका, खड ५ मे काड पर एक अ्रभ्याय 
दे (० ७) । | 

[मनन्‍नामलाटनगर, मिमलेनी, १६४० | 

[ वही 


सस्कृत शड्५्‌ 


दूसरी कविता में शंकराचार्य के 'भजगोविन्दम' छन्द और लय को प्रयुक्त 
किया गया है और उसमें जन-साधारण को काफ़ी पीता छोड़ देने 
का उपदेश है। इससे उस चाय की प्याली. की ओर मुड़ना ताजगी 
देगा जिसपर करिक्कड के एम० कृष्णन्‌ तम्बूद्विपाद ने सात छन्दों में एक 
कविता लिखी है (सं० ३-४-१९५६) | अप्पा शर्मा: ने सं० चं० 
(१९०६) में 'उदरप्रशस्तिः तामक कविता लिखी 4 डी० टी० तात्याचार्य 
ने एक मौलिक कविता 'कपीनाम्‌ उपवास: * में उन लोगों के मन की 
चंचलता पर व्यंग किया है, जो बड़ी पवित्रता का ढोंग रचते हें। 
महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'कान्यकुब्जलीलामृत' ३८ छूंदों में कान्यकुब्जों 
का मज़ाक उड़ाती है (सं० चं० खण्ड ६) । 
कुछ नये श्रान्दोलनों पर तथा उनके नेताश्रों और समर्थकों पर भी 

व्यंग लिखे गए हैं । दयानंद को छज्जूराम ने दयानंदाष्टक' में व्यंग्य का 
विषय बनाया है। वंकिमचद्ध चटर्जी का पशुश्रों की कहानी के रूप में 
आधुनिक सस्मेलनों पर व्यंग्य, संस्कृत में अनूदित किया गया है। 
पुन्तसेरि नीलकंठ शर्मा ने सौ छल्दों में 'सात्तिक स्वप्न! में राजनैतिक 
आत्दोलनकर्ता पर व्यंग-प्रहार किया है (एम० ई० १०९७, त्रिचूर) : 
विविध पार्टियों द्वारा विविध नारों श्र विचार-धाराश्रों का परिहास' एक 
बाक़ायदा कान्‍्फ्रेन्स के रूप में पेश किया गया है, जिसमें वृषभ, दवान, 
मर्कठ, झुगाल, शुक इत्यादि भाग लेते हें; और स्वागत-भाषण, उद्घाटन- 
भाषण, अध्यक्षीय भाषण इत्यादि होते हें। कांग्रेस गीता! (मद्रास, 
१९०८) तृफ़ानी सूरत कांग्रेस पर एक व्यंग रचना है। वावा दीक्षित 
वटावे ने 'कल्पिता-काली वृत्तान्तादशे-पुराण' में उन लोगों पर व्यंग्य 
किया है जिन्होंने पुराने आचार-विचार त्यागकर आधुनिक फैशन अपना 
लिया है । 


* कुम्भकोणम्‌ , १९२५। 
 सहृदय एन० एस० २ | 





२४६ भ्राज का भारतीय साहित्य 


नाटक 

गभीर नाठको के क्षेत्र मे, पुराने विषयो पर परम्परित ढंग से बडी सल्‍्या 
में नाटक खेले गए हे भौर यहाँ इतना सूचित करना काफी है कि भारत 
में श्रीनारायण गास्त्रो-ज॑से लेखक भी हुए हे, जिन्होने ९३ नाठक लिखे, 
झ्रौर श्राज तक ऐसे नाटक नियमित रूप से रचे जा रहे हे । यहाँ पर 
ऐसे नाटकों का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहिए, जिनमे प्राचीन 
शैली भर विपय होने पर भी, रूप, विचार तथा शैली की दृष्टि से कई नई 
उद्भावनाएँ की गई है । यह स्वाभाविक है कि जब आ्राधुनिक शिक्षा- 
प्राप्त सस्कृतज सस्कृत में नाट्य-रचना करने लगे तो ये नये तत्त्व आये 
बिना नही रह सकते थे ।* 

क्लासिकल श्रेष्ठ रचनाग्रों में से नये विषय या प्राचीन नाट्य- 
वस्तुओं की नाटयात्मक पुनर॑चना के प्रयत्न किये गए है । उदाहरणार्थ, 
मैसोर के जग्गू बकुल भूषण ने भ्रन्तिम प्रकार के नाटक रचे हे और दो- 
तीन भ्रको में छोटे नाटक रचे हे, जिनमे कि 'प्रसन्‍न कास्यपिया' (मैस।/र, 
१९५१) का उल्लेख किया जा सकता है। इसमे दृष्यन्त और शकुन्तला 
के साथ गिभु भरत कण्व के आश्रम मे जाते हे । इसी आकर्षक विपय 
पर सूरत के जे० टी० पारीख ने एक एकाकी 'छाया शकुन्तला' (सूरत, 
१९५७) लिखा है। जिस पर “उत्तररामचरित' का प्रभाव भी भ्रत्यत 
स्पष्ट है । रूपकात्मक नाटक भी लिखे गए, उदाहरणार्थ “अधमं-विपाक 
(स० च० खण्ड ५)। सी० वेकटरमणय्या ने एक लवा रूपकप्रधान 
नाटक “जीवस्नजीवनी नाटक' | नाम से लिखा, जिसमे आयुर्वेद का मूल्य 
वर्णित था । 

मद्राम सस्‍्क्ृत अकेडेमी ने एक अखिल भारतीय नाटक-स्पर्द्धा की, 
जिसका वहुत भ्रच्छा परिणाम निकला । इस स्पर्द्ा का सम्मान 'प्रति- 


।निनाराामभकनम>अभक नम नमन. 


” एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह घटित हुआ कि प्राकत का प्रयोग भव नहीं 
किया जाता | 


| बगलोर, १६४६ | 


सस्क्ृत ३४७ 


राजसूयम्‌' नामक नाटक को मिला, जो अभी प्रकाशित हुआ हे । यह 
वाई० महालिंग श्ञास्त्री ने लिखा। दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों को 
जगल में भेजने के बाद जो राजसूब-यज्ञ किया उस पर यह नाटक 
ग्राधारित है। इसमे और इसी लेखक के श्रन्य अप्रकाशित “उदगात्र- 
दशानन” आदि नाटको में नये विचारों की उदभावना है। उनका 
'कलि प्रादुर्भाव” | जो हाल में प्रकाशित हुआ, कलियुग के आगमन 
के साथ-साथ जो शीघ्र श्रनीति छा जाती है उसकी सात छोटे श्रको 
में पुरानी, मनोरजक कहानी है | इसी लेखक का 'उभयरूपक' एक 
सामाजिक सुखान्त नाटक है। तजौर के सुदरेण अर्मा ने विल्हण 
की कहानी के भ्रनृकरण पर, एक रोमाटिक विपय 'प्रेम-विजय 
में प्रतिपादित किया है । इस नाटक का वे अभिनय भी कर 
चुके है । 

भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध विभूतियों पर नाटकों की सस्या से 
ही यह पता चलता है कि नाट्य-विपयो में परिवर्तन घटित हुथ्रा | इस 
वर्ग मे हम म० म० भथुराप्रसाद दीक्षित के मेवाउ का राणा प्रतापसिह 
पर लिखे 'वीर प्रताप नाटक' (लाहौर, १९३७), म० म० याजिक के 
'सथोगिता-स्वय वर,' 'छत्रपति साम्राज्य' भर "प्रताप विजय नामक 
तीन नाटक, (जिनमे गीत भी दिये गए हूं ), सुदशनपत्ति के (सिहलविजय _. 
(उडीसा के इतिहास पर आवारित श्र उडीसा के गीतो सहित), तथा 
पचानन तकरतल के 'अमर मगल” (वनारस, १९३९) को रख सकते 
है । विजयानद ने 'प्रेममोहिनी-रणवार' नामक एक रूमानी नाटक लिखा 
(स० च०, १९०४), जिसमे परम्परागत भ्रस्तावना का बहिष्कार किया 
गया है। प्रस्तुत छेखक की कृति 'ग्रवारकली', जो ग्रभी पाइलिपि-ह्प 





3 8 5 न न कल टन लत सन पल 
| 'उदयनपत्रिका' में क्रश प्रकाशित और अलग से मुद्रित, तिम्वेलगाडु, १६५४६| 
* कुम्भकोणम, १६४३ | 
| श्र ग्रेजी भनुवाद सहित वादा से प्रकाशित, १६२६ (त्रपनि-सात्राज्य) 
 बहरामपुर, १६४१ 


३४८ श्राज का भारतीय साहित्य 


में है, जहाँगीर के दासी के साथ प्रसिद्ध रोमास की कथा पर आधारित 
नाटक है । क्षमा राव की मरणोपरात प्रकाशित कृतियों मे कुछ सामाजिक 
सुधार के नाटक हे यथा,'बाल विववा , तीत अको में है । नाटकीय 
रूप में कुछ एकदम नये विषय भी प्रस्तुत किये गए हे। 'प्रकृति सौदये' 
(येवले, १९३४) आरये-समाजी लेखक महात्रत की रचना है। पुन्नसेरि 
नीलकठ गर्मा की 'विज्ञान चिन्तामणि' पतन्निका में प्रकाशित रचना 
भेर्वाणविजय' इस विषय का निरूपण करती है कि सस्कृत की साप्रतिक 
दा कितनी शोकास्पद है और विभिन्‍न रियासतों मे महाराजा सस्कृत 
कालेज खोलने से इस दशा मे कंसा सामयिक सुधार हुआ है । इसमे ब्रह्मा, 
सरस्वती, ऋषिगण, ग्रग्रेजी, सस्कृत तथा ग्रन्य भारतीय भाषाएँ पात्र 
वनकर भ्राते हे । दिल्ली के प्रभुदत्त शास्त्री ने पॉच भ्रको मे ऐसा ही 
एक नाटक सस्कृत वागू-विजय | नाम से सस्क्ृत भर हिन्दी मे प्रकाशित 
किया है । 
रचनात्मक उत्प्रेरणा के नये दौर मे कालिदास, शूद्रक और भवभति 
के भक्तो का ध्यान शेक्सपीयर की ओर भी गया । भारतीय भापाश्रों 
में शेक्सपीयर पर कुछ परीक्षण प्रकाशित हो चुके हे, परन्तु उनमे इस 
महान्‌ नाटककार की कृतियों के सस्कृत-रूपातरों का उल्लेख नही है।| 
१८७७ में मद्रास के श्री शैल दीक्षितार ने 'भ्राति-विलास' नाम से 'कामेडी 
आफ एरस' का अनुवाद किया। राजराज वर्मा, त्रिवाकुर ने श्रोथेलो'] 
का रूपातर शस्तुत किया । झ्रार० क्ृष्णमाचाय ने 'सहृदय' मे प्रकाशित 
करके वाद मे स्वतत्र पुस्तकाकार 'वासतिक-स्वप्न'* छापा, जो कि 'ए 





» म०, १६५५ | 

दिल्‍ली, १६४२ | 

| देखिये, “आरयंन पाथः, नवम्बर और दिसम्बर १३५४, सी० आर० शाह, 
शेक्सपीयर के नाटक, भारतीय भाषाओं में ! 

प्रकाशन त्रिवेन्द्रम्‌ | 

* कुम्भकोणम्‌, १८६२ | 


सस्क्कत २४९ 


मिडसमर नाइट्स ड्रीम” का रूपातर है। गदवाल के श्री गुडे राव हरकरे 
ने 'ए मिड्समर नाइट्स ड्रीम का और 'हँमलेट' के कुछ अको का 
अनुवाद किया है। 'ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम” का एक भ्रन्य अनुवाद श्री' 
(खड ८, अभ्रक ३-४) में प्रकाशित हुआ । 'ऐज यू लाइक इट' अव 
क्रमण यथामिमतम्‌' जीपँक से 'उदयन पत्रिका' में प्रकाशित हो रहा 
है । लेब की 'टेल्स फ्राम शेक्सपीयर' विजयानगरम्‌ के एम० वेकटरमणा- 
चाय ने सस्कृत में प्रकाशित की है ।| सह॒० ने अ्रपने विविध अको में 
शेक्सपीयर के श्रोथेलो, हैमलेट इत्यादि नाटकों की कहानियों को गद्य- 
रूप में प्रकाशित किया है। शेक्सपीयर से छोटे अशो और कविताओं 
के रूपान्तर की चर्चा पहले श्रा चुकी है। सस्कृत में भ्रन्य पाश्चात्य 
नाटक भी प्रकान्षित हुए हैँ | गोइटे के 'फाउस्ट' का सस्कृतानुवाद 
'विश्वमोहन नाम से पुना के एस० एन० ताडपन्नीकर ने प्रकाशित 
किया है। डाक्टर सामा शास्त्री ने लेसिग के 'एमेलिया गँलेट्टी' को 
म० स० का० में० मै०, (७,१९३१) में भ्रनूदित किया है। टेनीसन की 
द्वि-अकीय शोकातिका 'दी कप' सस्क्ृत नाट्य-परम्परा के अ्रनुकूल सी० 
वेकटरमणय्या के 'कमलाविजयनाटक'” में ढाली गई है । 

पण्चमी नाटकों के इन सस्क्ृत-अनुवादों के वाद छोटे आकार की 
नाटय-रचनाएँ भ्राती हे , विशेषत वे एकाकी, जिन्होंने पश्चिम की 
शैली से विशेष स्फूर्ति ली। ऐसे नाटक बहुत बडी संख्या में इस काल- 
खड में प्रकाशित किए गए । प्रहसन प्राचीन काल से ही सस्कृत-रग- 
भूमि पर चले आ रहे है । ७वी शतो के बाद से ऐसे नाटको के कुछ दो- 
चार भ्रच्छे नमूने हमे मिलते हे । यह देखकर भ्रानन्द होता है कि इधर 
लिखे गए छोटे नाटकों में कई प्रहसन हे। कालेज के वापिक दिवस 
श्रादि मौके थोडे समय के लिए ससस्‍्क्ृत में मनो रजन प्रस्तुत करने के उत्तम 





'* मद्रात, १६३३ | 
4 पूना भोरियेट्लिस्ट, १४ | 
* मेंसोर, १६३८ | 


३५० ग्राज का भारतोय साहित्य 


अवसर होते ह ; उनको आवश्यकता से प्रेरित होकर कई ऐसे नाटक 
लिखे गए । इधर कुछ वर्षो से छोटे सस्कृत-नाटको श्रौर नाट्य-सवादो 
को श्राकाशवाणी भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है । 
समकालीन सामाजिक महत्त्व के विविध विषयो का, नये ढग के 
एकाकियों मे निरूपण मिलता है वी० के० थम्पी के तीन सस्कृत-नाटका 
(प्रतिक्रिया, 'वनज्योत्स्ना', 'धर्मस्प सूक्ष्मा गति ) राजपूत स्लिम 
काल के ऐतिहासिक रोमाटिक विषयो पर झ्राधारित हे । सी० वरदराज 
घर्मा का 'कस्याहम' (स० सा० प० प०, १९३९) एक वधू के नये 
घर में स्वगत-भाषण पर भाधारित नाटक है । ए० भार० हेबरे का 
'मनोहरम्‌ दिनम्‌' (स० सा० प० प०, माचे, १९४१) शाला की एक 
साधारण घटना पर आधारित रचना है जिसमे छुट्टी के लिए बच्चो 
की युवित-प्रयुवित की घटना है । सीता देवी अपने 'अरण्य-रोदन' 
(मनोरमा, वेरहामपुर, न० ३, १९४९) में घरेलू कंगडो को साटू्य- 
रूप देती हू । 'भ्रम्षमहिमा' (अ० वा०, १९५१) में के० तिरुवेकटाचार्य 
ने धर और दफ्तर के साधारण अनुभव को सफल नाट्य-रूप दिया है। 
एक क्रोधी ग्रफसर भ्रपनी पत्नी से लडकर दफ्तर से श्राता है, अपना 
गुस्सा वह क्लक पर उतारता है, कलक से उसकी पत्नी पर और पत्नी 
से घर की नौकरानी पर यह गुस्सा स्थानान्तरित होता जाता है। 
वणिक्सुता' (म०, अगस्त १९५५) में एक विचित्र विषय पर सुरेन्द्र 
मोहन पचतीर्थ ने लिखा है। यहाँ एक घनी तरुणी विधवा का प्रणया- 
राधन हिन्दू भौर बौद्ध धर्माभिमानी दोनो करते हे, जिनमे प्रथम विजयी 
होता है। श्रीमती क्षमा राव के 'कट्विपाक' (म०, दिसम्बर १९५५) 
में सत्याग्रह के दिनो की उस सामान्य करुण घटना का चित्रण है जिसमें 
कोई लडका या लडकी आन्दोलन में घर पर माता-पिता का दिल तोड- 
कर कूद पडता था, या पुलिस की हिसा में अपनी जीवनाहुति देता या 
देती थी। बाद की एक कमंण स्थिति मे, जिससे कि देश गजरा, 'महा 





| नरिवेद्रम, १६२४ | 


नकल ३५१ 


इमशान' नामक एक एकाकी कुशलतापूवंक और सशक्त ढग से लिखा गया। 
यह दुखान्तिका तीन छोटे दृश्यों में है, और वह 'कौमुदी' (हेदरावाद, सिन्ध, 
सितम्बर १९४४) में प्रकाशित हुई थी । इसमे विभाजन के समय के 
कलकत्ता की उन सडको का वर्णन है, जिसमे लाशे फैली हुई थी, ५०० 
बस्ती वाले गाव मे ५ बचे, और एक मुस्लिम दर्जी परिवार के सामने 
यह सकट था कि या तो वह अ्रकाल से मर जाय या काले बाजार में 
पाए गए चावलो से वनी उस कॉजी को पिए, जिसकी एक घूँट पीने से 
उसकी एकमात्र बच्ची लडकी मर जाती है। 

गत शताब्दी के अन्तिम भाग में लिखे गए इलत्तूर सुन्दरराज कवि 
के 'स्नृपाविजय/ * के रूप में एक ऐसा एकाकी नाटक हमे मिलता हे 
जिसका विपय सामाजिक, पारिवारिक होते हुए भी उसके भीतर परिदास 
की सूक्ष्म छटा थी। ऐसे नाटक सस्क्ृत मे प्रचलित हो गए हेँ। इस 
जताब्दी मे स्पष्ट रूप से प्रहसनात्मक तो कई नाट्य-कृतियाँ हे। 
पुराने लेखकों मे, जो अभी भी जीवित हे और प्रहसन लिखते हे, एस० 
के० रामनाथ शास्त्री हैं । 'दोला-पचीलक प्रहसन' के भ्रतिरिकत, उन्होने 
'मणिमजूपा' के नाम से भ्रत्यन्त मनोरजक और चमत्कारिक सामग्री 
दडी के 'दशकुमारचरित' के अपहार्वमंन की कथा से ली। मद्रास 
के के० एल० वी० भास्त्री ने तीन प्रहसन लिखे 'लीलाविलास,' | 
चामुण्डा' | और “निपुणिका' | पहले में माता-पिता अपनी लडकी 
को दो अलग-अलग वरो को देना चाहते है, उनमें से एक तरुण पडित 
है, दूसरा शास्त्री श्लौर विगडा हुआ लडका है । लडकी का भाई चाहता 
है कि उसके एक सहपाठी के साथ वह विवाह करे, यह लडका लडकी 





+ प्रस्तुत लेखक द्वारा स्वत॒त्न टीका सहित सपादित ऐनल्स प्राफ 'रोरिण्न्टल 
रिसचे, यूनिवर्सिटी आफ मद्रास ७, १६४२-४३ में प्रकाशित | 

के सु० स० पृ० प० में क्रमश प्रकाशित | 

| पालघाट, १६३५ | 

4 मह़ात । 


३५२ आज का भारतीय साहित्य 


को कुछ चोरों से वचाता है, और इस प्रकार समस्या सुलझ जाती है-- 
इसी लडके के साथ लडकी का विवाह हो जाता है। “चामुण्डा' मे भी 
लेखक ने झाजकल के एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक विषय को लिया है 

गावो में आधुनिक सुधारों के प्रति प्रारम्भिक विरोध और धीरे-धीरे 
उन सुधारो से मिलनेवाले फायदों के कारण उस विरोध के कम होने का 
वर्णन है । इसीमे एक तरुण विधवा, जो लन्दन से लौटकर डॉक्टर हो 
जाती है, विरोधी गाँववालो का सामना करती है जो उसका अ्रपमान 
करने पर तुले हे, जबकि एक विरोधी व्यक्ति की पत्नी को दी गई 
चिकित्सा-सहायता, तथा डावटरी का सेवा-भाव और त्याग इन विरोधियों" 
का सहसा हृदय-परिवततन कर देते हें । वाई० महालिगम शास्त्री ने दो 
प्रहणन लिखे हे, एक 'कौडिन्य प्रहसन”* जिसमे यह लोकप्रिय कथा है 
कि एक कजूस को उससे भी सवाया धू्त मिलता है, जो प्रतिदिन दूसरे 
के घर में खाता है; भौर दूसरा 'श्ूगार नारदीय' | जिसका विषय 
है--एक पौराणिक कथा के आधार पर यौन-परिवतंन । 'पल्लिशाला' 
प्रहतन में (म० स॒० का० सै० मै०, मार्च-जून, १९४२), सस्क्ृत की 
इलेप तथा वक्रोक्ति की शवित का पूर्ण उपयोग करते हुए, एक साहसी 
माता का वर्णन है जो उस शाला के भ्रध्यापक को ठीक कर देती है, 
जिसने उसके बच्चे को मारा है। एक स्त्री का गहने के लिए भ्रतिलोभ 
भर उसका दूं खपूर्ण अत सुरेन्द्रमोहन के 'काचनमाला' (म०, फरवरी 
१९५५) का मुख्य कथा-सृत्र है। जीव न्यायतीर्थ ने अ्रपने 'पुरषरमणीय' 
(कलकत्ता, १९४८) नामक प्रहसन के शीर्षक से एक बिखरी हुई रचना 
दी है, परन्तु इसकी क्षतिपू्ति उन्होने 'क्षृत-क्षेम' मे (म०, नवम्बर 
१९५६) की है। एक केजूस आदमी काले बाजार में अपार धनराशि 
जमा करके परलोक में भी सफल होता है भौर चित्रग॒ुप्त को भी अपनी 
3० प्र० में क्रमश. प्रकाशित, १६५६ | देखें, 'स्त्रीननारद? गद्य में अ० वा०, 

१६४४, लेखक : पी एस० दक्षिणामूर्ति | 
आ-२२ 


सस्कृत ३५०३ 


नौकरी में रखकर मरण के देवता यमराज पर विजय भ्ौर पुनर्जीवन 
प्राप्त करता है। दो अको के एक अन्य नाटक 'चडताडइव' (कलकत्ता) 
में, जिसे कि उन्होंने प्रहसन की सज्ञा दी है, श्री जीव ने स्तालिन, 
हिटलर, मुसोलिनी तथा अन्य अधामिक एव वेपम्यपूर्ण तत्त्वो का श्रकन 
किया है और दिखाया है कि वे किस प्रकार धर्म एवं प्रध्यात्म के देश 
भारत में प्रवेश कर पाने में श्रषफल (?) रहे । एस० एस० खोत ने 
छुद॒म-ज्योतिपी पर 'माला भविष्यम्‌' और छद्म-वैद्य पर “लाला वेद्यम' 
नामक प्रहसन लिखे जो नागपुर में खेले जाकर प्रशसित हुए । श्री खोत 
ने 'श्रुवावतार' और 'हा हन्त शारदे' नामक दो प्रन्य सामाजिक व्यग्य- 
पूर्ण प्रहसन भी लिखे हे । 

'आलस्य-कर्मीयम्‌” (वेकारी) नामक बहुत सुन्दर ढंग से लिखे 
नाटक मे, जो कि 'श्रीचित्र' | में प्रकाशित हुआ, आलवाये के कै० 
आार० नायर ने गरीब, वेकार सस्क्ृत विद्वान्‌ की दुर्देशा का वर्णन किया 
है जो कि युद्ध-काल मे रगहूट वनकर अपना नाम भरती कराना चाहता 
है कि सहसा पन्द्रह रुपये मासिक की, एक भ्रध्यापक की नौकरी उसे 
मिलती है, जो कि एक उपेक्षित सस्कृृत कालेज के एक उपवामी प्राचार्य 
द्वारा दी जाती है, इसमें सस्कृत भाषा और साहित्य को ल्पक के ढग 
पर प्रस्तुत किया गया है। कवि नायक है, भावना उसकी भ्रधीर पत्नी 
है, 'गीर्वाणी' माता है, और घर मे देन्य के कारण सतति-निरोध द्वारा 
सतानो की सख्या दो तक सीमित की गई है काव्य पुत्र है, अभिरुचि 
पुत्री । वटुकनाथ जर्मा अपने 'पाडित्य-ताडवित' (वल्लरी, १९५३) 
में विभिन्‍न गाखाओ और दलो के पडित जो शोर मचाते हे भ्रोर मिथ्या 
अ्रहकार दरसाते है, उसका दम्भ-स्फोट करते है । मधुसूदन काव्यतीर्थ 
ने ऐमा ही एक व्यग पडितो पर विद्योदय' में 'पडित चरित प्रहसन' 
नाम से प्रकाशित किया था। '्रतापरुद्वीय-विडवना,' प्रस्तुत लेखक की 
एक प्प्रकाणित रचना है, जिसमे पेरोडी के रूप में परवर्ती सस्कृत 


' महाराजा सरहत कालेज, निवेद्रम में १९४२, व १६४३ में प्रकाशित । 


हू 


३५८ आज का भारतीय साहित्य 


कविता की अ्रतिमयोक्तियों की श्रसमाव्यता का चार अको के हास्यपूर्ण 
कथानक में विवेचन किया गया है । प्रस्तुत लेखक का “विमुक्ति' नामक 
दूमरा अप्रकाणित प्रहसन है, जिसमे एक पूरा दार्शनिक रूपक गुम्फित 
है। प्रचीन भाण' रुप मे 'मक्कंट मर्दलिका' वाई० महालिंग भास्त्री ने 
लिखा है (म०, सितम्बर-नवम्वर, १९५१) । नारियो के नये फैशन, 
उनके क्लब, नये परिवान, ताग-टेनिग श्रादि नये खेल, सिनेमा श्रादे के 
उल्लेखों ने समकालीन सामाजिक आधार देकर परम्परित भाण को भी 
इतना मनोरजक बनाया जा सकता है, यह सुन्दरेश शर्मा के 'श्ृगार- 
गंख रभाण' * से प्रमाणित है । 

छोटे एकाक़ी नाटक और नाट्य-रूप मे प्रस्तुत घटनाएँ आल इंडिया 
रेडियो के लिए विशेष रूप से इधर लिखी गई हे; प्रस्तुत लेखक ने इस 
प्रकार की, भागवत पर आवारित संगीत “रासलीला' |, श्रौर 'कुमार- 
सम्भव में कालिदास के सन्देश का एक नया भ्रर्थ देनेवाली नाटिका 
काम शुद्धि | लिखी है। “सस्क्ृत साहित्येतिहास' मे प्रसिद्ध विज्जिका, 
विकटनितवा और अ्रवन्तिसुन्दरी नामक तीन लेखिकाओो के जीवन पर 
आवारित प्रसंग नाट्य रूप में श्राल इण्डिया रेडियो पर प्रस्तुत किए 
गए थे ।* 


प्रादेशिक भाषात्रो से अनुवाद भर रुपांतर 

आरम्भिक वृत्तान्त मे, जैसा उल्लेख किया गया है, सस्क्ृत ने सदा 
लोकप्रिय भाषाओ्रो और उनके साहित्यों से वडा घनिप्ठ सम्पर्क रखा 
था। आधुनिक काल में, भारतीय साहित्य के आलोचनात्मक और ऐति- 
हासिक अव्ययन से कई सस्क्षतजों को प्रेरणा मिली कि वे अपने प्रादेशिक 





* कुम्मकोणनू, १६४८ | 

| ञ्र० वा० और अलग से भी, १६४५ | 
7 भ्र० वा० और अलग से भी, १६४४ | 
* भद्रात, १९५६ | 


सस्कृत २२० 


ह. 


साहित्यों के उत्तम अग्मो को सस्क्ृत में प्रस्तुत झरे | यह भ्रनुवाद इन 
भाषाओं के प्राचीन तथा आधुनिक साहित्याशों से हे । विविध तापागा 
से अनूदित कहानियों झौर उपन्यासो का उल्लेख हो चुका है | अ्रव हम 
यह देखेंगे कि उन भाषाओ्रों में से कोन-कौन छोटी और लम्बी कबिनाए 
तथा भ्रन्य साहित्यिक श्रण अनूदित हुए हे । सस्कृत में भारतीय भाषाओ्रा 
से अनुवाद का प्राचीनतम उदाहरण तमिक्क से मिलेगा। प्रसिद्ध श्रीवेष्णतर 
दार्थतिक वेदान्त देशिक के कदमों पर कदम रखकर, कुछ प्राधुनिऊ 
दक्षिण भारतीय सस्कृतजो ने भ्रद्ववारों के धामिक स्तोत्रो के अ्नृव्ाद 
किये हे, श्रान्श्र के मेदेपल्ली वेकटरमणाचार्य (गीर्वाणथनगोपसहस्न ), 
मैसूर के टी० नरतिह अयगार उर्फ 'कल्की (सहखगावारत्नावली) ” 
और काची के पी० बी० अ्नगरगाचारियर | आदि ने इस सारे स्तोत्र 
सग्रह के कुछ अश्ों को सस्क्ृत में निवद्व किया हे । प्रसिद्द 'तिरुक्कुरक' 
के दो सल्टृत अनुवाद मिलते हूं । भ्रप्पा वाजपेयिन के सस्क्ृत मस्करण 
का नाम है 'सुनीति कुसुममाला', 7 और उसके साथ लेखक की सस्कृत 
टीका भी है, और एक और अच्छा तथा आधुनिक मस्करण सुर्गठित 
अनृष्टुप में है, जिसका नाम 'सूक्ति रत्नाकर' हे मौर जो शकर सुब्रह्मण्य 
जास्त्री द्वारा रचा गया और क्रमश सहृ० (१३) में छपा है। उसी 
पत्रिका में कबन की तमित रामायण का 'रमग्रहण' (१५) उठा 
है भौर तमित्त सत पद्िटनतार (१३) का परिचय भी छपा है । 
सस्कृत कालेज, त्रिवेद्रम के एस० नीलकठ शास्त्री ने तमिल की “कम्ब 
रामायण” का सस्कृत में अनुवाद किया हैं श्र इसके कुछ प्रग्मों रा 
प्रकाशन 'श्रीरामचरित्रम' के नाम से किया है । कडय्यकुडी के सुत्रह्मण्य 
जास्त्री' ने तमिक्त के नीति-प्रवान अभिजात 'नलाडियर' को ग्रपनी 
चतुप्पदी में भ्रनूदित किया हे। नेम्मारा (केरल राज्य) के गी० 





* बैंगलोर १६३० | 
+ काजीवरन्‌ १६४७, १६११, १६४३, १६४४ | 
| कुन्मगो णन्‌ू, १६२७ | 


५६ आ्राज का भारतीय साहित्य 


है 


87 


नारायण नायर ने तमिक्त महाकाव्य 'शिलप्पधिकारम्‌' को छः सर्गो के 
सस्द्षत-काव्य मे अनूदित किया है, जिसका नाम 'कण्णकीकोबलम्‌' * है। 
वी० वेकटराम शास्त्री के 'कथाशतक' |. की कहानियाँ मूल देशी 
भाषाग्रों से ली गई हे। शेप सूरि ने सस्कृत की चार हजार कहावते 
जमा की (म० स॒० का० मै० मै०, १९४९), जिनमें से अधिकतर 
तमिछनाड भ्रौर पब्रन्य दक्षिण भारतीय प्रदेशों में से हे । गद्य-पद्च मे 
प्रमिट्ट तमिक साहित्यिको के छोटे वर्णन भी प्रकाशित हुए हे, उदाहरणार्थ * 
के० एस० नागराजन (वेगलोर) ने वैष्णव रहस्यवादी कवयित्री भ्राण्डा् 
पर (अ० वा०, १९४७) लिखा । वाई० महालिग शास्त्री ने 'द्राविडाये- 
सुभाषित-सप्तति' मे तमिक्त की विदुषी अव्वे (तिर्वलगाड़, १९५२) के 
मूल्यवान पद्यो में से चुनी हुई रचनाएँ जमा की है। तमिक्क लोक-गीतो 
शोर प्रसिद्ध धामिक गीतो की धुने सस्कृत मे दक्षिण भारत के विद्वान्‌ 
सगीत रचनाकारों और कवियो ने ग्रथित की : नौका-गीत, झूले के गीत, 
तिवप्पुह, कुम्मी, कोलाट्टम इत्यादि। इनमें से कई मौखिक परपरा में 
सुरक्षित है, भौर कुछ पाडुलिपियो मे । कडय्यकुडि के सुब्रह्मण्य शास्त्री 
की अकाशित रचनाओं में से एक में कई लोक-गीतो की धुनो का उपयोग 
किया गया है। नरसिंह सस्कृत कालेज, चिट्टिगुड्र के एस० टी० जी० 
वरदाचारियार ने सस्कृत मे तेलुगु के प्रसिद्ध शतक-काव्यो को पद्मबद्ध 
किया . वेमनाशतक, सुमतिशतक, दाशरथीशतक, कृष्णशशतक और 
भास्करगतक श्र कलहस्तिस्वरशतक" । डॉ० जी० वी० सीतापति ने 
स्पूट तेलूगू पद्यों को सस्कृतबद्ध किया, जिनमे क्षेत्रज्ञ के कुछ तेलुगु 
पद है, जो भरतनाट्य में प्रभितय के लिए प्रयुक्त 'किये जाते हे भौर 
गुरजाड प्रप्पाराव की 'पूर्णम्मा' नामक एक तेलुग्‌ं, कविता भी है। 





*सेलम, १९५५ | 
3 मैयूर, (८९८ | 
* चिट्टिगुड्टर ओर मद्रास, १६९५४ और १९५४ | 


सस्क्ृत जा 


तेलुगु रोमास 'कलापूर्णोदय' का सस्क्ृत गद्य-हपान्तर प्रस्तुत किया ह। 
के० यननारायण दीक्षित ने अभल्लसाणि पेहन्ना के 'मनचस्त्रि के 
रुपान्तर का प्रथम खड प्रकाशित कर दिया है । 

मलयानम मे, केरल के तीन प्रधान आ्राधुनिक कवि उल्लूर परमेग्वर, 
ऐयर, वल्लत्तोल नारायण मेनन और कुमारन्‌ आगान के ग्रनवाद ० 
वी० रामण नम्बूतिरी| और एन० गोपाल पिल्लई ने किये हैं। मल- 
यालम से सस्क्ृत में प्रन्य पद्मानुवादो मे उल्लेखनीय हे-'चन्द्रिका' (हरि- 
प्पाद, १९५५), 'केजवीयम्‌' तथा 'नलिनी' काव्य | भहाराष्ट्र में एम० 
आार० तेलग नामक स्वर्गीय गुणी विद्वान ने, जिसकी संव रचनाएँ 
हस्तलिखित रूप में हे, जञानेश्वर की एक छोटी कविता का भ्रनुवाद 
सस्क्ृत मे प्रकाशित किया है (एम० आर०, मई १९४७) । सातारा के 
सखाराम शास्त्री भागवत और पूना के एम० पी० ओक ने 'जानेख्वरी' 
का सस्क्ृत में अनुवाद किया है। पडित ओक का कार्य न्‍्यायाबीण ए० 
वी० खासनीस ने प्रागे बढाया। डी० टी० साकोरीकर का '"गीर्वाण- 
केकावली' (भोर, १९४६) मोरोपन्त की 'केकावली' का सस्ठ्न रूप 
है। एन० सी० केलकर के प्रसिद्व मराणो उपन्यास बलिदान का 
सस्कृत अनुवाद लटकर जास्त्री ने किया (कोल्हापुर, १९४०) | बगाली 
सस्कृतजों ने दक्षिण भारतीय वधुभो के ढग पर सुसगत कार्य किया है । 
बगाली महाकाव्य 'मेघनादवध' सस्क्ृत में प्रकाशित हुआ (स० सा० 
प० १० १९३३-३४, नित्यगोपाल विद्याविनोद)। भास्करानन्दस्वामित 
ने सस्‍्क्ृत में चैतन्य की जीवनी पर “चंतन्यचरित्रामृत मस्क्ृत अनृवाद 
(स० सा० प० प०, १९५४, खड १ अलग मे प्रकानित, १९५६-५७) 
लिखा है | वकिमचन्द्र भर घरच्चद्ध के अनुवादों का उल्लेख पहले ही 
किया जा चुका हे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कई कविताएँ और छोटी गद्य- 
कृतियाँ भी फटिकलाल दास ने सस्क्ृत में अनृदित की उ्वंणी, स्पर्णमेणि, 


निज 


दी 2 पाप मय न 
$ महाकवि उनतय , निवेन्द्रमू, १६८५५ केरलभाषावितर्त ?, विवेद्धम , १? /८। 
# <उ्ीताविचारलहरी”, त्रिवेन्द्रनू, १६४? | 


३५८ आज क। भारतीय साहित्य 


अ्भिसारिका, भ्रतारदानम्‌, निष्फल उपहार, राष्ट्रन प्रतिबुध्यताम्‌, मस्तक- 
विह्यय , तुच्छ क्षति , स्वर्ण-मृग ये सब रचताएँ मजूषा (१९५४-५५) 
में प्रकाशित हुई, और 'प्रतिनिधि' (स० सा०प० प०, अवतूबर १९५५) 
तथ्य 'प्जाधिनी,' धीरेन्द्रनाथ द्वारा अनूदित (स० सा० प० १०, अक्तूबर 
११०८) हुई। एस० पार्थसारथी ने ठाकुर के 'कचदेवयानी' का सस्कृत- 
ल्पान्तर मद्रास सस्कृत कालेज में १९२४-२५ मे रगमच पर भ्रभिनीत 
किया । हिन्दी कविता को सस्क्ृत में उतारने का कार्य जयपुर के मथुरा- 
नाथ माल्त्री ने वडे विस्तृत ढंग पर किया। वे 'जयपुरवेभव',” 'साहित्य- 
वंभव/, और 'गीतिवीथी' | नामक ग्रथो मे कई छन्द और गीत-हूप 
ब्रजभापा श्रौर हिन्दी और उर्दू से सस्कृत में लाये। उनका उद्देश्य 
सस्कृत-पण्डितो को प्रादेशिक छन्दों के सौदर्य से परिचित कराना था; 
उन्होंने 'विहारी-सतसई' का भी सस्क्ृत में भ्रनवाद किया। होशियारपुर 
के जगदराम जास्त्री ने अपनी 'सगीत रामायण' में श्राजकल प्रचलित 
हिन्दी लोकधुनों का समावेश किया है। सस्क्ृृत मासिक 'सूर्योदय' मे 
प्रसिद्ध हिन्दी-निवन्धों के सस्कृत रूपान्तर मिलते हे। विपुलानन्द ने 
तुलसीदास के एक विनय-पद का अनुवाद (अ० वा०, १९५०) किया है 
आर मंसूर के के० तिरुवेकटाचार्य ने हस्तलिखित रूप मे तुलसीदास के 
'रामचरितमानस” का सस्कृत-रूपान्तर तैयार किया है । 'सस्क्ृतम' 
(३-४-५६) में वम्बई की गुजराती रहस्यवादी कवयिन्नी निर्मेला उप- 
नाम व्यामा' पर लेख है श्ौर इसी पत्रिका के दिसवर (१९५७) अक 
में राहुल साक्ृत्यायन की 'निशा' का अनुवाद है, जिसमे ६००० ई० पू० 
में वोल्गा के उत्तरी तट पर आदिम भारोपीय जीवन की एक कथा 
कही गई है। 

,. आधुनिक सस्क्ृत की समृद्धि मे विभिन्‍न भाषाओं और साहित्यो के 





* जय्पुर, १६४७ | 
 बयपुर, १६३० | 
६ गन्वई | 


५५७ ३५९ 


अनवादो ने बडा योग दिया हे । अग्रेजी कविता से ग्रनुवाद का उस 
पहले किया जा चुका हे । उमर खैबाम की स्वाउयात की ओर सरात- 
लेखक भी स्वाभाविक रुप से प्राकपित हुए हूं हरिचरण ने, जिन्होंने 
'कपाल कुण्डला' का सस्कृत भ्रनवाद किया था और विजयनगरम्‌ के 
आदि माटल नारायणदास ने उमर खँंयाम का सस्कृत भ्नुवाद जिया 
है, उनके वाद गिरिधर वर्मा ने ('अमर-सृक्ति-सुबाकर ),। प्रोफनर 
एम० भ्रार० राजगोपाल अग्यगार ने तीसरा, और पी० बी० दृष्णन 
नायर ने उमर खैयाम का चौथा अनुवाद 'मदिरोत्सव' / नाम से विया। 
उमर खैयाम का सबसे हाल में जो अनुवाद हुआ, वह है सदाशिव डगे 
का 'भावचपक' (बंबई, १९५६) | मध्यपूर्व के साहित्य के अनवादो में 
'अलीवाबा और चालीस चोर' कहानी का सस्कृत अनुवाद जी ०के ० मोइफ 
ने किया और 'ग्रलादीन और उसका जादुई चिराग' (मह० ४) श्रौर 
'गुलिस्ता' के दो भ्रनुवाद, 'प्रसुन वाटिका' रामस्वामी ने स० सा० प० प० 
(१९२३-१४) में भर 'पुष्पोद्यान' दो भागो में आ्रार० वी० गोसले[ 
ने प्रकाशित किया। 'भ्रावेस्ता' को भी जो कि 'ऋग्वेद' की सस्क्ृत के 
निकटतम है, भ्नुवाद के लिए लिया गया, विशुद्ध सस्कृतजों द्वारा नही 
बल्कि पारसियों द्वारा, पुराने भश्रनुवाद 'कलेक्टेड सस्कृत राइटिग आफ 
दि पारसीज' नामक सीरीज मे प्रकाशित हुए और भ्राथुनिक पारमी 
लेखकों में भाषाशास्त्रज डॉक्टर श्राई० जे० एस० तारापोरवाला ने 
मजपा के पृष्ठो मे 'भ्रावेस्ता' की प्रार्थना के मस्क्ृत-अनुवाद के कुछ 
नमूने दिए हे, भ्रौर प्रसिद्व गुगराती कवि ए० एफ० ख़बरदार ने कई 
प्रार्थनाओं के सस्कृत-रूप अपने न्यू लाइट आन दि गाथाज श्राफ होली 


जे अधमन्‍ममन्‍न्‍ममया 


न्‍ननन्‍नकन-क>ऊक-... कन्‍माननआ 





ग कालरापटन, १६२६ | 
+ सढ़ास, १६४० | 

4 त्रिचूर, १६८५ | 

+ लागमन्स १६३८ | 
| बेलगाव, १६३५ | 


३६० भ्राज का भारतीय साहित्य 


जरथुस्त्र' (वम्वई, १९५१) में दिए हे । बौद्ध पालि साहित्य से, म० 
म० विधुर्गेखर भट्टाचाय॑ का “मिलिन्दपन्ह' का (स० सा० प० प०, 
दिसम्बर १९३६), मजूषा में 'धम्मपर्द' का क्रमश (सितस्वर, 
१९५२) सस्क्ृत-अनुवाद प्रकाशित हुआ । प्राचीन ईसाई स्रोतो के भौर 
यूनानी मुहावरों भौर सस्क्ृत समानार्थी कहावतों के संस्कृत अनुवाद 
झार० आत्वान एस० जे० और के० सी० चर्ट्जी ने प्रकाशित किये 
(मजूपा १९५१ और १९५३) । जापानी साहित्य से कुछ भ्रनुवाद 
'मित्रगोप्ठी' मे प्रकाशित किये गए । 

सस्कृत के लेखको ने भ्रपने उन बधुओरो की भ्रोर भी ध्यान दिया है 
जिन्होने अग्रेजी माध्यम के द्वारा भ्रपने साहित्यिक गुणों को व्यक्त 
किया । 'ग्रहो वलीयस्त भवितव्यताय ' पी० शकर सुब्रह्मण्य शास्त्री ने 
एक मनोरजक दाशंनिक कहानी के ससस्‍्कृत-अनुवाद (सह० १२) के 
रूप में प्रस्तुत की है जो मूल भ्रग्नेजी भे बी० आर० राजम्‌ भ्रय्यर के 
'रेम्वल्स इन दि वेदान्त' नाम से थी । वी० वी० श्रीनिवास श्रय्यगर 
मद्रास में भ्रव्यावसाथिक रगमच के सस्थापको में से एक थे; उन्होने 
अग्रेजी में कई मनोरजक नाटिकाएँ लिखी, जिनमे से एक का सस्कृत 
रुपान्तर दाम कुटुम्बक' नाम से उ० प० (ख़ड ४) मे प्रकाशित हुआा। 
'उमादर्श” नामक सी० वेकटरामेया (बेंगलोर, १९३७) की कविता 
“उमाज मिरर' नामक के० ए० कृष्णनिस्वामी भ्रय्यर की श्रग्नेजी कविता 
का अनुवाद है। प्रसिद्ध भारताग्ल लेखक के० एस० वेकटरमणी के 'ए 
डे विथ शम्भू” (बच्चो के लिए उपदेशात्मक रचना) का सस्क्ृत अनवाद 
वाई० महालिग शास्त्री ने “शम्भचार्योपदेश' | नाम से किया है। 
श्री श्रविन्द के काव्यो मे से कुछ रचनाझ्रो का सस्क्ृत में गनुवाद 
टी० वी० कपाली शास्त्री ने 'कविताजलि' (मद्रास, १९४६) नाम से 
किया | 


| मद्रास, १६३११ | | 


भस्कृत 


88 
6गी 
# चत 


राष्ट्रीय आन्दोलन 

तया आन्दोलन वस्तुत एक नव-जागरण ग्रौर भारत की भात्मा यो 
एक नई खोज था। ग्रबुनिक शिक्षा और झ्रादोधनात्मक दृष्दि के 
विकास के साथ-साथ, भारतीय इतिहास जविक गहराई से पढ़ा जाने 
लगा, भारतीय परम्परा के महत्त्व का नया ग्रनभव सामने शाया। 
सस्क्ृतन्ञ प्राचीन भारत के वेभव की श्रोर उत्गाह से मई शोर नव जागरण 
के नये प्रयत्त की ओ्रोर प्रोत्साहित हुए | भारतीय पररुति के उच्चतर 
आश्यात्मिक मूल्य भर ग्राबुनिक सम्धता का भोतिक खरप नई गलियों 
और रूपो का विकास, पश्चिम का दासत्वभरा मर्कटानुकरण उन पत्रसे 
एक प्रतिक्रिया पैदा हुई और भारतीय आत्मा क्री पुन पतिण्ठा की 
भावना उसमे से जागी । राष्ट्रीयता और स्वत त्रता-प्रान्दोलन का जन्म 
हुआ और सावंजनिक आन्दोलनो के नेताओ के एक समूह का उदय हुजा | 
इनकी देश-भक्ति, त्याग, वक्‍तृत्व-गक्ित और अभियानों ने वृह्टिजीवियो 
भ्ौर जनसमाधारण को एक साथ भकभोर दिया । सम्कृतज् भी राजनेतिक 
आान्दोलनों से प्रभावित हुए और इस बूग के सम्कृत-लेसक में नवयग 
का प्रभाव स्पष्ट दिखता हे। वस्तुत इम नई भावना से अनप्राभित 
साहित्य ही समकालीन समस्क्ृत का सबसे वडा भाग हूं । 

इम वर्ग में सबसे पहले वे कविताएँ हे जिनमें उच्दव्सित ढग से 
स्वप्निल लेखक भारत की महत्ता तथा पतन की नर्ा करता 
है, और भावी पुनननर्माण के स्वग्न देखता है। तंदातीतम्‌ एवं (वह 
सव वीत गया) भारत की प्राचीन श्रेप्ठता की स्मृति दिलाने वाली 
बिलापिका हे, जो श्रन्तदाचरण तक॑चूडामणि (स० चर, स० ५) ने 
लिखी है । 'भारती मनोरथ” में एम० के० ताताचार्य, (पी० उब्ट्यू० 
डी०, मद्रास) ने समुद्र के किनारे अपनी एक तद्रा का वर्णन किया है, 
जिसमे वे इस देय की ऊँची सम्कृति और आ्राधुनिक़र काल में उसके 
पतन के चित्र देखते हे। एम० टी० जी० वरदाचारियर के 


के “का “ह व्म्गायक 





िक----पननमन-न-गान-न-ननननन+मनी पक ननन-मी ननननननमनन न नमन नी नननननन न यन नमन न नन- नीनीनननन- फनी कऔ६-)-9़ै चर 02208; 


* प्रथम विश्वयुद्ध के लनय प्रकाशित | 


३६२ आज का भारतीय साहित्य 


'पुपुष्ति वृत्त | में भी तीन सर्गो में एक स्वप्न है, जिसमे पहले प्राचीन गौरव 
की तुलना में अंधेरा चित्र दिया गया है, बाद मे क्षितिज पर महात्मा गाँधी 
की आकृति आती हुई दिखाई गई है, जो भ्रेंधेरा दूर करती है । पच्चीस 
मन्दाक्रान्ता छन्दों में एम० वी० सुन्रह्मण्य अय्यर (स० सा० प० प० 

१९२५-२६) ने 'भारत-वध्‌-विपाद' में भारतीय परम्परा के हास के प्रति 
बोक व्यक्त किया है। 'भारत-भाग्य-विपयंय] के० एस० कृंष्णमति 
घास्त्री की एक बडी लवी कविता है, जिसका विपय भी यही है। 
भारत गीता' (सहु० १) में भारतमाता पर भरार्याएँ लिखी है । किसी 
भी सस्कृत-पत्रिका का शायद ही कोई ऐसा भ्रक निकलता हो जिसमे 
भारतमाता पर कविता प्रकाशित न हुई हो । टी० वी० कपाली शास्त्री 
ते अपने 'भारती-स्तव”* में परम देवी माता के ही दर्शन भारतमाता के 
स्प में किये हे । लक्ष्मी अम्माल देवी की 'भारती गीता' में तीन सर्यों 
मे, भारत की प्रतिष्ठा और पतन का वर्णन है भौर भारतमाता के पूत्रो 
को उसके सर्वागीण पुनर्जागरण के लिए कटिबद्ध होने का आवाहन है । 
शारदा प्रमाद| मोचेल रामकृष्ण की रचना है, जिसमे भारतीय सस्कृति 
के अनुयायियों की दुर्दशा वर्णित है। पुरी के म० म० दामोदर शास्त्री 
ने भारत की महानता पर 'भारत गौरव” नामक एक कविता की रचना 
कीहे। 


आधनिक घटनाझो का प्रभाव 

इसके वाद राष्ट्रीय आन्दोलन से सबवधित नेताग्रो के विपय में 
साहित्य आता है । 'सस्कृत चन्द्रिका' के बाद से सभी पत्रिकाओं मे 
नेता्रो की जीत और उपलब्बियो के विषय में कविताएँ और वर्णन 


'पिवशशफननननन-+-ननाक कालीन... 3>नन्‍नन्‍मअन-मा 


 चिटध््पुड्र-मठ्रास, १६३७॥ 

| म० वा० में क्रश प्रकाशित | 

+ श्ररविल्ध भ्राश्रम, पाटिचेरी, १६९४६ | 
' नेल्लोर, १६४९ | 





संस्कृत . १६३३ 


प्रकाशित होते रहे हैं । सं० चं० के पाँचवें खंड में 'टिछुकावतार' पर 
३७ छन्‍्दों की एक कविता है। सह॒० में गोखले का गद्य-वर्णन है, उनकी 
मृत्यु पर एक विलापिका (९, १०) है, और सरोजिती नायडू पर एक 
कविता है। हाल के लोकमान्य टिकुक-उत्सव के अवसर पर एम० एस० 
अरणे, के० डब्ह्यू० चितछे, वासुदेव शास्त्री वागेवाडिकर तथा 'मधुरवाणी' 
के संपादक पंडारिनाथाचार्य गलागलि ने चार टिक्क-जीवनियाँ संस्कृत 
में लिखी हैँ। बंगलौर के श्री नागराजन ने 'भारतीय देशभक्त चरित्रम | 
नाम से एक जीवनी-माला लिखी, जिसमें टिह॒क, एंड्रयूज़, विवेकानंद, 
राधाकृष्णन्‌ आदि की जीवनियाँ हैं । कुरुक्षेत्र के पंडित भिक्षराम ने 
गद्य में मालवीय, राजेन्धप्रसाद, पटेल और नेहरू की जीवनयाँ लिखी 
हैं। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रज्ष आशुतोष मुखर्जी पर कालिपाद ने 'संस्कृत 
पच्चवाणी” पत्रिका में आशुतोष अवदान' लिखा । बी० .सूर्यनारायण 
शास्त्री ने आंध्र के संपादक, देशभक्त और वयोवृद्ध नागेश्वर राव की 
एक छोटी-सी जीवनी 'जीवित चरित्र' लिखी है । लक्ष्मी नारायण 
शणभोग के 'राष्ट्रसभापतिगौरव' | में सभी कांग्रेसाध्यक्षों का वर्णन है, 
सुभाष बोस पर एक विशेष कविता है, और कांग्रेस के १९३५ के स्वर्ण- 
जयन्ती अधिवेशन की स्मृत्ति का विशेष उल्लेख है। सं० २० (नवम्बर, 
१९४८) में एक विशेष कविता नेहरू पर है ; भौर हाल में ही नागपुर 
के एस० वी० वर्णेकर ने नेहरू पर 'जवाहर तरंग्रणी” नाम से सौ इलोक 
लिखे है । 

फिर भी, महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व में, राजनेतिक कार्य के साथ 
भारत के महात्माओं के आदर्श और व्यवहार का ऐसा मिश्रण हुआ था 
कि संस्कृत के लेखकों का सबसे भ्रधिक ध्यान उनकी ओर ही आ्राकषित 
हुआ, और उन पर नई गीताएँ और भहाकाव्य रचे गए, जैसे किसी 





+ बैंगलोर, १९५२ | 
* अलग से प्रकाशित, बंगलोर, १६४७ | 
 वम्पई, १६१८ | 


३६४ श्राज का भारतीय साहित्य 


आधुनिक राम या बुद्ध पर लिखे गए हों । सत्याग्रह की कथा, जो आ्राधु- 
निक भारत में एक गाथा की भाँति पढ़ी जाती है, कई काव्यों का 
विषय बनी । क्षमा राव की 'सत्याग्रह गीता'* और 'उत्तर सत्याग्रह 
ग़ौता' | प्रसादपूर्ण महाकाव्य-शैली में लिखी गई हैं। सी० पांडुरंग 
शास्त्री को 'सत्याग्रह-कथा' (म० वा०), जाझर (रोहतक) के सत्यदेव 
वशिष्ट का शत्प्राग्रह नीति काव्य', और पून्रा के ताडपत्रीकर द्वारा 
: गाँधी-विंचार का सार, जिसमें भगवद्गीता की पर्याप्त प्रतिध्वनियाँ 
मिलती हैं (गीता गाँधी जी का प्रिय ग्रंथ था ) इसके उदाहरण हूं! प्राचीन 
महा-काव्य शैली में, स्वामी भगवदाचार्य ने अपने महाकाव्य के तीन खंड 
लिखे हैं : 'भारत पारिजात', 'पारिजातापहार' और 'पारिजात सौरभ” । 
दरभंग्रा के साधुशरण मिश्र ने श्रीमद्‌ गाँधी चरित्र” (पांडुलिपि) नामक 
महाकाव्य .बीस सर्गों में लिखा है। गांधी दर्शन' की टीकाशों में डी० 
एस० शर्मा का गांधी सूत्र* उल्लेखनीय है। इसमें छेखक ने प्राचीन 
सूत्र बोली को प्रयुक्त किया है। इसमे गांधीजी के सूत्र गांधीजी की 
रचनाओं और भाषाओं में से अंग्रेजी टीकायुक्त संकलन के रूप में जमा 
किए गए हें। गाँधी जी और उनके उपदेशों पर छोटी कविताएँ कई 
पत्र-पत्निकाश्रों में तथा काव्य-संग्रहों में बिखरी हुई हैं | उदाहरणार्थ 
झआ० वा० (१९४५) में एस० कृष्णभट्ट की 'गांधी-सप्ताह' और डॉ० 
छावड़ा की 'स्वर्णबिंदृ, जिसमें प्रयृकत वेदिक छंद से यह सुझाया गया 
है कि महात्मा गाँधी भारतीय ऋषियों की परम्परा में थे । गाँधी जी के 
'बिचारों का जो निरूपण सबसे हाल में हुत्रा है, वह है गाँधी सृक्ति 
मुक्तावली' । इसके छेखक सी० डी० देशमुख ने विभिन्‍न छत्दों में, गाँधी 
जी की सौ चुती हुईं सृक्तियों का रूपान्तर किया है । 


* पेरिस, १६३२ | 

| बम्बई, १६४६ | 

4 द्वितीय पूर्ण संस्करण, भहमदावाद, १६५१ | 
# सद्रास, १६३८, १६४६ | 





स स्‍्त ३2७ ४ 


“4 कक 


उन कहानियों का उल्रेस एहड़े किया जा भागा हे जो स्वदगाना के 
आन्दोलन पर आबास्ति हूँ। प्रस्तुत लेसक या 'गोप-हशणणएश एए 
कधा-ऊाव्य हे, जो कुछ घराबी ब्रिटिण सिपाहियों यी उताप्द थे 5 
गरीब हिन्द रत्री तो बचाने में रेलवे के पाटदगर्मन तो वीर-मत्यू री 
सत्यकता पर आवारित हूं। उन आन्दोलन पर एक पूरा नाटक "भार 
मगलम्‌' (स० सा० प० प०, १९५१) छपा है, जिसमें जनता ने ए एस 
या इच्छा-वक्ति का 'गण-गशवरित नाम मे वर्णन है । इयर एवं योर 
चटीमाता और दूसरी ओर भगवरगीता पात्र बनकर समथन परतो हैं । 
इसमे मात-मृवित का उददेग्य सिर किया गया है। १८५८ के ब्रान्दो गन 
का जो यताब्दी-समारोह हाल में हुआ था, उसके जवसर पर इस पप्रम 
भारतीय स्वाधीनता-नग्राम के पति कई रचनाएं सस्फृत में हिगगी गईं, 
यथा वासुदेव शास्त्री बागेवाडिकर ने गद्य में 'कातिबयद' लिखा, और 
मबुरवाणी! (मई १६५०) में उस यम के नायफ़ों पर नाति- 
वीरागाम्‌ अदभुतकथा नामक रचना प्रकाशित हुई । 

पत्र-पत्रिकाओं में राजनीतिक स्थिति और राष्ट्रीय महत्त्व के विधयों 
से सम्पद्न अनेक लेख भी प्रकाशित होते रहे हूं । स० चर में 'बंदेशिक 
वाणिज्य भारतदेणीय धर्मज्त' लेस़ प्रशाशित हुआ, जिसमे सादे राष्ट्रीय 
जीवन भौर स्वदेशी वस्तुओं के प्रसंग में उन पाश्चात्म उत्पादको की 
निन्दा की गई थी, जो कि भारत में तेल-मावन की भरमार किए 
दे रहे थे | 'त्री' (सदर १०, श्रक ३,४) में एक कविता "दी 
परहु। 

स० २० में रियासती राजाओ्रो मे जनसमाथारण और फिसानों थी 
स्थिति सुधारने की प्राथना की गई है (१९३९) श्रौर जनता को अपनी 
सत्ता देने की बात है (अवनूवर १९४७) । श० र० में एक कविता 
'ददेश-दगा' (१९४२) छपी है, जिसमे देश के सर्वागीण विकास के लिए 
बया किया जा सवता हे यह लिसा गया है। विनोवा भावे का तवीनतम 





ब्य्र० वा० ११४७ प्रलग ने भी प्रकाशित | 


३६६ झाज का भारतीय साहिप्य 


बक] 


भूद्ान श्रान्दो वन भी भारती (१९५३) में 'भूदान-चतुः इलोकी-गीता' 
नामक कविता का विषय है । 

पाघी सूत्र' की तरह 'ग्रामिज्म' ग्रथ के लेखक राम राय ने 
'राष्ट्रस्मुति' | नाम से कुछ छोटी गद्य-यूक्तियाँ दी हे, जो प्रत्येक देश- 
भक्त को प्रतिजा की भाँति याद रखनी चाहिएँ । 

स्वतन्त्रता-आन्दोलनों के श्रभियानों भौर सभाओं में संगीत की 
आ्रावश्यकता थी और स्वयसेवकों और जनसाधारण के उत्साहव्ंन के 
लिए कई राप्ट्रीयतापूर्ण गीत लिखे गए । ऐसे राष्ट्रीय गीतों की बडी 
वाढ आई । इसमे सस्कृत का भी अपना योग है | भारत भजन' | में 
दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध सगीत रचनाकार मयूरम्‌ विश्वनाथ शास्त्री 
ने सस्कृत के एक लोकप्रिय रूप को भ्रपनाया । कई प्रचलित हिन्दुस्तानी 
तथा कर्नाटक सगीत-पद्धतियों का भी इनमें समावेश किया गया ताकि 
वे दृर-दूर तक गाए जा सके। मथुरानाथ द्वर्मा के साहित्य वेभव' मे 
कई 'देश-गीत' है । 

स्वतन्त्रता की प्राप्ति का सस्कृत कविता में स्वागत किया गया । 
देवकीनन्दन थर्मा का स्वतन्त्र भारत' (स॒० २०, अगस्त १९४७ में 
प्रकाशित), प्रस्तुत लेखक की रचना 'स्वराज्य केतु' 'हिन्दू' में प्रथम 
स्वातन्व्य-दिवस-उत्सव के समय प्रकाशित, कुअन राजा की 'भारत- 
प्रशस्ति' (अव्यार लायब्रेरी वुेटिन, फरवरी १९५० मे प्रकाशित) भौर 
बेंगलोर के एम० रामकृष्ण भट्ट की 'स्वातन्त्य ज्योतिष” उल्लेखनीय 
कृतियाँ हैं। १० प्रभूदत्त गास्त्री ने राप्ट्रधव्ण और चरखा पर कविताएँ 
लिखी हे । 

महात्मा जी के भोकपूर्ण अवसान के वाद कई विलापिकाएँ श्रौर 
लम्बी कविताएँ लिखी गई । प्रस्तुत लेखक की 'महात्मा”*, अ्रमरचन्द्र की 


_अनप्ननननगी यार 


' श्रहमठावाद १९५० | 
| मढ़ाम, १६४८ | 
* (बेढान्त केसरी), मद्रास, १९४८, अलग से भी | 


संस्कृत २६७ 


महात्मा' (सं० सा० प० प०, फ़रवरी १९४८), सुधाकर की हा 
विश्ववंद्य गांधी” (सं० २०, फ़वरी १९४८), के० एल० वी० शास्त्री 
की महात्मा विजय, जी० सी० भाला की “श्रद्धांजलि |, वी० नारायण 
नायर की 'महात्मा निर्वाण*, बद्रीनाथ का की शोक इलोकाष्टक झ्रादि 
रचनाओं में देश-भर में फैले हुए विषाद और राष्ट्र-पिता की मृत्यु से 
जनता की हानि का वर्णन है। इन सब कविताओं में, संक्षेप या विस्तार 
से, गाँधीजी जो झादर्श हमारे लिए छोड़ गए हैं उनका वर्णन है । 

डॉ० सी० कुबन्‌ राजा के कारण स्वतंत्र भारत का संविधान 
संस्कृत में भ्रनूदित किया गया । डॉ० कुबन्‌ राजा ने विधान के कुछ भश्रंशों. 
का प्रारूप 'भारत राष्ट्र-संगठन|॥ नाम से प्रस्तुत किया । इस दिशा में 
दूसरा प्रयत्त (शासकीय समिति ने जब यह कार्य उठाया उससे पहले ) 
बेजवाड़ा के वकील जी० कृष्णमूर्ति ने किया । उन्होंने ८-१-१९४९ तक 
विधान-सभा द्वारा स्वीकृत धाराश्रों का अनुवाद संस्कृत में किया । 

स्वातंत्रयोत्त काल की राजनेतिक घटनाएँ, विशेषतः कश्मीर की 
नाटकीय घटनाएँ, जिनका अन्‍्त शेख अब्दुल की गिरफ्तारी में हुआ, 
एन० भीमभट्ट ने 'कश्मीर-सन्धान-समुद्यम्‌ में वर्णित की हैं । 

स्वृतन्त्र भारत की कई समस्याएँ संस्कृत-पत्रिकाओं में विवेचित हैं । 
कांग्रेस सरकार के दोष, भ्रष्टांचार, काला बाजार और दूसरी बुराइयाँ, 
स्वदेशी विद्यात्नों और संस्कृत के प्रोत्साहन का भ्रभाव आदि पर 'संस्क्ृत 
भवितव्यम' (२१-८-१९५४) में पी० करमलकर शास्त्री ने 'स्वतंत््याभास' 
नामक कविता में शोक व्यक्त किया है। संस्कृत श्रौर उसकी सच्च:स्थिति 


| पालघाट, १९४६ | 

 “बन्दे मातरम” ओर उनका सुषमा? नामक संग्रह, १९५४५ | 
* जिचूर, १६५४; लेखक की टीका सहित | 

दरभंगा, १९५३ | 

'| अब्यार लाझइज़े री, १६४८ | 

 अ० वा० वेंगलोर, ११-१२, १६४२-४३ । 


३६८ झ्राज का भारतीय साहित्य 


एक वह चचित विपय है । 'विज्ञान-चितामणि' में प्रकाशित एक नाटक 
का उल्लेख पहले किया जा चुका है, जिसमे ससस्‍्कृत का भविष्य एक ओर 
श्रग्नेजी और दूसरी श्रोर प्रादेशिक भाषाओं को पात्र रूप मे रखकर किया 
गया है। उसीके समान भ्रन्य रचनाएँ भी लिखी गई है, उदाहरणार्थ 
प्रभूदत्त भास्त्री ने सस्कृत हिन्दी-मिश्रित-शैली में 'सस्कृत वाश्विजय' 
नामक पचाक नाटक (दिल्ली, १९४२) लिखा। काणी हृष्णम्माचार्य 
की 'भारती-सप्तक-त्रय और उससे पुराने भ्रार० वी० कृष्णमाचारियर 
की 'वाणी-विलाप' (कुम्भकोणम, १९२६) सस्कृत-वाद्या की दुखद 
दगा पर कविताएँ हैँ । पत्र-पत्रिकाओं में इस प्रकार की श्रगणित 
कविताएँ छपी हे । 
सस्क्ृत-जगत्‌ की श्रास्ते श्रव उत्सुकता से साहित्य भ्रकादेमी श्र 
उसकी ससक्ृत-परामझदात्री-समिति की प्रेरणा से निर्मित सस्कृत कमी- 
गन की ओर केन्द्रित हुई है । 
इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट लक्षित होगा कि सस्कृत न तो सोंई है 
भ्रौर न वह प्राचीन विचार-वन्धो को ही पुन. दृहरा रही है। परिवर्तन 
के युग में स्थित्यन्तर में सस्क्ृतज्ञ भी श्रपना हाथ वँटाना चाहते हे और 
चारो श्रोर घटित घटनाश्रो के प्रति अपने मन को प्रतिक्रियाएँ और 
श्राकाक्षाएँ व्यक्त कर रहे है । 


संस्कृत का भविष्य 

सस्कृतन वडे शोय॑ और धैर्य से भ्रपनी भाषा को जीवित बनाये 
रखने का यत्न कर रहे हे, और उसे केवल पुरातन विद्या और अतीत 
की कला-कृतियों का प्राचीन भाडार ही बनाये रखना नही चाहते । वे 
अ्व यह अनुभव करने लगे हे कि निरी प्राच्य-विद्या के शोध पर विलियम 
जोन्स और मेक्समूलर के कथनो की उद्धरणी या प्राचीन की स्तुति गाने 


५ ९ 


| इस कमीशन की रिपोर्ट श्रव प्रकाशित हो गई दे और सरकार उसकी सिक्ा- 
रिशा पर विचार कर रही दे | 
आ-२३ 


है. 


मात्र से काम नहीं चल सकता और न उस प्रकार उस भाषा बा एफ़ 
जीवित भाषा का स्तर दिया जा सकता है। उसकी पृवपनिए्ठ। याय्म 
रखने के लिए ममकालीनों द्वारा उस भाषा का उपयोग ग्रौर उमरम 
मौलिक रचना ही एक-मात्र उपाय है । पटितों के साथ-साथ प्रगेजी 
पढा-लिखा शिक्षित सस्कृतन्न भी श्रव मुक्त रूप से समस्त में लियने 
भ्रौर बोलने लगा हे । विश्वविद्यालयों में भी समझ्गूत के मायम द्रारा 
परीक्षा में उत्तर दिये जाने लगे हें और रनातफोत्तर भोध-प्रवा भी 
लिखे जाने लगे हे । अब नियमित रूप से सस्कृत-परिषदे होने लग गई 
है। मस्कृत कठिन भाषा हे, इस तर्क के सइन में मम्कुन यो सरल 
बनाने के प्रयत्त और उसे सुधारने के यत्न भी किये जा रहे हे । सरझन 
श्रध्यापन के घस पक्ष को लेकर अनेक पुस्तक-पुस्तिकाए सरात में 
प्रकाशित हुई है । गत जन-गणना में बहुत ग्रधिफ लोगो ने अपनी गातृ- 
भाषा सस्कृत लिखवाई है। अपने अन्य कार्यो के बीच भूतपूर्व वित्त मन्री 
महोदय-जैसे व्यस्त सार्वजनिक कार्यकर्त्ता भी प्रस्कृत में मौलिक रचना 
की गविन का अभ्यास बढाते जाते हूं । 

मस्क्ृत में इस नई आत्मा की कुछ सत्य विशेषताएं हे--पाश्चात्स 
साहित्य के विचारों ओर मरपो का प्रभाव, प्रादेशिक साहित्यों के साथ 
धनिष्ठ सम्बन्धों का पुननेवीफरण, समकालीन भारत का सरफुत-साहित्य 
में प्रतिबिम्ब, श्र श्राज देण को जिन विचारों भ्रौर झरादणशों ने प्रनु- 
प्राणित किया है, उनका प्रसार । उस विस्तार में ऊुछ ऐसी भी बाते ग्रा 
गई है जिनका महत्व बतलाता बहुत झावश्यक हे। अन्य भारतीय 
भाषात्रों की भांति सस्ठुत को अग्रेजी और अन्य विदेशी भाषागओ्री से उद् 
धब्दों को आत्मसात्‌ कर लेना चाहिए, परन्तु समर्कृत-जंगी भाषा में 
वैज्ञानिक साहित्य की परम्परा है ओर उसमे अब्द-निर्माण की ब्रोक्षाउन 
भ्रधिक सुविधा है, अत भस्कृत के नये छेलक झविक समतल, प्रगरभ 
श्रौर मधर थब्दावली एवं शैली निभिन कर सकते हैं । उिल्ही-न्टी 
उत्तर भारतीय मस्कृत पत्रिकाओं में जंसे अन्य प्रयोग विये थाने हें, 


३७० आज का भारतीय साहित्य 


यथा सरकारस्य, कार्ड, विलम्‌ इत्यादि, वे न किये जाये तो अच्छा 
होगा। सस्क्ृत में भी बडे भ्रच्छे नये पर्यायवाची गव्द निर्मित हो सकते है, 
जैसे कुछ सस्कृत-पत्रिकाश्रों और निवन्धो में प्रयुक्त होते हे, यथा 
कृप्णआपण (ब्लैक मार्कट), उच्च शिक्षण (हायर एजुकेशन ), भ्रनावृतपत्र 
(भ्रोपेन लेटर), विलीनीकरण (मर्जर) श्रादि । प्रादेशिक भाषाश्रों में 
संस्कृत तत्सम और तद्भव छब्दों के श्र्थ देश के विभिन्‍न भागों में 
विभिन्‍न रुप लेते रहे है | उनके प्रयोग को एक स्थिर रूप देना होगा। 
विशेषत. भारत में स्थानों के नाम भ्रौर स्वयं 'इडिया' शब्द सस्क्ृत में 
उसी गलत श्र विक्ृत रूप मे प्रयुक्त नही होने चाहिए जैसा कि भ्रग्रेजो 
ने प्रयुक्त किया था | यूरोप मे, काटिनेट के लोग एक भी स्थल का 
नाम उस तरह नही लिखते-वोलते जैसे कि उसे अ्रग्नेजी मे लिखा और 
वोला जाता है। अग्रेजी के गलत रूपो को श्राधार मानकर उनको सस्क्ृत 
रुपो में ढालना ऐसी दाब्द-विक्ृति पैदा करना है, जिसका निवारण 
किया जा सकता है। 
अपनी मातृभाषाश्रो के प्रभाव वज, कई उत्तर भारतीय सस्क्ृतज्ञ 
अनुष्टुप छन्द की शुद्ध लय का निर्वाह नही कर पाते; वल्कि प्रामाणिक 
लिख जाते है भ्ौर छन्द की यति को तोडने वाला सयुकत व्यजन लिख 
जाते हे । इस प्रकार, इस नियम का पालन नही होता कि सम चरण 
के अन्त में ही लघु गुरुत्व प्राप्त कर सकता है, या कि वह अगले शब्द 
के लिए सन्वि-विरहित रखा जाय । सस्क्ृत मे श्रधिकाधिक रचना द्वारा 
ही इन वातो के लिए उचित श्रुति पाई जा सकती है। ऐसे युग में जब 
कि सस्क्ृत विक्षा व्यापक या गहरी नही है, साहित्यिक कार्य की वृद्धि 
से भी ऐसे व्याकरण-दोप भ्रा जाते हे, परन्तु आब्चर्य तो यह है कि 
अधिकतर लेखक थुद्ध लिखते हैं । एक सरल सीधी गद्य-ली का विकास 
वहुत लाभदायक होगा, परन्तु मुहावरों, गली और रचना मे श्रग्रेज़ियत 
की व्‌ कम होनी चाहिए और वह शैली सस्कृत भापा की परम्परा के 
अनुकूल होनी चाहिए। वाण-पूर्व युग मे, पुराने भाष्यो में, आरम्भिक 


संस्कृत ३७२ 


नाटक और लोक-गाथा-साहित्य में बड़ी सुन्दर शब्दावली और प्रसाद- 
युक्त शैली है, जिसे हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैँ | साहित्यिक शिल्प 
और विधाश्रों में छोटी कविता, लघुकथा, दी्घे कथा, नाटिका, बड़े 
नाटक, निबन्ध-प्रवन्ध आदि-जंसी पुरातन साहित्य में भरपूर प्रातिनिधिक 
रचनाएँ हैं, जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। 

नाटक में पश्चिमी नाटक के ढंग पर अंकों का दृश्यों में विभाजन 
कोई महत्त्वपूर्ण शोध नहीं है। वे सब बातें हमें अपना लेनी चाहिए जो 
संस्कृत-नाठक के ढाँचे में अच्छी तरह जम सकती हों । संस्कृत-ताटक 
. की शब्द-बहुलता को कम करके नया रूप देता, उसके चरित्रों को भ्रधिक 
मांसल और सशक्त बनाना, तथा कथानक को अ्रधिक कार्ययुक्त बनाना 
जरूरी है; फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि संस्कृत-नाटक जब 
उन्नति पर था, तब उसकी अपत्ती अपूर्व शैली और सिद्धात्त थे । आज 
जव पश्चिम में ट्रेजेडी का पुराना रूप बदल गया है और इलियट-जंसे 
आलोचक नाटक का उद्देश्य भरत और आनन्दवर्धत के ढंग पर निरूपित 
करने लगे हैं, तब संस्कृत-छेखकों को चाहिए कि पर्चिम के घिसे-पिटे 
नमूनों का भ्रनुकरण करने से पहले थोड़ा रुकें और आत्म-निरीक्षण 
करें। कलात्मक मूल्यों के तत्त्वों को समोकर उनका एक सांगस्वरूप 
स्थिर करता चाहिए। कालिदास ने जो आदशे सामने रखा था कि 
धुराणमित्येव न साधु सर्वंम्‌' और शक्तिभद्र ने जो कहा था कि 'गुणाः 
पूजास्थानं न कि वह स्थान जहाँ से कोई वस्तु आती है; उन्हीं का 
अनुकरण करते हुए हमें इसके लिए यत्नशील होना चाहिए कि संस्कृत 
पुनः एक रचनात्मक भाषा के नाते जीवित और जागृत हो, तथा उसके 
लम्बे इतिहास में नई-नई उपलब्धियाँ भी जुड़ें । 


सिंधो 
ला० हु० श्रजवाणी 


भाषा 

मिथी भाषा, जैसा कि डॉक्टर ट्रम्प ने अपने व्याकरण” (१८७२) 
में कहा हे, “विशुद्ध सस्क्ृत से निकली हुई भाषा है और उत्तर भारत की 
किमी भी अन्य देशी भाषा की भ्रपेक्षा विदेशी तत्त्वो से श्रधिक मुक्त है। 
पुराने प्राकृत वैधाकरणो के चाहे जो कारण रहे हो, कि वे आावुनिक 
सिधी को भ्रपभ्रण से निकली हुई मानते थे भर प्राकृत उपभाषाओ्रों मे 
सबसे निचला स्थान उसे देते थे, परन्तु श्राज हम सिधी की उसकी 
प्राकृत उपभाषा-भगिनियों के साथ तुलना करते है तो व्याकरण की दृष्टि 
में हमे उसे प्रथम स्थान देना होगा।” (भूमिका, पृष्ठ १)। विद्वान 
टाबटर ट्रम्प से भी पहले, कंप्टेन जाज॑ स्टेक ने सिंधी व्याकरण लिखा 
है, श्रौर उन्होने इस प्रवृत्ति को बुरा कहा है कि सि्री भापा को केवल 
मनसरो के लिए उचित भाषा समझा जाए । उन्होने लिखा है कि “भाषा 
वेजानिक के लिए सिधी किसी भी भश्रत्य भारतीय उपभाषा से भ्रधिक 
मनो र॒यक अध्ययन का विपय है । सर्वनामों श्रौर कारको के बिना बब्दों 
को प्रत्यय चिन्ह लगाना, ऋ्रमणी प्रयोग का नियमित रूप, भावी प्रयोग 
की अधिकता, कारणात्मक क्रिग्रात्नो का पुनद्वित्व और अन्य ऐसी वाते, 
जो कि स्विंधी सीख़ने वाला विद्यार्थी धीरे-धीरे विशेष रुप से जानेगा, 
अन्य भारतीय भाषाओ से त्रिधी की विद्ेप सुन्दरता प्रकट करते हे ।” 


पिधी ॥ ह ३७३ 


(भेह्मल मेहरचन्द के 'सिधी भाषा पर सिधी प्रवत्ध' (१९५६) में 
पृष्ठ ७७ पर उद्धृत) । जो सिंधी लिपि प्राजकल प्रयुक्त होती है, वह 
ब्रिटिश शासकों ते १०० वर्ष पूरे निभित की थी, और उसके अरबी 
लिपि होने के कारण थह वात छिप जाती है कि सिंधी संस्कृत से निकली 
है और भव्य प्राइृतों में सबसे पुरानी है। भ्रव्दुल करीम संडेलो तामक 
एक मुस्लिम प्रोफ़ेसर ने हाल में प्रकाशित एक पुस्तक में सिंधी शब्दों 
की व्युतत्ति (तहकीक लुगात पिधी', १९५५) में यह सिद्ध किया है 
कि प्रधिक्तर पिधी शब्द संस्कृत से निकले हैं। साथ हो यह भी जानता 
चाहिए कि सिंधी भाषा की शब्दावली मिश्रित है और उसमें हज़ारों 
बद्ध फारसी-प्रर्ी-त्ोत वाले हें, कुछ द्राविड़ भौर भ्रन्य प्रायंपर्व शब्द 
भी हैं। मुस्लिम झ्ाक्रमणकारियों ने जहाँ पहले भारतीय प्रदेश में हमला 
किया (७१२ ई०), वह सिंध था भर इस हमले के पहले भी यूनान 
और ईरान, सीथिया भर अफगानिस्तान की टोलियाँ बरावर इस प्रदेश 
पर आक्रमण करती रहीं। इस प्रकार, सिध के रक्त में कई जातियों 
औ्रौर राष्ट्रिकों का रक्त मिश्रित है। सिधियों को छुम्राछृत या 
विदेशयात्रा-निषेध-जेसे धामिक वंधनों का कभी भी पता नहीं रहा । 
घिंधी व्यापारियों ने सदियों तक रेगिस्तान और समुद्र पार करके 
ऐसे दृर-दराज़ की जगहों में अपने-आपको स्थापित किया जहाँ कोई 
दूसरा भारतीय शायद हो कभी पाया जाता हो । यह स्वाभाविक है कि 
उनको भाषा कई विदेशी स्रोतों से प्राप्त उपहारों से समृद्ध होती 
गई। 

यह सुविद्दित है कि सिधियों के इतिहास के आरम्भ-काल से सिंधी 
एक सुसंस्क्ृत जाति रही है भर यह भ्राशा की जाती है कि शायद प्रिधी 
भाषा के साहित्य में उस सम्यता का बुछ छेखा हो । सिंध के इतिहास 
और उसकी सभ्यताशों का एक विशेष रुप मोहनजोदड़ो या 'मर्दों के 
टीले की पुनरावृत्ति है। सम्पता की कई सतहों के नीचे दे हुए-ये 
टीहे पाये गए हैं। न पत्थर, न संगमरमर, न कविता, ने चित्र-कला-. 


4 आज का भारतीय साहित्य 


कियो भी रूप मे इस महान्‌ सम्बता के वैभव का कोई चिन्ह श्रव बचा 
नहीं था, तभी सहनसा एक राखाल दास वेनर्जी ने कई जतको के बाद 
छ उत्खनन किया और उत्त लुप्त भूतकाल के कुछ अवशेप पाए। 
थ नदी का प्रवाह और किनारे हमेशा अ्रदलते-वदलते रहे हे, और 
इसी कारण मिवी-प्रदेश में रेगिस्तान छा गया । 


कविना : गाह श्रौर उनके अनुवर्ती 
इमलिए यह कोई विचित्र वात नहीं है कि सिधी साहित्य का पहला 
बडा नाम पन्द्रहवी गताव्दी के अन्त मे मिलता है। भ्ररवो के राज्य के 
दिनो में कुछ छट-पुट कविता मिलती है, और 'दोदो चनेसर” नामक 
कहानियाँ झ्रौर पद्य में पहेलियाँ, जैसे कि मामुई भविप्य-वाणियाँ आदि 
गाँवों में प्राचीन काल से चली आती थी, परन्तु प्रथम सिधी कविता जो 
लिखित तप में मिलती है, वह काज़ी काज़न (पत्रहवी घताव्दी के अन्त 
) के पद्मो में पाई जाती है। यह दोहा रूप में है और इसमें सिंधी 
कविता वा वह विशेष स्वर मिलता है जो वार-वार दोहराया गया है 
के 'प्रिय के दर्शन के विना' (भ्रनन्‍्त की साधना के विना) वाह्म गुण, 
जम विदा या पवित्रता इत्यादि व्यर्थ हूं । ये सब तो उन राक्षसों की 
तरह हू जो किसी भी समय हमें पाताल या नरक-लोक में खीचकर ले 
जायँगे । काज़ी काजन ने जोगी या योगी का वार-वार शुक्रिया अदा 
किया है, जिसने उनको मानसिक आहलस्य से जागृत किया। और इस 
प्रकार निधरी कविता के भवसे महत्त्वपूर्ण गुण का प्रमाण मिलता जाता 
है-- हिन्द दर्मन और मुस्लिम विब्वासों की दो धाराओं का सगम, 
इसीमे से विशेषत जिसे सूफी कविता कहते हे, वह उमड पडी | 
काजी काजन की कविता में अभिव्यक्त यह प्रेरणा उस महान 
आ्राध्यात्मिक जायूति वा आन्दोलन का परिणाम है, जिनके कारण कवीर 
ओर चंतन्य, नावक और तुकाराम-जैसी ईव्वर-प्रेमोन्मत्त श्रात्माएँ पैदा 
हुई। मिंव में यह श्रान्दोलन भिट के वाह अब्दुल लतीफ (१६८९- 


सिधी ह ३७५ 
१७५२) के हुप में प्रधिक आगे बढ़ा । इतका 'रिसालो' या काव्य-प्रन्थ 
दुनिया के महान्‌ ग्रत्थों में से एक है और िधी जनता की मूल्यवान 
साहित्यिक परणरा का अंग है । शाह अ्रब्दुल लतीफ़ के पूर्ववर्ती कई 
कवि थे, जिनमें मुख्य थे--उनके पिता के प्रपितामह, बृलरी के शाह 
प्रव्दुल करीम (१५३८-१६२३) । इनकी दाशंनिक कविता 'रिसाढों में 
उनके प्रसिद्ध वंशज ने संग्रहीत की है। 

शाह अब्दुल लतीफ़ को केवल 'शाह' की संज्ञा दी जाती है, वे प्रकृति 
के कवि, गद्यकार और रहस्यवादी सव एक साथ थे । उनके बहुत-से 
'सुर' या संगीतमय अध्याय पाठक के सम्मुख सिंध भौर वहाँ की जनता 
को समुपस्थित करते हँ--महान्‌ सिंध नदी भ्रौर उसके मछुआरे, अनति- 
दूर रेगिस्तान और ऊंट वाले, राजा के महल की बूजियाँ भौर पनघठ, 
बगीचे में शहजादी श्रौर फ़ारस की खाड़ी की शोर वापस जाने वाला' 
मोती बेचने वार व्यापारी, करघे पर काम.करने वाले बनकर श्रौर 
अपने चक्के पर काम करने वाला वुम्हार, वर्षा से सुखी किसान और 
लड़ाई में कूद पड़ने वाला वीर इत्यादि का वर्णन इस कविता में है। 
इन दृश्यों के ग्रास-पास पिंधी वीर-गायाश्रों की नायिकाग्रों की कहानियाँ 
इस महाकवि ने बनी हैं । ये कहानियाँ बहुत उदात्त और करुण हूँ । शाह 
के सस्सुई भर मारुई, सुहिणी और नूरी, लीला और मूमल भश्रादि चरित्र 
उन्हें उप्त महाकवि के निकट ले जाते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया 
है कि उसकी रचनाओं में नायिकाएँ ही हैं, नायक नहीं; शाह की हर 
कहानी में एक गहरा आध्यात्मिक भ्रथ॑ भी छिपा है । शाह के रेगिस्तानी 
संगीत से एक प्रकार का प्रलौकिक स्वप्त हमारे सामने उपस्थित होता 
है, जिसमें सारी स्थूलता मिट जाती है । प्रेमी, प्रेमिका और प्रेम यह 
त्रयी ही केवल नहीं है, तीनों के मेल से एक ऐसी मूर्ति निर्मित होती है, 
जो कि बची रहती है, जब कि अनेक परिवर्तन होते जाते हैं । शाह के 
सरल शब्दों ने कुछ विदेशियों को भरमाया है और वे समभते हे कि वे 
एक साधारण कवि हूँ । परन्तु जो सिंधी अधिक अच्छी तरह जानते हें, वे 


३७६ आज का भारतीय साहित्य 


कह सकते हे कि वे महाकवियों भौर ममिथों की उस कोटि में आते हे, 
जिसमें तुलसीदास भौर सूरदास, रूमी और हाफिज हे । सिंधी लोग 
गाह को उस अश्रखड़ कोप की तरह मानते हे, जिससे वे निरन्तर प्रेरणा 
और भ्रानन्द ग्रहण करते रहे है । 

शाह के साथ-साथ दो और अमर सिंधी कवियो के नाम लिये जाते 
हे,भौर ये तीनो मिल्॒कर एक ऐसा नक्षत्र-समूह बनता है, जिससे अधिक 
आलोक तिंधी साहित्याकाश में अभी तक किसी ने नहीं पाया। सचल 
(१७३९-१८२६) जिनका उपनाम 'सरमस्त' था भ्रौर सामी (१७४३- 
१८५० ), जिनका नाम उनके गरु (स्वामी) पर रखा गया, ऐसे दो 
अन्य कवि हे, जिनकी किसी भी सिंधी कवि से तुलना नहीं की जा 
सकती । सचल का दिमाग इकसुरिया था और उनकी विशेषता उनके 
गीतो में है। उन्होने कोई कहानी नही कही है, कोई दृश्य हमारे सामने 
उपस्थित नही किया है, वे तो श्रपनी प्रेयसी की उपस्थिति से इतने 
प्रेमोन्मत्त थे कि और कोई भौतिक बात सोच ही नही सकते थे । उनके 
लिए ब्रत, उत्सव, कर्म-काण्ड का कोई श्रर्थ नहीं था। जिसने परम 
सुन्दर की एक भलक खिडकी मे पा ली, उसे प्रार्थना और श्रध्ययन की 
क्या आवश्यकता | सचल की 'काफियाँ' बहुत मधुर, श्रोजस्वी, भ्रलौ- 
किक आनन्द के रस भरी हुई है, वे श्राज भी सब वर्गो के सिधियों द्वारा 
गाई जाती है । सामी के 'सलोक' अ्रपार श्ाच्ति से और भ्रविद्या (भ्रज्ञान 
या माया) को दूर करने वाली वेदाती प्रेरणा से भरे हुए हे, उनमे 
आत्मा के प्रकाश को पाने की छपटाहट है। शाह, सचल और सामी 
में मृर्यत सामान्य बात है . भात्मा की परमात्मा के लिए टोह, किरण 
की सूर्य की भ्रोर वापस यात्रा, बुदबुद्‌ का फूटना तथा बिन्दु और सिन्धु 
की एकाकारिता । 

शाह, सचल श्रौर सामी के ग्रन्थों ने सिधी कविता का जो रूप 
निरिचत किया वह श्राज तक नही बदला है । सिंधी कविता सूफियानी 
है, वह सम्प्रदायवाद से मुक्त है, अनेक मे एक की उपस्थिति की चेतना 


मिधी 


कक चल 


से वह ऊजित है। सिंधी कवि के लिए पब्वर का पिता होता गौर सब 
मनृष्यो का भाई-भाई होता कोई मानी नहीं रखता उस बिम्वास 
है कि में, तुम और वह केवल एक हूँ | यदि 'प्र'ने 'ब या माय ता 
बह वस्तुत अपने-आ्रपको मार रहा है | किसी भी तरह यो सलगाव 
मनुष्य की श्राध्यात्मिक प्रगति से उम्रे लगाने वाला माना जाता है। थाह 
सचल और सामी के अनृयायियों में सबसे प्रसिद्ध कवि 'बेदिल' (८? 
१८७३) ने लिखा हे. “मेरा (ग्रचग) नाम वेदिल निया बहाना या 
मन का छलावा है, मेरी एकमात्र इच्छा प्रियतम से मिलने तो है। 
उसे कर्मकाण्ड या श्रौचित्य की चिन्ता नही है, उसे किसी तरह या सगे 
या लज्जा भी नहीं है। सिंधी कविता की सूफी प्रवृत्ति और संवमत- 
समभाव का एक परिणाम यह हुभ्ना कि यह कविता कट्टरपन, जातीयता 
या सकीर्ण सम्प्रदायवाद से मुक्त रही सूफी 'ला कफी' है (बिना किसी 
पन्‍्य या सम्प्रदाय का है) । रोहल (मृत्यु १७८२), और दलपत 
(मृत्यु १८४१) एक मुस्लिम और दसरा हिन्दू, दोनो ने पन्‍्य ग्रौर 
मतवाद मे स्वतन्त्रता प्रकट की हे। रोहल सव पन्‍्बों को छोदफर एक 
राह पकडना जानता हे, जिसका नाम 'राह प्रीक्र जी ( प्रियतम का 
रास्ता) है, वह उन हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को कोमता है, 
न्होने कि तीसरा 'वैर का धर्म” प्रचारित किया है । दलपत सहज 

भाव से पूछता हे, “यदि कावा परमात्मा का घर है, तो बनसानें का 
क्यों छोडते हो ?” वह इस बात पर गोक करना हैं कि दुनिया के लोग 
मजहव और फिरकी में बेटे है । सिंध्र में कभी-कभी धर्मों के मित्रण से 
ऐसा भी हुआ है कि मुसलमान कवि अपने-्रापकों गोषी और श्र 
को कृष्ण कहकर कविता लिखते हैँ । सूफी कवियों की उस निरल्र 
धारा ने थान्ति और आत्मा के प्रकाथ की सिवियों डी प्यास यो बनाया 
है। ऊपर जो छ नाम दिए गए है वे इन कवियों में सबसे अपरिक 
सस्मरणीय है, उनके अलावा हे. हमल लगारी, मुणद, दर्यासान, 
बेकस (वेदिल का पुत्र) और जीवननिह | उनमें से फब्यों ने सिगठकी 


३७८ आ्राज का भारतीय साहित्य 


बोली में कविता लिखी है, जिसमे सीमा के लोगो की भाषा की 
सहजता भर मधुरता मिलती है । 

यह मानना होगा कि सिंध की अधिकाश उत्तम सूफी कविता 
ब्रिटिश-पूर्व दिनो की है और उसकी विषय-बस्तु तथा कला पक्ष 
(दोहा रूप) हिन्दी, पजाबी और भप्रन्य उत्तर भारतीय भाषाओं से 
मिलते-जुलते है । ये सबध सामान्तयतः १८४३ में श्रग्नेजों के भाने के 
बाद कुछ विगड गए । फारसी दरबारी भाषा नहीं रही। पढे-लिखे 
लोग साधारण बोल-चाल भ्रौर उत्तम रचना के लिए श्रपनी भाषा की 
श्रोर मुडे तथा इस तरह सिंधी में कसीदा, गजल, मसनवी, रूबाइयाँ, 
मुस॒हस, मुखम्मस इत्यादि लिखे जाने लगे । श्रग्नेजो की विजय के पहले 
कोई-कोई सिधी कवि कभी-कभी फारसी कवियों के ढंग पर सिधी में 
मसिये या कसीदे लिखता था, जैसे साबित भ्रली शाह( १७४०-१८१० ) । 
परन्तु खलीफा गुल मोहम्मद (१८०९-१८५६) जब तक अपना दीवान 
था गजलो का खण्ड सिंधी में नही लाए तब तक फारसी-छन्द-शास्त्र, 
पुराने दोहे और श्लोक रूपो पर हावी होते रहे। गुल को कोई बडा 
कवि नहीं कहा जा सकता, परन्तु उनके आदर्श ने सिधी कवियों को 
फारसी छन्द शास्त्र भौर फारसी कल्पना-चित्रो की श्रोर मोडा, यहाँ 
तक कि सिधी कविता फारसी मुहावरे भ्रौर भ्रन्तर्कथाश्रो से बोभिल हो 
गई । वही वुलबूल भौर गुलाव, वही काटे और गुल, वही शमा और 
परवाना, वही लाल शराब शौर साकी, वही भरने और सुगन्धित बगीचे, 
वहों भ्राह-जैसी आँखे और सरो-जैसे ऊंचे कद भ्रौर यूसूफ-जुलेखा, लेला- 
मजन्‌, शीरी-फरहाद इत्यादि कथाएँ ! सिधी भाषा को इस तरह 
फारसी छन्द-हूपों में ढालना' या बदलना, सिधी भाषा और साहित्य के 
लिए कहाँ तक उपयोगी हुआ, यह सन्‍्देह की बात है। गुल के बाद जो 
१०० वर्ष बीते, उनमें एक भी ऐसा कवि नही पैदा हुआ, जिसकी गजल 
रूवाइयात, कसीदा या मुसहूस इस स्तर की हो, जिसकी तुलना सिधी 
के मोरियो (१८७६) भौर लालू (१८९०)-जैसे भ्रप्रसिद्ध कवियों की 


सिंधी ३७९ 


काफी, वेत, वाई और सुर से की जा सके । इन कवियों ने ससुई-पुन्हू, 
राय-ड्याच, मारुई, कामसेन-कामरूप इत्यादि के बारे में गाया है । यह 
उल्लेखनीय है कि प्रमुख सिंधी कवि (उदाहरणाथ बेदिल), जिन्होने सिधी 
में फारसी ढग की कविता लिखने की कोशिश की, आज उन पद्माशो के 
लिए नही पढे जाते, उन्हे तो सिधी काफियो या शुद्ध गीतों के लिए 
याद किया जाता है। सागी (१८५१-१९२४), खाकी' (लीला- 
रामसिह ), मिर्जा कलीच वेग (१८५३-१९२९ ), हैदरबर्श जतोई ('हारी 
हकदार नेता), शमसुद्दीन बुलबुल (जिनकी गजल की किताब १८९१ 
में छपी), और लेखराज भ्रजीज्ञ (भ्रधिकतर भ्नुकरणात्मक कवि) कुछ 
ऐसे नाम है जोकि विगत १०० वर्षो की फारसी ढंग की सिधी कविता का 
लेखा लेते समय सामने झाते है। परन्तु इनमे से कोई भी कवि ऐसा 
नही है, जिसे महान्‌ या लोकप्रिय कवि कहा जाय। वैसे तो सिधी मं 
गजलो, कसीदो इत्यादि के दीवान या सम्रह प्रकाशित करनेवाले सैकडो 
है, उदाहरणाथ, कासिम, फाजिल, वासिफ, काजिम और श्रत्य, परल्तु 
उनकी कविताएँ सिर्फ पद्च की कसरत हैँ, और कुछ नही । मिर्जा कलीच 
वेग का 'उमर खैयाम की रूवाइयात' का भ्रनुवाद, मसरूर की मुस॒हस 
के रूप मे महान रचना, अबोजो का उ्दूं कवि हाली के आदरश पर 
मुसहस, और जतोई का सिंध नदी के प्रति प्रसिद्ध सम्बोधन, ये कुछ 
थोडी कविताएँ हं जो कि फारसी के ढंग पर है और शायद अधिक 
स्थायी रूप से याद की जायँगी। इधर पाकिस्तान में भर भारत मे 
फारसी ढग पर हँसी श्रौर तज की हल्की कविता लिखने की 
ओर कवियों का रुकान रहा है। शेख अय्याज ('बागी' के लेखक) 
पाकिस्तान मे भर परसराम जिया भारत मे इस तरह की कविता लिखते 
है। मगर लेखराज अजीज का नवीन प्रकाशन 'श्रावशार' (भरना) 
जिस तरह बेअसर साबित हुश्ना, उससे यह सिद्ध होता है कि फारसी 
कविता के कृत्रिम भ्ौर श्रालकारिक अभ्नुकरण का सिन्वी मन पर अच्छा 
असर या प्रभाव नही पडेगा । 


३८० आज का भारतीय साहित्य 


समकालीन कविता 

समकालीन सिंधी कविता में सबसे भ्रधिक प्रहत्त्वपृर्णं धारा करीब 
३० वर्ष पूर्व शुरू हुई जब कि मोहनजोदडो की खोज और सक्खर बाँध 
के निर्माण के बाद नया सिंध स्थापित हुआ । सिंधी साहित्य सोसायटी 
ओर सिधी मुस्लिम भ्रदवी सोसायटी-जैसी साहित्यिक श्रौर सास्क्ृतिक 
सस्थाएँ स्थापित हुई और विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम में सिधी पढाई 
जाने लगी। फारसी अनुकरण के जगल से सिघी कविता को मुक्त करके 
घरेलू वोलचाल की स्वाभाविक सिंधी भाषा की भ्रोर मोडने का श्रेय एक 
गरीब स्कूल मास्टर किशनचन्द बेवस (मृत्यु १९४७) को है, जिन्होने 
गरीबों की गाथा गाई, प्रकृति के सौदयं का वर्णन किया भर वच्चो के 
लिए सरल गीत लिखे । उनकी पुस्तको के नाम 'शीरी दौर, गगाजूं 
लहरूँ' इत्यादि है । चाहे ब्ेबस में कला-पक्ष की विशेषताएँ बहुत उच्च 
न हो और उन्होने सिंधी परम्परित छुन्द को फारसी छन्द-हूपो के साथ 
मिला दिया हो, फिर भी उनकी रचना सदा ताजी, मौलिक भ्रौर विशेषता- 
पूर्ण है। उनकी वडी उपलब्धि यह है कि उन्होंने कवियो का एक दल 
स्थापित किया, जिसमें हरिदिलगीर ('कोड” या 'सीप' के लेखक), 
हृदराज दुखायल (संगीत फूल' के लेखक), राम पजवाणी, गोविद 
भाटिया भौर श्रन्य थे। इन्होंने श्रपने गुर की कविताओं को एक लोकप्रिय 
सस्करण के रूप में प्रस्तुत किया, (इस प्रकाशन की भूमिका लिखने का 
सौभाग्य प्रस्तुत पक्तियों के लेखक को मिला है) | इन शिष्यो ने गुरु 
की उदार परम्परा को आगे वढाया | 

समकालीन सिंधी कविता का दूसरा बडा गुण यह है कि नवीन 
आन्दोलन में विद्यार्थी, अध्यापक भर प्रोफंसर सव भाग ले रहे हें । 
एन० वी० थधाणी ने 'भगवत्‌ गीता का (१९२३ मे) सिंधी पद्च मे 
अनुवाद किया । पद्च तो फारसी वहर पर हे, किन्तु भाषा सस्क्ृत 
धर्म-ग्रन्थो से ली है। ऐसे ही गीता के कुछ स्मरणीय भ्रनुवाद मेघराज 
कलवाणी, मूलचन्द लाला और चेनराय बूलचन्द ने किये हे भौर भ्रन्तिम 


सिधी ३८१ 


उल्लेख्य अनुवाद मुक्तछन्द में टी० एल० वासवाणी का हे । हैदरवम्श 
जतोई ने इकबाल के ढंग पर 'शिकवा' लिखा, जिससे कि सनातनियों 
में बडा तूफान उठ खडा हुआ, मगर उनकी 'दरियाये-सिन्ध को खिताव' 
(जिसका उल्लेख पहले हो चुका है) शोर 'आ्रजादी-ए-कौम' (१९४७) 
नामक क्ृृतियों साहित्य की स्थायी निधि बनी रहेगी। जब बहुत-सी 
गजले लोग भूल जायेंगे तब भी वे किताबे याद की जायेगी । जतोई ने 
गुल श्र सागी की धारा के अनुयायी के नाते साहित्य मे आरम्भ किया, 
किन्तु राजनीति भ्ौर साहित्य दोनो क्षेत्रों में वे क्िन्तिकारी बन गए। 
नई सिधी कविता मे वेबस के वाद दूसरा नाम उन्हीका श्राता है ! नये 
युग के दूसरे कवि, जिनका नाम उल्लेखनीय है, डेवनदास भाजाद हे 
जिन्होने आनंल्ड के 'लाइट आफ एशिया का 'पूरव सदेश” (१९३७) 
नाम से अनुवाद किया । सिधी कविता-प्रेमियो मे यह अ्रनुवाद बहुत 
लोकप्रिय है । 

सिधी कविता की नई धारा न तो शाह, सचलछ और सामी के 
परम्परित पद्म का भ्रनुकरण करते की है प्रौर न सूफी परम्परा वाली 
है, वह फारसी छन्द-शास्त्र और कल्पना-चित्रो से विवश होकर या 
पडिताऊ ढंग से चिपटे रहने की भी नही है, वल्कि मृक्त-छन्द का ऐसा 
रास्ता,वस्तुत यूरोपीय साहित्य के आ्राधार पर, ग्रहण करने की है। वह 
लेखक जिसने इस नई धारा को शुरू किया, सिधी सस्कृति के इतिहास 
में सबसे बडा लेखक है। दयाराम गिदूमल (१८५७-१९२७) विद्वान्‌ 
सत थे, नन्‍होने करीब ३० वर्ष पूर्व अपनी दार्शनिक कविता का वडा 
ग्रथ 'मत-जा-चाबूक (मन के चाबुक ) प्रकाशित किया--इन कविताशोो 
के मुक्त छद और भ्राशय ने विचारवान भ्ौर उदीयमान स्रिधी तरुणो 
की रुचि मे क्रान्तिकारी परिवततेन उपस्थित कर दिया । सिंधी में मुक्त 
छन्‍्द को लोकप्रिय बनाने का दूसरा प्रयत्न कई प्रकार के लेखकों ने कई 
तरह से छन्दों भौर गद्य-काव्यो का प्रयोग करके किया। इन भ्रनुवादको 
में मघाराम मलकाणी, लालचन्द भ्रमरडिनोमल, श्र्जन हसराणी और ! 


३८२ आज का भारतीय साहित्य 


हरीराम मारीवाला (जिनके 'फल्ल चूंड' या टेगोर के 'फ्रूट गेदरिंग' का 
प्नुवाद गत वर्ष प्रकाशित हुआ) है । दूसरे भारतीय कवियो के श्रनुवादो 
(उदाहरणाथथ, दयो मशारमाणी कृत नज़रुल इस्लाम का अनुवाद) ने 
भी मुक्त छन्द की प्रवृत्ति को भ्रागे बढाया | दो सच्चे कवि इस मुक्त छन्द 
की धारा से पैदा हुए--नारायण ह्याम, 'माक-जा-फुडा' (श्रोस-कण ) के 
प्राशिक लेखक और सिंधी में सानेट के लेखक , और भ्रय्याज, जो कि 
बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक है भ्ौर इस समय जीवित सिधी कवियों 
में सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध है । दूसरे नाम हे--अचल और राही, गोरधन 
मह॒वूवाणी श्रीर खियलदास फानी, 'गुमनाम' (बलदेव गाजरिया), 
मोती प्रकाण, भ्र्जन भाद (हिंदुस्तान में) और वाई० के० शेख, बशीर 
मोरियाणी, वुर-द-सिधी, श्रवुल करीम गदाई (पाकिस्तान मे)। 
समऊालीन सिंधी कविता मे दो बडी प्रभावशाली कविताओं में एक 
अय्याज ने लिखी है, वह शाह के प्रति सम्बोधित है, जिससे कि वर्ड 
सवर्थ की कविता 'मिल्टन ! तुम यदि आज जीवित होते' की याद 
हो आती है, दूसरी, खियलदास फानी की 'झ्रो मेरे वतन | मेरे वतन, 
नामक अविस्मरणीय रचना है। भारत के विभाजन के समय उसे 
अपने वतन को छोडने के लिए बाध्य होना पडा, उन भावनाओ्रों की 
ग्रभिव्यजना इस कविता में दी गई है। टी० एल० वासवाणी के सिधी 
मुक्त-छन्द में दूर-दूर तक पहुँचने वाले उपदेशो ने सिधी मन को फारसी 
उन्द-शास्त्र ओर कल्पना-चित्रों की दासता से मुक्त किया है | तोलाराम 
वालाणी नामक एक लेखक ने अपने पद्म और गद्य से बडी श्राशाएँ 
पैदा की थी, परन्तु उनकी प्रकाल-मृत्यु हो गई । 
| 

त्ाटक 

श्रन्य देशो मे कविता और नाटक अधिकतर साथ-साथ ते हे। 
सिध मे कविता बहुत भ्रागें वढ़ गई और नाटक पिछडे रहे । श्िधी 
लोक-नृत्य (भगत) ने भी कोई नाटक नहीं निर्मित किया। केवल | 


सिंधी ३८३ 


नाटक-क्लब श्रव तक सिध में चलते रहे, एक 'डी० जे० सिध वाडेज 
अमेच्योर ड्रामेटिक सोसाइटी” जो कि उनन्‍नीसवी शताब्दी के ग्रन्त में 
शुरू हुई और दूसरा, 'रवीन्द्रनाथ लिटरेरी एण्ड ड्रामेटिक क्लब, जो 
१९२० के करीब शुरू हुआ । पहली नाटक-मडली ने शेक्सपीयर के 
नाटकों के अनुवाद (जिनमें से मिर्जा कलीच वेग का 'शाह इलिया' या 
“किंग लीअर' सबसे अ्रच्छा था) और कुछ चुने हुए नाटक खेले, जिनमे 
से सेवासिह भ्रजवाणी का 'कनिप्ठ' (१९०२),जो कि शेरेडन के 'पिजारो' 
पर आधारित था, बहुत अच्छा था। कुछ नाटक रामाण्ण और महा- 
भारत से लिये गए (उदाहरणार्थ लीलारामसिह का 'द्रौपदी', 'रामायण', 
और 'हरिश्चन्द्र ) | आर० एल० डी० सी० का सबसे सफल नाटक था 
'उमर-मारुई, यह नाटक लालचन्द भ्रमरडिनोमल ने लिखा था, इसकी 
कहानी और कविता के अ्रश शाह से लिये गए थे। इस क्लव की सच्ची 
खोज' थे, के० एस० दरयानी, जिन्होने 'मुल्क-जा-मुदव्बर' (इब्सन के 
“'पिलस भ्राफ सोसाइटी) और 'बुख-जो-शिकार' (भूख के शिकार) 
लिखा । मधाराम मलकाणी ने कई सामाजिक नाटक लिखे श्रौर एकाकी 
लेखन उन्हीसे शुरू हुआ (पाँच छोटे नाटक) । वे ही श्राज के जीवित 
लेखको में सबसे महत्त्वपूर्ण नाटककार हे । शिकारपुरी ड्रामेटिक वलव ने 
सिधी में 'गामटू” (प्रिटेन्डस) नामक कई नाटक जेठानन्द नागराणी 
द्वारा लिखित दिए, परन्तु उरसाणी के 'बदनसोव थरी' (श्रभागा थरी) 
की ही तरह ये नाटक प्रहसनों से अधिक कुछ नही हे । 

शान्त अध्ययन-गृह में जिन नाटकों का आनन्द उठाया जा सकता 
है, ऐसे साहित्यिक नाटकों मे निस्सन्देह दो सर्वोत्तम हे, मिर्जा कलीच 
बेग का 'खुर्शीद', जो कि एक शानदार नाटक है। उसके गीत बहुत 
सुन्दर हे और यह १८७० में लिखा गया । दूसरा हे, लीलाराम फेरवाणी 
का 'हित रात” (१९३६), गाह की 'सुर लीला चनेसर' से यह कहानी 
ली गई झौर उसमें थोडा-सा परिवतंन किया गया है। दयाराम गिदूमल 
के 'सत्त सहेल्‍्यूँ में सवाद और कौडामल चदनमल कृत “रतनावली' 


३८४ आज का भारतीय साहित्य 


(१८८८) का अ्रनुवाद, जिज्ञासु पाठकों के लिए ही महत्त्वपूर्ण हे । राम 
पजवाणी का 'मूमछ राणो' एक उत्तम नाटक है। पढने मे और मच के 
लिए वह खासा अ्रच्छा है पर कल्याण आ्राडवाणी के 'शाकुन्तल' के 
अनुवाद के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती । 


गद्य 
गत १०० वर्षो मे सिधी गद्य ने बडी प्रगति की है। पहले 'जाम 
भम्वो जमीदार' की देहाती कहानियाँ मिलती हे (१८५३ )-- (गुलाम 
हुसेन द्वारा लिखित) और सादी के “गुलिस्ताँ की नकल पाई जाती है, 
जैसे कि केवलराम सलामतराय की 'सूखरी' भौर गुलमालाओ मे, “अरे- 
वियन नाइट्स' या भ्रलिफ लैला के मनोरजन के व्यग-चित्र आ अखुद 
लत्फल्लाह के 'गुल कन्द' (१८८२) में मिलते हे। सिधी गद्य इस प्रकार 
अनवादो से समृद्ध होता गया । १८५७-१९०७ की पहली आधी शती 
अनुवाद का युग है, इस युग को कई व्याकरण-शास्त्रियों भ्रौर कोशकारो 
ने सहायता दी, जैसे श्रग्नेजी मे ट्रम्प, शर्ट, स्टेक और ग्रिय्ससंन | उधाराम 
थाँवरदास (व्याकरण) और भरमटमल नारुमल (वैतपती कोष) के 
ग्रन्थ सिधी में हें । इस काल के भ्ननुवादको मे दो बड़े नाम है, एक तो 
मिर्जा कलीच बेग, जिन्होंने अपनी महान्‌ विश्व-कोश-जैसी रचना का 
आरम्भ बेकन के 'एसेज” ('मिकालात अछ हिकमत” इसका नाम था) 
के ग्रनुवाद से १८७७ से शुरू किया । इसके बाद “चचनामा' का अग्नेजी 
श्रत॒वाद प्रकाशित हुआ और गजाली के 'किमिआ्ई-इसादत “जैसे श्रष्ठ 
ग्रन्यो का सिंधी में अनुवाद प्रकाशित हुआ । कौडोमल चदनमल 
(१८४४-१९१६) ने पहले स्त्रियों की शिक्षा के विषय में एक पुस्तिका 
'पक्‍को पह' (१८७२) प्रकाशित की, फिर बच्चों के लिए कई किताबों 
के भ्रनुवाद किये, जैसे 'कोलम्बस का इतिहास, आये नारी चरितर', 
और (बकिम की) “राधारानी' । एक अनुवाद, जो सबसे अ्रधिक 
लोकप्रिय हुआ था, जानसन के “रासेलास' का था । यह अनुवाद 
आ-२४ 


सिधी ३८५ 


नवलराय ओर उधाराम (१८७०) ने किया था, इस प्रनुत्राद वी 
प्रेरणा से और अनुवाद भ्रागे होने लगे, जेसे कि स्काट का 2तिस्मेन 
नवलराय के भाई होरानन्द ने प्रस्तुत किया। एक शोर श्रनुवादक, जो 
कि श्रनुवादक से अ्रधिक मौलिक लेखक थे, दयाराम गिदूमल (याग दगन, 
जप साहिव, गीता-जो-सार इत्यादि) थे। जिन लोगो ने पाठ्य-ग्रत्थी का 
अनुवाद किया (ननन्‍्दीराम, नारायण जगन्नाथ, वूलचन्द कोइमल 
इत्यादि) उनमें वह नाम जो श्राज तक मिर्जा कलीच वेग और 
कौडोमल चदनमल के साथ ही चला भ्रा रहा है, वूलचन्द कोइमल का 
है । उन्होने 'इगलेड के इतिहास” का तर्जुमा उत्तम गद्य-शैली में किया । 
वासुमल जैरामदास ने तुलसीदास की रामायण का और मिसिर जे किगन 
ने महाभारत के भ्रको का अनुवाद करने का महत्त्वाकाक्षापूर्ण प्रयत्त 
किया । 

सिधी साहित्य के सिहावलोकन में चार व्यवितयों का उल्ठेख चार 
स्तम्भो की तरह करना चाहिए, जिनपर सिंधी ग्रद्य की इमारत खद्ठी 
है। इनमे से तीन नाम पहले ही भ्रा चुके है, वे थे मिर्जा कलीच वेग, 
कौडोमल चदनमल झौर दयाराम गिदूमल--धौथे का नाम अभी नही 
दिया गया। वे थे, परमानन्द मेवाराम, जो कि अपने निवन्धों और नैतिक 
रचनाओ के लिए सिधी के एडीसन माने जाते हे । मिर्जा साहिब 
(१८५३-१९२९) अ्रनुवादक थे भ्रौर दई क्षेत्रों में श्रग्रणी श्रोर 
मौलिक लेखक भी थे। उनका 'जीनत' (१८९०) सिधी भाषा का 
पहला मौलिक उपन्यास है। प्रीतमदास के 'अजीव भेट (१८९२) के 
साथ-साथ इस उपन्यास को यह श्रेय है कि उपन्यासों में चरित्र-निर्माण 
और सिधी जीवन की कॉकी इसमे दी गई है। जाह की रचनाओं का 
'ब्द-क्रम' इनका, विद्ृता और समालोचना की दृष्टि से, सिवी में पहला 
बडा काम था । इन्होने करीव ३०० किताबे ज्योतिष, खेती, प्राणि-भास्त्र 
और स्त्रियों के विषय में लिखी । कौडोमल चदनमल की सिंधी साहित्य 
की वडी देन उनका 'समीजा-श्लोक' का १८८५ में सम्पादित पाठमुद्ध 


३८६ झ्राज का भारतीय साहित्य 


सस्करण है। सारे उपदेण शुद्ध सिंधी में दिये गए है | दयाराम गिदूमल 
के गद्य ने मिर्ज़ा साहब के उमर-ख़याम के अनुवाद और कौडोमल के 
सामि-जा-इलोक' की भूमिकाएँ प्रस्तुत की। सिंधी गद्य की ये सर्वोच्च 
उडाने थी क्योकि इनकी भाषा ओजस्वी और उदात्त है। परमानन्द 
मेवाराम ने सिंघ की साहित्यिक पत्रिका 'जोत' के सम्पादन-काल मे, जो 
कि उन्नीसवी शताब्दी के भ्रन्तिम वर्ष से बीसवी शताब्दी के मध्य तक 
चलती रही, सिंधी-भाषी जनता को जो दो बहुत अच्छे निबन्ध-सग्रह दिए, 
उनमे से पहला 'गृल फुल्ल' और दूसरा “विचार नामक सग्रह था (जो 
कि प्रस्तुत लेखक द्वारा डी० जे० सिध कालेज मिस्लेनी में से चुना गया 
था) । परमानन्द मेवाराम का 'इमिटेशन श्राफ क्राइस्ट' का पअ्रनुवाद 
(ऋ्राइस्ट-जी-पैरवी) गद्य की एक उत्तम पुस्तक है भौर उनकी सिधी 
भाषा की डिक्शनरी (१९१०) अभी भी सर्वोत्तम है। परमानन्द 
मेवाराम दूसरे उत्तम निवन्धकार को भी प्रकाश मे लाए, जिनका नाम 
वाधुमल गगाराम था । उन्होने सामाजिक विषयो पर निबन्ध लिखे हे । 

१९०७-५७ के पचास साल सिधी गद्य मे तेज विकास के वर्ष हे, 
विशेषत श्रन्तिम १० वर्ष । इन पचास वर्षों मे १९०७-२७ के २० वर्ष 
तैयारी के वर्ष कहे जाने चाहिए और बाद के ३० व्य॑ पूर्ति के या सम- 
कालीन सिधी साहित्य-युग के वर्ष माने जाते हे। ये वर्ष नए सिंघ के 
उत्थान के साथ-साथ चलते हे । तैयारी के वर्षो मे सिधी गद्य के तीन 
शैलीकारो के नाम सामने आते हे, ये तीनो फारसी, इस्लाम भ्रौर सूफी 
मत के विद्वान थे ओर सिध के प्रेमी थे। निरमलदास फतेहचन्द ने 
आईना (पत्रिका) में श्रपनी रचनाओ, और 'सरोजनी”' और “दलूराई 
जी नगरी' नामक कहानियो हरा कई धिद्वान्‌ मुसलमानों को अपने 
फारसी, भ्ररवी और इस्लाम के ज्ञान से चकित कर दिया । सिंधी के वे 
उच्चकोटि के लेखक हे और उनको समभने के लिए डिक्शनरी की सहायता 
जरूरी है। उनके पुत्र सोभराज अपने पिता के हल्के पूरक हे । हरू 
सदारगाणी (खादिम) और दयो मशारमाणी-जेसे हिन्दू विद्वानों ने 


सिंधी ३८७ 


इन्ही निर्मंलदास की परम्परा को भ्रागे बढाया । फतेह मोहम्मद सेवह्ाणी 
बैच्य और विद्वान थे, 'प्राफताव-इ-अदब' (साहित्य का सूर्य), अवलफजत 
और फंजी' और 'सीरत-ए-नवी' नामक ग्रन्थों के वे लेखक है, मुस्लिम 
आलोचनात्मक विद्वत्परम्परा के वे अग्रणी है । १९३९ में मुस्लिम अरदवी 
सोसाइटी कायम हुई, जिससे यह परम्परा आगे वढी । जोयो प्रोर 
नवी-वरुश बलूच, उसमान अ्रसारी भर दीन मोहम्मद वफाई-जैसे विद्वानों 
का मुस्लिम अदवी बोर्ड बना और यह काम झागे बढा । फतेह मोहम्मद 
सेवहाणी हिन्दू-मुस्लिम-एकता के बडे ईमानदार कार्यकर्ता थे । साहित्य 
और सस्क्ृति के क्षेत्र मे उनका काम महत्त्वपूर्ण है। उनका गद्य प्रवाहपूण 
श्रौर मामिक है । 

सिधी गद्य के इतिहास में इससे भी बडा नाम जोकि सिर्फ मिर्जा 
कलीच बेग से महानता में कम है, होतचन्द गुरवक्शाणी का है, जिनका 
शाह का सस्करण (१९२४) यद्यपि अबूरा है, फिर भी बाद के सब 
लेखको के लिए एक आदर्श उपस्थित करता है। भ्रागा सूफी का सस्करण 
“सचल सरमस्त' वीसवी शती के चौथे दशक मे, दाउदपोटा का सस्करण 
'गाह अब्दुलकरीम' (१९३७), मुस्लिम अदव सोसाइटी का सस्करण 
गूल' (१९३३), भाहवाणी का सस्करण 'शाह' (१९५०), मुसवी का 
सस्करण, 'वेदिल' का (१९५४), नागराणी का सस्करण 'सामी' 
(१९५६), ये सव गुरुवक्याणी के महान्‌ कार्य की पूर्ति करने वाले ग्रथ 
है। हरेक में गद्य-भूमिका गुरवक्‍्णाणी के ढग की है । गृरुवक्शाणी का 
गद्य, जो कि 'नूरजहाँ भर भाह' की भूमिका (मुकहमाएं लतीफी) और 
“लवारी-जा-लाल' मे है, फारसी मुहावरों से बोभल होने पर भी सिधी 
लेखको के लिए एक आदर हे । 


समकालीन गद्य 
समकालीन सिधी गद्य तीन वडे लेखको के प्रवाह से बढा, तीस 
साल पहले, जब कि, ऊपर जिन चार बडे लेखको का उल्लेख है, वे सब 


३८८. ग्राज का भारतीय साहित्य 


अपना कार्य पूरा कर चुके थे (मिर्जा की मृत्यु १९२९ में हुई, दयाराम 
की १९२७ में और कौडोमल की १९१६ में )--सिधी गद्य को हमारे युग 
में कायम रखने, प्रतिष्ठित करने और लोकप्रिय बनाने का सारा श्रेय 
जेठमल्र परसराम (मृत्यु १९४८), भेरुमल मेहेरचन्द (मृत्यु १९५०) 
भर लालचन्द प्रमरडितोमल (मृत्यु १९५४) को है। जेठमल परसराम 
धियौसफ़ी, सूफ़ी मत और हिल्दू-मुसलमान एकता के आजीवन प्रचारक 
रहे। शेक्सपीयर के सानेटों में भी उन्हें यूफ़ी-यर्म दिखाई दिया ! वे 
सिंधी के सबसे बड़े व सबसे पहले प्िथी पत्रों में छेख लिखने वाले भौर 
शाह के रहस्य के भाष्यकार थे (देखिये शाह की कहानियाँ ) । उनके 
उत्साह से सिंध अपने रहस्पवादियों, सन्तों भौर सृफ्ियों के प्रति ग्रधिक 
जागहुक हुआ | उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा मज़ेदार पहल भी था, 
जो उत्होंने भ्रज्ञात नाम से, 'वमरापोश की कहानियाँ लिखकर व्यक्त 
किया, इन कहानियों में अमीरों के लोग और लालच का मज़ाक उड़ाया , 
गया है । सिधी साहित्य में जेठमल पहल्ले सोशलिस्ट थे, और भेहमल | 
मेहेरचन्द सिंधी के व्याकरणकार और इतिहासकार थे । उनकी श्रातो- 
चनात्मक दृष्टि बहुत सही थी, उसमें कार्य करने की वित्त शवित थी 
और यात्रा का प्रेम था। उन्होंने 'बोहर नजम' नाम से सिधी कविता 
“का पहला संग्रह सम्पादित किया, शाह की यात्रा पर लिखा, आन" 
सुद्धिका' तामक उपन्यास लिखा, कई पुस्तकों के अनुवाद किये, जिनमें 
जायूसी कहानियाँ भी हैं, भौर अपने जीवत की खोजों और भ्रन्वेषणों 
को 'पिंधी व्याकरण', सिंधी भाषा का इतिहास' (१९४१) और सिंध 
के हिन्दुओं का इतिहास” (१९४७) जसे ब्रधिकारपृर्ण ग्रंथों में पमाहिंत 
किया। भेरूमह मेहेरचंद को शैली में कोई विशेषता नहीं थी, वें महज. 
भाव से लिखते थे, उनकी रचनाओं का प्रत्यक्ष या अग्रलक्ष हे से कई 
तरुण छेसकों पर प्रभाव पड़ा। उदाहरणाय सिंधी गद्य का महान श्रेष्ठ 
ग्रंथ, 'पैरे-कोहिस्तान' ( कोहिस्तान की सैर १९४२) जो अत्ला बचायो ने 
लिखा, वह भेरुमल मेहेरचंद के. पिंध-जो-सैलानी' का परिणाम है। 


सिधी ११ 


जो । 


झौर चेतन मारीवाला जैसे ऐतिहासिक विपयो पर लिसने वाले ( तारीपी 
मजमून, सिध-जो-इतिहास), मोहम्मद निहीक मेमण और तफा रह 
बदवी-ज॑ंसे सिधी कविता या साहित्य का इतिहास लिखने वाठड_ पा 
सचल' श्र 'सामी' पर पुस्तक लिखने वाले वल्याण जाटवार्ण'-जस 
जीवनी और समालोचना के लेखक, और महात्मा गाधी नहरू इपादि 
की जीवनियाँ लिखने वाले लेखको ने भेरूमल मेटे्‌रचन्द और गरवबगाणी 
से भी कुछ सीखा है। भेरूमल मेहेरचन्द के पृत्र प्रिभदास न प्रल यम्स 
प्रोग्रेस के अनुवाद (सालिक-जो-सफर) में अपने पिता ती गद्म- जी 
को अ्रच्छी तरह पकडा है। 
लालचन्द भ्रमरडिनोमल भारत और पाकिस्तान में सिधी साहिल्‍्य 
के सवसे बड़े वजुर्ग मानें जाते है। १९५४ में उनकी मृत्यु पर सब 
सिधियों को बहुत शोक हुग्ना | सिध श्रौर सिधी साहित्य के वे प्रविशान्त 
प्रेमी थे । उन्होने श्रपना साहित्य-कार्य हजरत मोहम्मद की जीवनी से 
शुरू किया | फिर गाह की झ्रालोचना, हुर डाकुओ की कहानी, भर नई 
योजना पर “चौथ-जो-चण्ड” (चौथ का चन्द्रमा) नामक एक साहसपूर्ण 
उपन्णस लिखा । १९१४ में सिधी साहित्य सोसाइटी, सरनानन्द हासोमल 
के साथ-साथ स्थापित करके सिंधी पाठकों की रुचि को उन्होंने बदल 
दिया। जब उन्होने लिखना शुरू किया था, तव निधी छोग या तो यूरोपीय 
साहित्य से या वगाली साहित्य से प्रभावित थे और सिधी में 'गुलवकावली' 
(१८८९) और 'मुमताज दमसाज' के ढग की पुरानी कहानिया या 'नख्ध- 
कान्ता' -जसे उपन्यास, जिनमे तहखानी और जादुई-एयारी तिनस्मी पाते 
अधिक होती थी, प्रचलित थे। उन्होंने जनता की रुचि को परिष्कृंत 
किया और सिधी घरेलू विपयो पर घरेलू भाषा में लिखी कहानियाँ पदने 
लगे । निस्सन्देह वे इस क्षेत्र के अग्रणी थे । उनका उदाहरण विभिन्‍न 
लेखको ने अनुसरित किया, ज॑से, झ्रासानन्द मामतोरा (उथल-पुथल कर 
देने वाले परिच्छेदो के एक रोमाटिक उपन्यास 'मायर' के ठेसक), 
शेवक भोजराज, (आत्मकथा-सम्वन्धी उपन्यात्तों 'आणीर्वाद और 'दादा 


६80 


१० ग्राज का भारतीय साहित्य 


स्याम' के लेसक), नारायण भम्भानी (सामाजिक उपन्यासो 'विधवा' झ्रादि 
के लेखक ), राम पजवाणी ('पदमा', 'कैदी' और कलात्मक प्रकृति और 
भाव-चंतन्ययुयत मनुप्यो के कुछ रेखा-चित्रों के लेखक) भ्रौर मघाराम 
मलऊकाणी (जिन्होंने लालचन्द अमरडिनोमल के 'सदा गुलाब' से टैगोर- 
शैली के लेखन की कला सीखा) । उनका प्रभाव नारायणदास मलकाणा 
('भ्रनारदाणा' के लेखक) भौर तीरथ वसन्‍्त ('चिणगू' के लेखक और 
जेठमल परमसराम के साथी )-जैसे निवन्धकारो पर भी है । 

लालचन्द अ्मरडिनोमल का नाम समकालीन सिधी साहित्य के 
ग्रन्तिम २० वर्षों को इस दशक से जोडता है | यह दशक सिधी गद्य के 
इतिहास में कई दृष्टियो से बहुत महत्त्वपूर्ण है। १९४७ में भारत का 
विभाजन हुआ, ऐसा लगा कि सिधी साहित्य का अ्रव कठावरोध हो 
गया, हिन्दू जरणार्थी वत गए, सिघ के मुस्लिमो में शरणार्थी श्रा गए। 
परन्नु एक बडी आइचर्यजनक बात हुईं कि तरुण लोग, जिन्हे लिखने का 
कोर्ट श्रनुभव नही 4! ' + निकालने लगे । उन्होने साहित्यिक सस्थाएँ 
वनाई और अपनी भाषा और साहित्य के प्रति उनमे श्राइचर्यजनक उत्साह 
पाया गया । सिध में और “हिन्दुस्तान! में साहित्य की रचना गत १० 
वर्षों में बहुत ही बिपुल हे । सिध में सिधी भाषा और साहित्य की शोध 
का आन्दोलन चल पडा, जिसका कि उत्तम स्मारक साहित्यिक पत्रिका 
'मेहरान' हे । भारत में सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक उपन्यासों एव 
कहानियो का प्रचलन है। ये कहानियाँ और उपन्यास पत्र-पत्रिकाओो में 
छपती है, जिनकी सख्या बहुत बढ गई है । एक सिधी साप्ताहिक पत्रिका 
'हिदवासी' भारत में है, जिसके पढने दालो की सख्या हजारो में है। 

इस दशक की साहित्यिक हलचलो की एक विशेपता है--स्त्रियो का 
लेखन-कार्य । भारत-विभाजन के पहले, सारे साहित्यिक क्षेत्र में एक सिधी 
महिला साहित्यिक के नाते प्रसिद्ध थी . गुली सदारगाणी, जिन्होने टेगोर 
के 'गोरा' का अनुवाद किया था और एक उपन्यास 'इत्तहाद' लिखा था, 
जिसकी बडी आलोचना हुई थी (क्योकि उसमें यह दिखाया गया है कि 


सिवी ३९१ 


एक हिन्दू लडकी मुसलमान के साथ गादी करनी है)। श्रत्र तो ल्तिया 
साहिल के क्षेत्र मे बहुत थ्रागे बढ़ गई हैं । इस सनय सि्री पत्रिकाग्रो 
में सत्रमे भ्रधिक लोकप्रिय साहित्यिक एक स्त्री ही है पोपटी हीरा- 
नत्दाणी, भर एक-दो सफल उपन्यासकारो में हे सुन्दरो उत्तमचन्दाणी, 
जो कि 'कोशान' (कहानियो) की लेखिका हे । 'किरन्दर देवारियूं' 
(गिरती दीवारे) वामक एक सामाजिक उपत्याम भी उन्होने लिखा है 
जिसमे मनोवेज्ञानिक ढंग से सिघी जीवन का ज्ञान श्रौर सहज भाषा- 
शैली इतनी भ्रच्छी है कि वे श्रकेले गोविन्द माल्ही को छोडकर अन्य सब 
सिंधी गद्य-कथा-लेखको से श्रेष्ठ मानी जाएँगी । गोविन्द माल्ही इस समय 
सिंधी साहित्य के सवसे सशक्त व्यक्तित्व हे। उनका 'पस्चियडा वल्लर 
खाँ विछड्या' (भुण्ड से विछड़े हुए पक्षी) सिधी शरणाथियों पर एक 
सप्राण रचना है, परन्तु उनके उपत्यासो की सूची 'प्रॉसू' से 'लोक भ्राहे 
बोक' (१८५७) तक ग्रन्थों की एक वडी सूची हे । कहानी-लेखको में 
प्रानन्‍्द गोलाणी कदाचित सबसे अच्छे हैं, यद्यपि उनसे कम अच्छे श्रोर 
भी दर्जनों मिल जाएँगे, जैसे सुगन भ्राहुजा, कौरत वाबानी, उत्तम, 
विहारी, छावरिग्रा, चावला इत्यादि । इस दशक के दूसरे प्रसिद्ध लेखको 
में राम पजवाणी 'प्राहे-न-आ्राहे' के लेखक हे, जिसमे ऐसे कलाकार की 
कहानी दी गई है जो कि ईश्वर पर विश्वास करता है। मधाराम 
मलकाणी नाटककार, निवन्धकार और साहित्यिक इतिहासकार हें । 
वे 'प्रदवी उसूल' नामक एक-मात्र सिवो आलोचना सिद्धात-अन्य के 
लेखक है 

१९४७-५७ के दशक में लिखे गए साहित्य की दो वडी विगेपताए 
है मित्र, उसकी भाषा और साहित्य (विशेषकर गाह) के प्रति प्रत्येक 
छेखक का अत्यत अनुराग, और मनृप्य एवं वस्तुओ के प्रति यथार्ववादी 
दृष्टिकोण में दिग्दभित प्रगतिगीलता | कुछ समय तक--स्वाभाविक 
रूप मे तरुण लेखको में--'गौन-प्रधान छेखन' की अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति 
भी दिखाई दी थी, पर अव इस प्रवृत्ति को निनदनीय समभा जाने 


३९२ झ्राज का भारतीय साहित्य 


लगा हैं। आज के सिन्धी लेखको में अपने प्रति और अपनी जाति तथा 
भाषा के प्रति वडी आस्था है और यह भविष्य के लिए एक शुभ 
लक्षण है । 

सिंधी में वाल-साहित्य श्रभी-अभी लिखा जाने लगा है। सरल 
कहानियाँ श्रौर वच्चो के लिए कविताएँ प्राथमिक कक्षाओं के उपयोग 
के लिए बनी पाठय-पुस्तकों के लिए लिखी गई । बच्चो के लिए 
लिखने वालो में सवसे अ्रधिक रचनाएँ कौडोमल चदनमल की लेखनी से 
निकली हैँ । भेरूमल मेहेरचन्द के लिखें कुछ बालोपयोगी पद्मयो को 
कक्षा से वाहर भी लोकप्रियता मिली | विशेषत “बढ़े राजा काल शीषंक 
एक अंग्रेजी कविता का श्रनुवाद | सिंधी में बच्चों के साहित्य के पहले 
प्रसिद्ध लेखक थे, परमानन्द मेवाराम, जिनकी “जोत' नामक कृति में 
बालकों के लिए मनोरजक श्र शिक्षाप्रद सामग्री भरपुर है। 'दिल 
वहार' शीपंक से उनकी बच्चों की कुछ कहानियाँ सम्रहीत हे । प्रथम 
महायुद्ध के आसपास टेगोर के 'ऋ्रीसेण्ट मृत” (बालचद्र ) और "पोस्ट 
आफिस” (डाकघर)-जंसे ग्रंथ और वकिमचंद्र की कहानियाँ अंग्रेजी 
में प्रकाशित हुई थी । उनके सरल सिधी गद्य श्रौर पद्च में कई 
अनुवाद और रुूपातर प्रकाशित हुए, जिनसे बालकों को वडा आनन्द 
मिला । 

सिधी में वच्चो के लिए ही विशेष रूप से लिखी गई पहली लेख- 
माला भर कविताएँ 'बालकन-जी-वारी” नामक अखिल भारतीय बाल- 
सस्था ने और उसके “दादा” (शेवक भोजराज) ने रची । इस सस्था ने 
गत तीन दशाव्दियो से श्रच्छे वाल-साहित्य को प्रकाशित करने की 
अपनी परपरा कायम रखी है। इसमे से कई रचनाएँ स्वय बच्चों 
द्वारा लिखी हुई है । वालकन-जी-बारी न होती तो शिशु-गीत और बच्चों 
की लोक-कथाएँ आज सिंधी मे न होती। वीसवी सदी की तीसरी 
दगाव्दी के अ्रत मे, रेवाचद थधाणी ताम के वकील ने सिंधी में श्र्थ- 
हीन तुकबदियाँ लिखने का वडा साहसपूर्ण यत्न किया। उदाहरणार्थ, 


सिधी 2 


“भगत भभोर जो, वावों झ्राहे चोर जो' (भभोर में एव बगा 7 भा 
चोर का वाप है) । लेकिन भ्रव ये सत्र तुकवदियाँ मिलती ही ४ ]। 
बच्चो के लिए विशेप रूप से एक सि्री साहित्य-विभाग साउने या «ये 
फुतहचद (मगतराम वासवाणी) नामक एक राजस्व ब्रवियारी या दना 
चाहिए, जो अपने भाई मेलाराम के नाम से सुद्धर साहिहय दिल 
थ | फतहचद के प्राथमिक कार्यो ने कई श्रनुकरण परन बाला वा 
आकपित किया । उच्च वाल-कविता सित्री मे मुर्यत वेजस' 
(किशनचन्द खन्नी) और उनके विप्य दुखायल' न तिसी। उनके गो” 
सिध के देहातो में गाये जाते हूं और वे श्रव जन-जन का माना वठस्थ 
हे । चौथे और पॉचवे दशक में सिधी के कई प्रसिद्ठ लेसफ बच्चो के 
लिए कितावे लिखने की ओर मुद्दे, जिनमे सबसे मेहनती थे लालचन्द 
अमरडिनोमल । 

सिघी में तकनीकी या गभीर वंज्ञानिक ग्रथ नहीं के बराबर हे । 
सिवी के केवल एक छेखक ने ऐसे ग्रन्थ लिखने का पतन विया है। 
उनका नाम मिर्जा कलीच वेग हे, और उनकी रचनाएं भी मुर्यत 
अनुवाद है । हरीसिह और पोकरदास-जेसे प्रकाशकों ने साहस किया 
झौर गम्भीर ग्रन्थ छापे, विशेपत्‌ चिक्रित्मा और कारखानों के थारे 
में । ये उर्दू से अनूदित थे, लेकिन इनका साहित्यिक मूल्य बहत कम 
है। मिधी में सरकारी प्रकाशन (खेती, अर्थास्त्र, उद्योग इत्यादि पर) 
सदा की भाँति काठ-से कोरे और नीरस है। सिवी कागो के प्रथम 
लेखक यूरोपीय विद्वान्‌ थे-यथा स्टक, ट्रप भौर नर्ट, श्रौर उनके वाद 
कई बब्द-सूचियो ओर छोटे-मोटे कोशो के लेखक आये, जैसे नानमल 
और दूलामल वृूलचन्द। भव तक सियी में सबसे आधिकारिक कोश 
बहुमुखी प्रतिभाशाली छेखक परमानन्द मेव।राम द्वारा सम्पादित है। 
परन्तु बह भी ५० साल पहले प्रकाशित हश्ना था और उसका पुनथोधन 
आवश्यक हे । 


३९४ श्राज का भारतीय साहित्य 


सिधी पर चुने हुए सदर्भ-ग्रथ 

गाह लतीफ--लीलाराम वातणमल 

सिंध ऐंड इट्स सुफीज--जेठमल परसराम; थियोसाफिकल 
पब्लिशिंग हाउस, अ्रड्यार, मद्रास; १९२४ 

शाह अब्दुल लतीफ आफ भिट--एच० टी० सोलें, झ्ाक्सफर्ड 
यूनिवर्सिटी प्रेस, १९४० 

डेज़ट वायसेजु--टी० एल० वासवाणी, गणेश ऐड को०, मद्रास 

लिग्विस्टिक सर्वे आफ इडिया--जी० ए० ग्रियसंन, खड ८, भाग 
१, पृष्ठ १-२३१ 


हिन्दी 


सच्चिदानन्द वात्स्यायन 


ऐतिहासिक पृष्ठिका 

हिन्दी परम्परा से विद्रोह की भापा रही हे। प्रारम्भिक काल से 
ही हिन्दी-रचना का एक बहुत बडा अश न्यूनाधिक सगठित वर्गों द्वारा 
किसी-त-किस्ी प्रवृत्ति के विरोध की अभिव्यवित रहा है। यह विरोध 
का स्वर सदंव प्रगति का स्वर रहा हो, ऐसा नही है, कभी-कभी यह 
स्वर परिवर्तन के विरोध का, प्रतिक्रिया का, जीर्ण परम्परा अ्रथवा 
पुराने विशेषाधिकारो की रक्षा की भावना से प्रेरित सकीर्णता का स्वर 
भी रहा। किन्तु विरोध भाव उसमे स्देव रहा, भ्रर्थात लेखक सर्देव 
किसी-न-किसी रूप में एक झ्रान्दोलनकारी, उपदेशक, सन्देशवाहक या 
प्रचारक रहा है, उसका लक्ष्य चाहे धर्म, दर्शन, आस्तिकवाद रहा हो, चाहे 
झ्ाक्रान्ता, श्रावतायी और मूति-भजक म्लेच्छ, चाहे वरागी, गन्यातती 
और गृहस्थ, चाहे प्रकृति ग्रथवा काम-शास्त्र ग्रथवा स्तय साहित्य ही । 

निस्सन्देह इस प्रवृत्ति के ऐतिहासिक कारण रहे । हिन्दी उस प्रदेश 
की भाषा रही जो आरम्भ से ही भारतीय इतिहास की लीला-भूमि रहा 
झ्रौर जिसमें निरन्तर साम्राज्यो और राज-वशों के भाग्यों का निर्णय 
होता रहा | सस्कृत के, जो कि उच्चतर अभिजात वर्ग के गिप्ट आदान- 
प्रदान और कला-विलासो की भाषा थी, विपरीत प्राकृत और अपभ्रण 
भाषाओं से जन-साधारण के अन्तर्जीवन को अभिव्यवित देने का उत्तरा- 


३२९६ श्राज का भारतीय साहित्य 


घिकार पाकर हिंदी अपना दायित्व-श्रेत्र निरल्तर बढाती गई। बौद्ध 
विचार-धारा के प्रभाव से करंकाण्ड श्र जात-पॉत के विरोध से भ्रारम्भ 
करके शीघ्र ही उसे तन्त्रवाद से सम्बद्ध उन जटिल प्रभावों का विरोध 
करना पडा जो जन-साधारण को भअ्रगर वैराग्य की श्लोर नहीं तो कम- 
से-कम साधारण गृहस्थ-जीवन के उत्तरदायित्व के निषेध की भ्रोर ले 
जा रहे थे । विदेशी आक्रमणकारियो के अ्रत्याचार और इस्लाम की 
वृद्धि ने विद्रोह के स्वभाव में एक नया परिवतंन उत्पन्न किया । अपने 
भन्‍्देशवाहको की करता और असहिष्णुता के वावजूद सामाजिक दृष्टि 
से इस्लाम समता और सामाजिक रूढियो से मुक्ति की प्रेरणा देता था। 
उसके प्रतिकार में हिन्दी एक सघटित प्रतिक्रिया की भापा बनी। 
सधप॑ के रूप ने प्रतिक्रिया के रूप को निश्चित किया। एक धम्म-विश्वासो 
के मामले में पूरी स्वतन्त्रता के साथ कमंकाण्ड के कडे बन्धनों का 
भ्राग्रह करता था, दूसरा एक विश्वास भ्रथवा धर्म-बीज पर कट्टर आग्रह 
के साथ कर्म की यथेष्ट स्वतन्त्रता देता था । मध्यकालीन हिन्दी एक 
ऐसे समाज की भापा रही जो व्यूह रचकर, अपने अनुशासन को और 
कडा करके, आत्म-रक्षा करना चाहता था । इस्लाम के क्रमिक विस्तार 
और मुस्लिम शासन-सत्ता के दृढ़तर संगठन के साथ-साथ हिन्दी क्रमशः 
अधिकाधिक एक उत्पीडित जाति की भाषा होती गईं। उत्पीडित जाति 
की भाषा होने की यह स्वरूप-कल्पता और भावना भ्रनन्तर ब्रितानी शासन 
काल में भौर बढती गई। भअग्रेजी राज्य की भेद-तीति के भौर उर्दू को दिये 
जाने वाले सरक्षण के प्रभाव ने इस सूक्ष्म विरोध-भाव को और तीज्र 
किया । उद्दू का प्रोत्साहन एक भाषा के नाते उसके गृणों भर उसकी 
विशेषताश् का प्रोत्साहन नही था वरन्‌ एक सरक्षित, कृपा-पात्र जाति 
की भाषा का प्रोत्साहन था। इतना ही नही, उर्दू के इस रूप श्रथवा 
पद की भ्रान्त धारणा अग्नेजी शासको द्वारा न केवल बढावा पाती थी, 
वल्कि बहुत दूर तक उन्हीके द्वारा उत्पन्न की गई थी। उन्नीसवी 
शती के भ्रनेक सुधारवादी भ्रान्दोलनो, भर उनके समानान्तर साम्प्रदायिक 


हन््दी ३९७ 


भावनाश्रों की वृद्धि ने हिन्दी की इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया, यद्यपि 
साम्प्रदायिक प्रभाव उतना महत्त्वपूर्ण नहीं था जितना कि राष्ट्रीयता के 
व्यापक विकास का प्रभाव । हिन्दी सहज ही राष्ट्रीय भावना की सबसे 
महत्त्वपूर्ण (और जन-संख्या की दृष्टि से सबसे प्रधिक प्र) वाहिका 
बन गई |* यह कहा जा सकता है कि इस काल का पुनरुत्यानवाद भी 
वास्तव में संस्कृति की .एक नई और अ्रधिक छोकिक कह्पना का परि- 
णाम था और उसकी तत्कालीन अभिव्यक्ति, धामिक सुधारवादी ग्रानदो- 
लन में हुई । सन्‌ १८७५ में संस्थापित झा समाज निस्सन्देह एक 
धामिक पुनरुत्यानवादी आन्दोलन था, जिसमें तीव्र शुद्धिवादी भराग्रह भी 
था, किन्तु इस बात के बढ़ते हुए ज्ञान ने, कि संस्कृति एक समृची जाति 
की परम्परा, समष्टियत अ्रनुभव और रचनात्मक प्रवृत्तियों का नाम है, 
समाज के एकीकरण में अधिक महत्त्व का काम किया । 
अपने इतिहास के भ्रधिकतर भाग में हिंदी की जो विशेष प्रवस्थिति 
रही उसने एक-दूसरे विरोधाभास को जन्म दिया। "मध्य देश' की 
भाषा होने के नाते हिन्दी भाषा आरम्भ से हिन्दू दर्शन की मुख्य धारा 
की वाहिका रही और इसलिए उसकी परम्परा और प्रवृत्ति सदा 
व्यवितिवादी रहो है, कितु हिंदी-साहित्य का इृतित्व मुख्यतया व्यक्ति 
का इृतितल नहीं रहा। भ्र्थात्‌ उसके इतिहास में प्रमुख स्थान अलग- 
भ्रलग महान्‌ साहित्यिक प्रतिभाश्ों का न रहकर वेचारिक प्रान्दोलनों 
अथवा संवेदना के रूप-परिवततनों का रहा है। हिन्दी-साहित्य (उल्लेस 
नीय अपवादों के रहते हुए भी) व्यक्तिगत कृतित्व की अपेक्षा प्रवृत्तियों 
का साहित्य रहा है। ठेखक व्यक्ति की महत्ता का विचार तो विशेषरूप 
से उन्नीसवीं शरती से हो आ्रारम्भ हुआ, जब से पदिचम की यह धारणा 
+ इस कथन का उद्देश्य बंगाल की देन की शरद करना नहीं है | बंगाल में जो 
पुनरनोगरण हुआ, हिन्दी ने उसका अभाव सीधा भी और श्रनुवादों द्वारा मी ऋहण 


किया | किन्तु वंगाल की प्रादेशिक सीमा भोर हिन्दी की संस्यारशक्ति दोनों का प्रभाव 
बहुत गहरा था | 


३९८ प्राज का भारतीय साहित्य 


प्रचार पाने लगी कि कलाकार एक विशिष्ट, श्रद्धितीय और स्वतन्त्र 
व्यक्ति है। कलाकार के कृतित्व की परिकल्पना में होने वाला यह परि- 
व्तंत इतना मौलिक है कि इसे 'कलाकार का स्वातन्त्य-लाभ” भी कहा 
जा सकता है । वर्तमान शती के तीसरे दशक में मार्क्सीय श्रालोचना ने 
कलाकार के पद का नया निरूपण करने का प्रयत्न किया--पहले साधा- 
रण स्थापनाओ द्वारा, और फिर उसे दल के नियमो श्रौर आ्रादेशों द्वारा 
भ्रनुशासन में लाने का यत्न करके--कितु इस प्रयत्न को कैवल भ्राशिक 
सफलता मिली । इसकी चर्चा यथास्थान होगी। थहाँ इतना कहना 
पर्याप्त है कि यह धारणा केवल उननीसवी शती से प्रचलित और स्वी- 
कृत होने लगी कि साहित्यिक रचना, अनिवायतया व्यवित लेखक के 
विशिष्ट चरित्र और प्रतिभा को प्रतिबिम्बित करती है और उसका 
वैसा करना उचित है । इसी वात को दूसरे शब्दों मे इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि हिन्दी मे शेली का महत्त्व साहित्यिक मूल्यों मे एक नई 
चीज है| यह वात कदाचित्‌ सभी भारतीय भाषाझो में सच होगी, 
कितु अन्य भाषाओं की चर्चा यहाँ प्रासगिक नही है । 

हिन्दी की समकालीन प्रवृत्तियो के श्रध्ययन मे इन बातो को ध्यान 
में रखना आ्रावश्यक है । किसी साहित्य की परम्परागत अश्रवस्थिति और 
प्रवृत्ति को तथा किसी विशेष सन्दर्भ में अपने ध्येय और कार्य के बारे 
में समकालीन लेखक की धारणाओ को, ध्यान में रखे बिना किसी क्षेत्र 
मे प्रभाव रखने वाली विशेष शक्तियों को पहचानना अथवा विभिन्‍न 
साहित्यकारो के कृतित्व का मूल्याकन सदेव जोखम का काम होता है- 
ऐसे व्यक्ति के लिए और भी अधिक जो स्वय उस क्षेत्र में क्रियाशील 
हो--कितु साहित्य-रचना सवत्र झनिवायंतया अधिकाधिक सचेतन और 
सोहेश्य कला होती जा रही है और इसलिए लेखक को निरन्तर सम- 
कालीन रचना का मूल्याकन करना पड़ता है। देश-काल की दूरी ही 
अ्नासक्ति भ्रौर निरपेक्षता देती है । लेकिन सघर्ष को निकट से देखना 
भी अपने ढंग की स्फू्तिप्रद श्रनुभूति होती है। 


हिन्दी 


भाषा 

श्राधुनिक सन्दर्भ में हिन्दी-साहित्य का श्रर्य प्राय सम्यूणतया सी 
चोली का साहित्य है, यद्यपि प्रतिप्ठित साहित्यिक मायम के रूप मे 
खडी बोली का इतिहास एक शती से भ्रधिक पुराना नही है और बिता 
की मुख्य धारा की वाहिका के रूप में तो खड़ी बोली की प्रतित्ठा 
चीसवी थती में ही हुई। उस समय तक परम्परागत वाश्य-भाषा ब्रज- 
भाषा थी, यद्यपि अवधी, मैथिली भ्रौर अन्य जन व मातृ-भाषाग्रों म 
भी कविता लिखी जाती थी । हिन्दी-क्षेत्र के सीमा-निर्पण वें वार में 
विद्वानों में सदेव मतभेद रहा है और नई राजनीतिक परिस्थितियों 
तथा प्रादेशिक भाषाओं में नये भ्रात्ममगौरव की भावना न परिरियति को 
और भी उलझा दिया है । भापा-शत्त्र के अ्रध्ययन ने भी समस्या की 
जटिलता बढाने में ही योग दिया हे, वयोकि उसकी प्लोज ने ऐसा नया 
साक्ष्य उपस्थित किया है जो हिन्दी के परम्परागत अथवा ऐतिहासिक 
पद का समर्थन नही करता है । यहाँ पर हिन्दी के क्षेत्र की परम्परागत 
रूप-रेखा दे देना ही यर्थेप्ट होगा, वयोकि हिन्दी के श्रपने इतिहासकार 
अब भी निरफ्वाद रूप से इसी को मानते हें भर श्रध्येता को हिन्दी में 
जो सामग्री मिलेगी वह इसी को पुप्ट करने वाली होगी । 

पारम्परिक परिभाषा में हिन्दी उस भाषा के प्रामाणिक रैंप का 
नाम है जो पजाव की पश्चिमी मीमा से लेकर विहार कौ पूर्वी मीमा 
तक और नेपाल की सीमा से लेकर मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र में बोली 
जाती है । अन्य भापा-क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र का श्रपना पृथक कोड 
नाम नही है भोर इसे केवल “मच्य देग' की अभिधा दी जाती है । भ्रन्य 
भाषाओं से हिन्दी इस वात में भी भिन्‍न है कि उसके प्रल्तर्गत प्राने 
वाली वोलियाँ और मातृ-भाषाएँ भव प्रत्यक्ष रुप से एक ही उत्स से 
निकनी हुई नहीं जान पड़ती भर किसी-किसी का दूसरी भाषा की 
प्रतिवेणी वोली से श्रधिक निकट सम्बन्ध जान पदता है। एक तरह से 
यह भी कहा जा सकता है कि प्रामाणिक हिन्दी के रुप में सदी बोजी 


98+ 
६8 


४०० आ्राज का भारतीय साहित्य 


का अम्युदय होने तक हिन्दी किसी एकरूप भाषा का नही, बल्कि एक 
परम्परा का नाम था--एक सघटनशील केन्द्रोन्मृख्री प्रवृत्ति का, जो 
सारे प्रदेश के रचनात्मक भ्रथवा उपदेशात्मक साहित्यिक उद्योग को एक 
प्रामाणिक एकरूपता की श्रोर ले जाती थी और प्रदेश के भीतर विभिन्‍न 
बोलियो के क्षेत्रों के आपसी सम्पर्क का साधन उपस्थित करती थी । 
केन्द्रोन्‍्मूलरता की यह परम्परा ही हिन्दी का सम्बन्ध श्राठवी शती की 
अपभ्रण भाषा से जोडती है भौर हिन्दी के इतिहासकार को यह भ्रधि- 
कार देती है कि वह उसके साहित्य का भ्रारम्भ बौद्ध सिद्धों के दोहो 
शोर गीतो से करे । निस्सन्देह भ्राठवी शती मे कई भ्रलग-प्लग अ्रपश्रश 
भाषाएँ प्रचलित थी, लेकिन यह मान लेने के पर्याप्त कारण है कि सारे 
उत्तर भारत में प्रचलित साहित्यिक अपश्रश भाषा का एक प्रामाणिक 
रूप था। शौर यह तो निविवाद है कि भ्रपश्रश की साहित्यिक परम्परा 
उत्तर भारत की किसी दूसरी भाषा की श्रपेक्षा हिन्दी में ही भ्रधिक 
सुरक्षित रही। मध्यकाल के भव्ति-प्रानदोलनो का दाय भी हिन्दी और 
उसकी बोलियो में ही सबसे अधिक सुरक्षित है। सन्त कवियों की 
उपदेशात्मक, रहस्यमयी या भाव-विभोर बानियाँ भी मृख्यतया ब्रजभाषा 
और भ्रवधी में ही सुरक्षित हे, यद्यपि विभिन्‍न कवियों के जन्म श्रथवा 
प्रवास के क्षेत्र के अ्रलग-प्रलग प्रभाव इन भाषाओं ने ग्रहण किये । सूर- 
दास, तुलसीदास, कबीर और दादृदयाल तो हिन्दी-क्षेत्र के थे ही, 
किन्तु पूर्व, पश्चिमोत्तर भर दक्षिण के भक्त कवियों का काव्य भी 
हिन्दी को प्राप्त हुआ और हिन्दी माध्यम से पुन भ्रपने-अपने प्रदेश मे 
गया । 

यहाँ इस जटिल श्रौर विवादास्पद विषय की अधिक चर्चा की 
आवश्यकता नही है । इस समय इतना स्मरण रखना पर्याप्त है कि 
हिन्दी आज निविवाद रूप से लगभग १५ करोड जनता की भाषा है 
और उसका क्षेत्र भारतीय सघ की भूमि का लगभग आधा भाग है। 


आ-२५ 


हिन्दी ४५१ 


आधुनिक काल आरम्भ 

हिन्दी की केन्द्रोन्मुख्ती परम्परा को ध्यान में रपरर हो पट बाव 
समभ में झा सकती है कि खड़ी बोलो को मत्प साहिस्यित भाषा के 
रुप में प्रतिष्ठित कर देने वाले गक्तिआमाली आन्दोलन का ग्रास्म्न 
बनारस में कैसे हुआ, जो कि भ्राज भी भोजपुरी बोली का “परे, 
भ्ौर कैसे इस आन्दोलन को अवधो प्रदेश से सक्तिय सहायता मिली । 
बल्कि खड़ी बोली का श्रपना प्रदेश इस दृष्टि में पीछे ही रहा प्रोर 
उसकी उदासीनता ब्रज प्रदेश की उदामीनता से कुछ ही वम थी, मद्यपि 
ब्रज का ब्रजभापा के प्रति मोह सहज और स्वाभाविक था और यह 
भाषा उस समय काव्य की प्रतिप्ठित भाषा थी । 

खडी बोली हिन्दी के अपने प्रदेश में विकाम पर एक शोर बात का 
गहरा प्रभाव पडा । वह बात यह थी कि उसी क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि 
उसी परम्परा पर उर्दू का भी दावा था । उर्दू को सरकारी सरक्षण 
मिलने पर भी हिन्दी क्रमम् ग्रधिकफ उन्नति क्‍यों करती गई, उसका 
कारण उनकी सस्कृति का विस्तृत लौकिक आधार ही था, जिसझा 
उल्लेख पहले किया जा चुका है । उर्दू, जो कि दरवारों मे सम्बद्ध 
ग्रत्यन्त मस्कारी महरी भाषा थो, अपनी इन्ही विशेषताग्रों के कारण 
श्रपेक्षया दुर्वल भी थी | उसमें वह लचक़ीलापन और प्रत्वुत्न्न प्रतिभा 
नही थी जो कि देश-व्यापी हलचल के साथ चल सकने के लिए आवश्यक 
थी । हिन्दी में परिमाजजन भ्रौर भाषा के सुनिश्चित प्रतिमानों की कमी 
रहते हुए भी उसमें यर्वेप्ट लचकीलायन और जीविए्णुता थी, यद्रपि 
उसकी प्रारम्भिक साहित्यिक रचनाएं आज भ्त्यन्त भ्रटपटी श्रोर ऊबद- 
खाबड जान पड सकती है। उन्‍नी सेवी झती के उत्तराद्ध के हिन्दी छेसक 
सस्कृत के अतिरिक्त उर्द-फारसी का ज्ञान प्रदर्धिन करना मानों 
प्रावध्यक समभते थे, अथवा अवचेतन भाव से वे इस प्रकार मानों उस 





* सन्‌ (८३७ में फारसा ऊे स्थान पर “कारसा मिश्रित उ्द' सरकार। भाग याद 
कर दी गे थी | 








४०२ भ्राज का भारतीय साहित्य 


ध 


#० दि. हु 


बात की ही सफाई देते थे कि जान-बूककर एक कम परिमाजित यद्यपि 
अधिफ सन्तोषप्रद माध्यम चुनने पर भी वे साहित्यकार होने के लिए 
भ्रपात् नही हैँ । यह प्रवृत्ति वतंमान शती के तीसरे दशक तक लक्षित 
होती रहो, जब तक कि भारतेन्दु हरिश्चन्ध (१८५०-१८८३) से 
लेफर महावीरप्रसाद द्विविदी (१८६८-१९३८) तक हिन्दी लेखको को 
परम्परा के अ्विराम उद्योग से साहित्यिक भाषा का एक प्रतिमान 
स्थिर नही हो गया । भ्रौर जब प्रेमचन्द (१८८०-१९३६) ने, जो कि 
उर्दू के उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित भ्रौर प्रसिद्ध हो चुके थे, चुप- 
चाप हिन्दी का वरण कर लिया तब मानो भाषाओ्रों के बीच अन्तिम 
रुप से निवटारा हो गया । दोनो भाषाओ्ो के बीच वाद-विवाद और 
सधर्ष इसके बाद भी होता रहा और अधिक कटु रूप लेता रहा तो 
उसका कारण साहित्यिक नही, शुद्ध राजनीतिक था । 

भारतेन्दु हरिए्चन्द्र के रचनात्मक साहित्य को भ्राज कदाचित्‌ बहुत 
उच्चकोटि का नहीं समझा जायगा, और महावीरप्रसाद द्विवेदी की 
रचनाओं का स्थान तो इससे भी कुछ नीचा ही होगा, किन्तु देश के 
सारफ्तिक पुनरुत्यान पर भारतेन्दु का प्रभाव गहरा और दूर-व्यापी था 
भ्रौर उनकी वहुमुखी प्रतिभा, भश्रतिकान्त उदारता और निर्भीक 
तेजम्विता ने प्रभाव को और गहरा कर दिया है। भ्रौर द्विवेदी जी की 
एक भम्पादक के रूप में निस्पृह कमंठता और उत्साह ने उन्हे ग्राधुनिक 
हिन्दी-गद्य के निर्माता के पद पर प्रतिप्ठित कर दिया है। भारतेन्दु 
भौर उनके समवर्तियों के ऋृतित्व मात्रा में य्थेष्ट भर वस्तु की दृष्टि 
से वंविध्यपूर्ण पे । कला की दृष्टि से वे सवंथा दोप-रहित न भी रहे 
हो, पर उनका प्रभाव व्यापक और उनकी प्रेरणा स्फूरतिदायिनी थी । 
इस केन्द्रीय मण्डल का प्रभाव क्रश फैलता गया और भाषा-सम्बन्धी 
विद्रोह ने शीघ्र एक सामाजिक, सास्कृतिक जन-प्रन्दोलन का रूप ले 
लिया। अग्रेजी साहित्य से परिचय का प्रभाव भी इन लेखको द्वारा 
ग्रपनाये गये साहित्यक रूपो पर पड़ा। काव्य, नाटक, प्रहसन, व्यग्य 


हिन्दी ४०३ 


और विवादात्मक, आलोचनात्मक तथा हास्यमूलक निबन्धों के अ्रति- 
रिक्त ललित गद्य भी लेखक अ्रपनाने लगे और क्रमशः कहानी और 
उपन्यास । भारतेन्दु के समय से उन्नीसवीं शती के श्रन्त तक -अंग्रेजी. 
का प्रभाव प्रायः बंगला के माध्यम से ग्रहण किया जाता रहा, क्योंकि 
कलकत्ता तत्कालीन ब्रिटिश राजधानी और अंग्रेजी शिक्षा का केन्द्र 
था ।* बीसवीं शती के आरम्भ में यह प्रभाव हिन्दी द्वारा सीधा-सीधा 
ग्रहण किया जाते लगा और दूसरे यूरोपीय प्रभाव भी (अंग्रेज़ी के 
भाध्यम से) प्रकट हुए। इसमें रूसी उपन्यास-साहित्य और कुछ कम 
मात्रा में फ्रांसीसी उपन्यास-साहित्य और काव्य का प्रभाव उल्लेखनीय 
है। हिन्दी के श्रथवा बंगला से भ्रनूदित कल्पना-प्रधान ऐतिहासिक उप«* 
न्यासों ने ऐयारी-तिलिस्मी की कहानियों और हल्की-फूल्की प्रेम-गाथाग्रों 
का स्थान के लिया, जो कि उननीसवीं शी के पूर्वार्द तक साहित्यिक 
मनोरंजन का मुख्य साधन थीं। हिन्दी-लेखक भ्रंग्रेज्ी के विक्टोरियन 
युग के साहित्यकारों की रचनाओ्रों से भली भांति परिचित हो गया; 

काव्य के क्षेत्र में रोमांटिक कवियों से उसका श्रन्तरंग परिचय हुश्रा, 
किन्तु पोप, ड्राइडन, मिल्टन-गोल्डस्मिथ श्रादि कवियों और प्रवन्धकारों 
से भी वह अपरिचित न रहा। हथूगो और ड्यूमा की रचनाओं से भी 


िनिनननीननन नमन न." 


+ पहला अ्रंग्रेज्ी कालेज कलकत्ता में सन्‌ १८३० में स्थापित हुआ | कलकत्ता 
बुक सोसायटी की स्थापना १८५७ में हो चुकी थी; आगरा में ऐसी ही एक संस्था 
१८३३ में वनी | वाइवल का अनेक भारतीय भाषाश्रों में अनुवाद १८३२ में हुआ | 
पहली हिन्दी पत्रिका कलकत्ता से सन्‌ १८२६ में प्रकाशित हुईं | सन्‌ १८२९ में एक 
ओर पत्र हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी ओर फ़ारसी में निकलने लगा | राजा राममोहन राय, 
द्वारिकानाथ ठाकुर इत्यादि इसके मालिक थे | लगभग इसी समय राजा राममोहन राय 
ने पहले श्र ग्रेजी विधालय की स्थापना की | सन्‌ १८८४ में अ ग्रेजी का ज्ञान सरकारी 
नोकरी के लिए अनिवार्य हो गया | 

हिन्दी के जेत्र में पहली पत्रिका सन्‌ १८४४ में वनारत से निकली ; इसके 
सम्पादक बंगाली थे और इसकी भाषा फ्रारसी-मिश्रित थी | वनारस से १८५० में और 

आगरा से १८५३ में अन्य हिन्दी पत्र निकले | 


४०४ झाज का भारतीय साहित्य 


उत्तका परिचय हुआ और न्यूनाधिक मात्रा में मोलियेर, बालाजाक, 
फ्लायबवेर, मोपाता और जोला की रचनाग्रो से भी । तोल्स्तोय, तुर्गेन्येव, 
चंखोव परिचित नाम होने लगे । 

किन्तु वास्तव में हिन्दी ने आधुनिक काल में प्रवेश पहले महायुद्ध 
के वाद ही किया और समकालीन प्रवृत्तियो का विवेचन तो इसके शर 
एक पीढी वाद से भी माना जा सकता है। अन्य देशों में इस काल के 
साहित्यालोचको ने 'सम्भ्रान्ति युग” ओर “चिन्ता के युग' की चर्चा की है, 
हिन्दी में यह दोनो समवर्ती और लगभग पर्यायवाची हुए । इतना ही नही, 
दोनो महायुद्धों के वीच के काल को हिन्दी के सन्दर्भ में एक और भी नाम 
दिया जा सता हे-यदि इससे भ्रम उत्पन्न होने की आशका न होती-- 
कुण्ठा का युग । वास्तव में ये तीनो नाम एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व की उस 
खोज के तीन अछग-प्रलग भर अनिवार्य पक्षो के नाम थे जो कि जाने- 
अनजाने इस काल के साहित्य की, और उसकी कटुता और उडान, 
भल्लाहट और तन्मयता की मूल प्रेरणा रही। भारतीय परम्परा मे 
युग सदेव कृतिकार से श्रधिक महत्त्व रखता रहा है और परिणामत' 
साहित्य की प्रवृति व्यक्ति-चरित्र के निर्माण की अपेक्षा उसके साँचो 
(टाइप) के निर्माण की ओर अधिक रही है । काव्य में भी व्यक्ति की 
सवेदनता की अपेक्षा रूढ अभिप्रायों और कह्पना का महत्त्व ग्रधिक होता 
रहा है। एक व्यक्ति के रूप में आत्म-साक्षात्कार होने के साथ-साथ 
हिन्दी लेखक ने अ्रनुभव किया कि कृतिकार के रूप मे उसका सम्बन्ध 
व्यक्ति-चरित्र से ही होना चाहिए । यह अनुभव सहज ही प्राप्त हुआ 
हो या विना मानसिक द्वन्ध के स्वीकार कर लिया गया हो ऐसा नही 
हे, भ्रातम-साक्षात्कार और आरत्म-स्वीकृति दोनो ही क्रियाएं कष्टकर 
रही । किन्तु इसके वाद के साहित्य में जो परिपक्वता और सन्तुलन 
लक्षित हुआ वह सूचित करता है कि नई परिस्थिति को लेखक ने कैसी 
शीघ्रता से और कितनी दूर तक आत्मसात्‌ कर लिया । 


हिन्दी | ह ४०५ 


छायावाद और प्रगतिवाद 

दोनों महायद्वों के बीच के काल में यद्यपि परम्परागत शली में 
साहित्य लिखा जाता रहा भर इस वात का प्रवल होता रहा कि 
परम्परागत रुपान्तरों भ्रोर शिल्प को छोड़े बिता नये विचार और 
संवेदना से समभौता किया जा सके, तथापि इस काल की विशेषता दो 
साहित्यिक भ्रान्दोलनों में प्रकट हुईं जिनमें से एक का क्षेत्र मुख्यतया 
काव्य का था, किस्‍्तु दूसरे का अधिक व्यापक । परम्परागत रूपाकारों 
की मर्यादा न उलाँघते हुए नई संवेदना का प्रहण करने में मेथिलीश्रण 
गृप्त (१८८६--) के काव्य को असाधारण सफलता मिली । उनकी 
फुटकर कविताओं पर छायावाद का प्रभाव न लक्षित होता हो ऐसा 
नहीं है, तथापि उनका काव्य इस धारा के अन्तर्गत नहीं मावा जा 
सकता और उनके ५० वर्ष का काव्य-कृतित नये को भ्रग्राह् न करती 
हुईं परम्परा के निर्वाह का ही उदाहरण है। भाषा की दृष्टि से वह 
प्रतिमानों की प्रतिष्ठा के उस आन्दोलन के, जिसके नियामक महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी थे, मुख्य उदाहर्त्ता हुए; भौर प्रामाणिक हिन्दी के व्यापक , 
स्वीकार में उनके कृति-साहित्य का योग भ्रद्वितीय है । 

नये साहित्यिक आान्दोलनों में काव्य का श्रान्दोलन व्यक्तिगत संदे- 
दना भ्रौर सौंदय-चेतना का श्रन्दोलन था और उसके मूल में पृव॑वर्ती 
साहित्य की इतिवृत्ति या उपदेशात्मकर्ता की प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यक्ति का 
विद्रोह था। छः शताब्दी पहले के भविति-प्ान्दोलनों की भाँति यह नया 
आंदोलन छायावाद की रुढ़ि के वन्धनों के विरुद्ध हृदय की पुकार थी । 
कवि ने यह पाया था कि ऐसा भी कुछ है जो उसका एकान्त अपना है 
और उसकी भ्रभिव्यक्ति के लिए वह छट्पठा रहा था। प्रभिव्यक्ति के 
जो साधन--भाषा, काव्य, रुप, छन्द, शिल्प भ्रौर तत्सम्बन्धी वर्जनाओं 
का समूह--उसे उपलब्ध थे, उनकी अ्रसमर्थता और अपर्याप्तता उसके 
लिए असहनीय थी। भ्रवश्यकता की भट्टी में उसने नये साधनों का निर्माण 
किया । 'निराला' (सूर्यकांत त्रिपाठी, १८९६-) भौर सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


४०६ आज का भारतीय साहित्य 


(१९००-) इस आन्दोलन के आधार-स्तम्भ थे भ्ौर दोनो ने उच्च कोटि 
का काव्य रचा | जयशकर प्रसाद (१८८९-१९३७) भर महादेवी वर्मा 
(१९०७--) का काव्य भी हिन्दी के गौरव की वस्तु है, किन्तु इन दोनो को 
उसी भ्रर्थ मे प्रवत्तंक नही माना जा सकता और न उनमे उसी कोटि की 
मौलिकता और भ्रथवा रचनाशीलता है । पन्‍त और निराला की सूक्ष्म 
शब्द-चेतना, स्वरो का उपयोग और भापा-सगीत का गहरा बोध, 
और प्रकृति के प्रति उनका सहज स्फूर्त भाव उन्हे न केवल अपने पूर्व- 
वर्तियों और दूसरी शैली के समवर्तियों से अलग करता है बल्कि नये 
छायावादी कवियों से भी | छायवादी आन्दोलनों को रोमाटिक आन्दोलन 
कहा गया है और कदाचित्‌ यह नाम किसी भी दूसरे विदेशी नाम से 
अधिक उपयुक्त हे। इसमे भी सन्देह नही कि श्रग्रेजी रोमाटिक कवियों 
का विशेषतया पन्‍्त पर बहुत प्रभाव पडा । किन्तु इस प्रकार की तुलनाओो 
में जोत्म भी हो सकता है। हिन्दी के छायावादी आदोलनो को श्रग्नेजी 
के रोमाटिक भ्रादोलनो का प्रतिरूप माम लेना कितना भ्रातिपूर्ण होगा यह 
इसीसे प्रकट होता है कि रोमाटिकवाद का उतना ही गहरा प्रभाव इसी 
काल के दूसरे और विरोधी आदोलन प्रगतिवाद पर भी था। छायावाद 
में रोमाटिकवाद का प्रक्ृति-प्रेम और विस्मय भाव तो था किंतु सौदय॑ 
की घातकता का भश्ौर कालरूपी नर-नारियों का वह प्रभाव नहीं जो कि 
पारचात्य रोमाटिकवाद की विशेषता है, इसके भ्रतिरिक्त छायावाद के 
मूल में आस्तिकता की एक गहरी अन्तर्धारा भी प्रवाहित हो रही थी । 
प्रगतिवाद भी एक भारतीय प्रगतिवाद था, जिसमे प्रतिलोम रोमाटिक- 
वाद भी निहित था जिसमे प्रकृति की विरूपता, निर्ममत्व और भ्रनेतिकता 
पर जोर था, कितु साथ ही उनके प्रति सहानुभूति का आग्रह भी, जो भ्रव 
तक काव्य के उपेक्षित रहे थे--समाज के दलित और उत्पीडित वर्ग या 
श्रग । सक्षेप में कहा जा सकता है कि छायावाद पूर्ववर्ती रोमाटिकवाद 
और वेदातवाद का समन्वय था; प्रगतिवाद परवर्ती रोमाटिकवाद और 
मार्क्सीय दृद्ववाद का संगम । 


हिन्दी ४०७ 


छायावाद के प्रेरणा-लोत को ध्यान में रखते हुए यह स्वाभाविक 
माना जा सकता है कि इसके सौंदयवादी कवियों में उत्पीड़ित साधारण 
जनता के कष्ठों का उतना तीखा बोध नहीं है | कितु यह भी ध्यान में 
रखना होगा कि प्रगतिवादी पक्ष के श्रनेक लेखकों ने मानव जाति के 
अपमान और उत्पीड़न के जो लोमहर्षक वर्णन किये उनमें मूलतः उसी 
प्रकार की स्वस्थ मनोवैज्ञानिक भावना का पर्याप्त भ्रंश था जो कि 
पश्चिम के उत्तरकालीन रोमांटिकवादी (डिकेडेंट) में लक्षित होता था । 
भाक्संवाद की क्रमशः लम्बी होती हुई जो छाया परिचमी रोमांटिक- 
वाद पर पड़ी थी, और जिसके कारण (उदाहरणतया) वर्डस्वर्थ और 
शैली, बायरन श्रौर स्विनवन सभी के रोमांटिक होते हुए भी प्रथम दोनों 
और अंतिम दोनों में एक मौलिक अंतर श्रा गया था, उसका या उसी 
ढंग का प्रभाव हिन्दी में भी लक्षित हुआ । यों तो उन्नीसवीं शी के 
अंतिम वर्षों से ही हिन्दी छेखक मानव जाति और उसके उद्योग को एक 
नये प्रकाश में, अ्रनेक स्तरों पर मुक्ति के लौकिक आन्दोलन के संदर्भ में, 
देखने लगे थे। आ्थिक-सामाजिक स्तर का आंदोलन इन्हीं स्तरों में से 
एक था, और लेखक की दृष्टि की लौकिकता स्वयं मुक्ति का एक पहलू 
थी । किन्तु प्रगतिवाद का उद्दिष्ट इस प्रकार की व्यापक, उदार, प्रगति- 
शील दृष्टि (जिसका उत्तम उराहरण प्रमचन्द हें) नहीं था, यद्रपि 
अपने प्रारम्भिक दिनों में प्रगतिवादी श्रान्दोलन ऐसी प्रवृत्तियों का सह- 
योग चाहता रहा | एक बहुमुखी और किसी हृद तक दिग्विमूढ़ आंदोलन 
से, जिसका उद्देश्य लेखक की सामाजिक सहानुभूतियों का क्षेत्र विस्तृत 
करना था, आरम्भ करके प्रगतिवादी आन्दोलन ऋमश: एक कटुर सिर्दधांत- 
वाद कम्यूनिस्ट आन्दोलन बनता गया और एक-एक करके उदार प्रगति- 
शील परम्परा के उन लेखकों का तिरस्कार एवं बहिष्कार करता गया 
जिन्होंने श्रारम्भ में उसका समर्थन किया था। ज्यों-ज्यों प्रगतिवाद एक 
रूढ़ू कम्युनिस्ट संगठन बनता गया,. त्यों-त्यों छेखक अधिक स्पष्टतया 
भ्रनुशासित और अभिप्रेरित होता गया और उसमें रोमांटिकवाद का 


४०८ श्राज का भारतीय साहित्य 


स्पर्ण निपिद्ध माना जाने लगा। कितु भ्रपनी भ्रसहिष्णुता द्वारा अपने को 
विफल कर लेने के पूर्व भी उसके योग्यतम प्रतिपादको मे सादवादी (पर- 
पीडन मे रस लेने वाली) प्रकृति का भ्राभास मिलता था। यशपाल 
१९०४-) और नागार्जुन (१९११-), जो दोनो समर्थ भर शक्ति- 
शाली लेखक है और जिनमे से प्रथम समकालीन हिन्दी आ्राख्यान-साहित्य 
के सबसे भ्रधिक कुशल शिल्पियों में से एक हे, यदा-कदा इस ढंग की 
चीज लिखते रहे हे । 'प्रचल” (रामेश्वर शुक्ल, १९१५--) भश्रौर नरेश 
मेहता (१९२४-) भी इसके भ्रच्छे उदाहरण हे, यद्यपि इनका साहित्यिक 
पद यशपाल भ्रथवा नागार्जुन के तुल्य नही है ।* प्रगतिवाद के भ्रनेक 
भाषाव्यापी प्रभाव को देखते हुए यदि हिन्दी से बाहर के उदाहरण देना 
क्षम्य हो तो कृष्णचनद्र भ्ौर ख़्वाजा अहमद भश्रब्बास का उदाहरण भी 
दिया जा सकता है। दोनो ही पटु और लोकप्रिय शिल्पकार हे, भौर 
दोनो मे मानव-व्यक्ति की भ्रप्रतिष्ठा में रस छेने की प्रवृति बहुधा पाई 
जाती है । 

इस भ्रात धारणा के कारण कि प्रगतिशील लेखक वही हो सकता है 
जिसका सम्बन्ध सघषं-रत किसान अथवा मजदूर से हो, प्रगतिवाद ने फिर 
साचे-ढली परिस्थितियों मे साचे-ढले-चरित्रो को देखना आरम्भ किया । 
इस प्रकार जिस शोचनीय परिस्थिति से प्रेमचन्द ने श्रभी-प्रभी हिन्दी- 
उपन्यास को उवारा था वही परिस्थिति फिर उत्पन्न हो गई। अधिक- 


* “उम्र! (पाडेय बेचन शर्मा) की उन कह्दानियाँ में, जो पहले सत्याग्रह-भान्दोलन 
के समय प्रकाशित हुईं थी, सामाजिक आक्रोश और परिवर्तन की मांग कमर नही 
थी, किन्तु उन कहानियाँ के मूल में सादवादी भावना का कितना प्रभाव था यह 
“उम्र? की रचनाश्रों की परिणति में लक्षित होता दे | 'उग्र' अपनी इस छापतोन्मुखी 
रोमाटिक अवृति को किसी राजनेतिक विचार-धारा से पुष्ट नही कर सके भोर उप प्रेरण 
के चुक जाने पर उनकी रचनाशीलता समाप्त हो गई किन्तु जिन्होंने राजनेतिक सिद्धान्त 
वाद का श्ात्तरा लिया उनको राजनीति के कारण इस प्रवृति को भ्रनदेखा करना 
ग्रालोचक की भूल होगी | >जजैेखक 


हिन्दी ४०९ 


त्तर लेखक क्योंकि मध्यवर्गीय शहरी थे, (और वह भी उद्योग-प्रधान 
शहरों के नहीं) इसलिए प्रायः उन्हें उन व्यक्तियों की मानसिक प्रवृत्तियों 
और सामाजिक परिपाटियों का कोई अभाव या ज्ञान नहीं होता था जिनका 
चित्रण करने के लिए वे अपने को बाध्य मानते थे। फलत: यथार्थ- 
वाद का आभास देने वाली रचनाओं की भरमार होने लगी; इनका 
समर्थन शौर संगठित रूप से प्रशंसा करने वाले दलगत श्रालोचक भी 
प्रकट हुए, जिनका दूराग्रह श्राज आश्चर्य का विषय हो गया है। यह 
भी उतने ही आइचर्य का विषय है कि इन लेखकों ने प्रेमचन्द के साहित्य 
की ओर इतना कम ध्यान दिया, यद्यपि प्रेमचन्द को वे हिन्दी का 
गोर्की और अपना नेता और गृरु घोषित करते थे। प्रेमचन्द हिन्दी 
के पहले आख्यान-लेखक थे जिनकी रचनाश्रों को आधुनिक भ्रर्थ में उपन्यास 
कहा जा सकता है, भौर उन्होंने बहुत सोच-समझकर श्रपने उपन्यासों 
का क्षेत्र चुना। उनके अधिकतर पात्र समाज के उन अंगों से लिये गए 
थे जिनसे उनका घनिष्ठ परिचय था--श्रर्थात्‌ किसानों के वर्ग से 
अथवा निचले मध्य-वर्ग से । कभी-कभी ही उन्होंने हासशील सामान्त- 
यादी अभिजात वर्ग के व्यक्तियों का या नवोदित बृद्धिजीवी का चित्रण 
करने का प्रयल किया; उनके ऐपे चरित्र उतने- सफल या विश्वा- 
सोत्यादक नहीं हो सके | कृषक वर्ग के. जीवन का चित्रण उन्होंने बहुत 
सच्चाई और सहानुभूति के साथ किया। उनके उपन्‍्यासों में सर्वदा एक 
स्पष्ट और सुगठित घटना-चक्र होता है और उसके द्वारा चरित्रों का 
व्यक्तित्व विशिष्ट होकर उभरता भाता है। आरम्भ के सुधारवादी 
काल में उनके ग्राम-समाज के चित्रण में भावकता की झलक रहती थी 

किल्तु ऋ्मशः उनमें एक परिपक्व तटस्थता आती गई और इससे 
उनकी रचताएं अ्रधिक प्रभावशाली हो गईं। आरम्भ के काल्पनिक 
समभौते को छोड़कर उन्होंने सामाजिक संधर्षों के नक्शे को पहचान- 
कर दृढ़तापृवंक उसका चित्रण किया (यांधी-युग के उपन्यास की एक 
विशेषता थी आश्रम-समाजों की. परिकल्पना--आश्रम सेवा और वलि- 


४१७ ग्राज का भारतीय साहित्य 


दान द्वारा सघर्पों के निराकरण के प्रतीक थे) । रचना-शिल्प की दृष्टि 
से हिन्दी-उपन्यास प्रेमचन्द से कही आगे वढ गए हे, किन्तु विस्तृत 
मानवीय सहानुभूति की दृष्टि मे परवर्ती उपन्यासकार प्रेमचन्द को नही 
पा सके हैँ । प्रगतिवादियों ने सुधारवादी राप्ट्रीयता से वढकर सामाजिक 
संध्पों के यवातव्य चित्रण तक प्रेमचन्द की यात्रा का यह अर्थ लिया 
कि उन्होंने वर्ग-युद्ध के सिद्धान्तों को पूरी तरह मान लिया है, भर 
हृन्दी-उपन्यास को प्रेमचन्द्र की जो वास्तविक देन थी--प्रामाणिक 
व्यक्षिि-चरित्रो का चित्रण--उसे सम्पूर्ण रूप से श्रनदेखा कर दिया । 

कनन्‍्नु प्रगतिवादी आन्दोलन का एक रचनात्मक पक्ष भी था। उसने 
लेसक की नहानुभूतियो के क्षेत्र को कुछ वढाया और उसकी सघपंणीलता 
ने अपेक्षया स्वतन्त्र लेखकों को आत्म-निरीक्षण को प्रेरणा दी भ्ौर 
श्रात्म-मन्तोीप अथवा वस्तु-स्थिति के प्रति सहज स्वीकार-भाव को दर 
किया । छाय्रावाद ने भाषा को जो नया लचकीलापन, भ्रर्थ-गौरव 
और गहराई दी थी, उसे प्रगतिवाद से मिली हुई नई परीक्षणगीलता 
प्रौर प्रखरता ने पुप्ट किया और इसमे परवर्ती साहित्य का रूप भौर 
स्वाद बदल गाए। प्रगतिवाद ने लोक-जीवन के अध्ययन को और लोक- 
माहित्य तथा प्रादेशिक मस्क्ृतियों को भी प्रोत्साहन दिया । लोक-जीवन 
के प्रति इस नई उन्मुखता के मूल में भी दो भिन्‍न प्रकार की प्रेरणाए 
था। एक पक्ष का भ्ाग्रह लोक भ्रथवा जन पर अधिक था इस पक्ष की 
दृष्टि श्राधु निक थी, किन्‍नु उसका श्रा ग्रह मख्यतया राजनीतिक था। दसरा 
 सम्हनि पर वन देता था, इसकी दृष्टि अ्रतीतोन्मुख्ती थी (यद्यपि उस- 

में मस्क्ृति की अनेकोन्मुखता भ्रौर विविधता की स्वीकृति अधिक थी ) 
प्रगतिवादी आ्रानदोलन कुछ ऐसे वर्गो या क्षेत्रों से भी नये लेखको को 
प्रकाश में लाया जिनसे साधारणतया लेखक को सामने श्राने में अधिक 
देर लगती श्रथवा भ्रधिक कठिनाई होती | छायावाद और प्रगतिवाद 
दोनों श्रानदोलनों का विकास किसी हद तक बलाक्ृप्ट था, क्योकि दोनों 
में ही थोउ-से वर्षों के व्यास में ऐसी अनेक भक्तियों का घनीभूत प्रभाव 


. हिन्दी ४११ 


संचित हो गया था जिन्हें भ्रन्यत्न पीढ़ियों का समय छग जाता। इसी 
संकुलता का यह परिणाम है कि यद्यपि साहित्यिक आन्दोलन के रूप में 
' छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही जी हो गए हें; तथापि दोनों 
रीतियों का काव्य अभी तक लिखा जा रहा है; . जैसे कि परम्परागत 
पद्धति का काव्य इन दोनों वादों के युग में भी लिखा जाता रहा 
और अब भी लिखा जा रहा है। मैशिलीशरण गुप्त की श्रेष्ठ रचनाओं 
का काल भी छायावाद और प्रगतिवाद का ही काल है : उन्होंने 
परम्परागत नेतिक मर्यादाओं और रूढ़ काव्य-शिल्प का निर्वाह करते 
हुए भी आधुनिक मानववादी विचारों को ग्रहण और श्रात्मसात्‌ करके 
असाधारण प्रतिभा दिखलाई। माखनलाल चतुर्वेदी (१८८८-) और 
नवीन” (वालक्ृष्ण शर्मा, १८९७--) दोनों रोमांटिक राष्ट्रीयवादी हें 
और दोनों में रहस्यवादी शब्दावली का व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। 

'दिनकर' (रामधारी सिंह, १९०८--) भी रोमांटिक राष्ट्रीयतावादी 
हैं, किन्तु उन्होंने पौराणिक वस्तु का आधुनिक सन्दर्भ में उपभोग भी 

किया है और मुहावरेदार बोल-चाली भाषा में उपदेशात्मक अ्रथवा 
उद्वोधन-काव्य भी लिखा है। भाषा के व्यवहार की दृष्टि से इन 

कवियों की छायावादी कवियों से और आधुनिक कवियों से तुलना बहुत 
रोचक है। 'नवीन' सिद्धान्ततः शुद्धिवादी हें और मानते हें कि हिन्दी के 
शब्द-भण्डार में संस्कृत-व्युत्पन्न शब्दों को छोड़कर दूसरे शब्द नहीं होने 

चाहिए, किन्तु व्यवहार में वह किसी शब्द को उपयोगी पाने पर उसके 

कुल-शील-संस्कार के अन्वेषण की चिन्ता नहीं करते हें । इसके प्रतिकूल 

अन्य दोनों कवियों में ऐसा कोई पूर्वग्रह नहीं है और वे काम दे जाने 

वाले किसी भी शब्द को ग्रहण करने को तंयार है। किन्तु छायावाद के 

कवियों में शब्द-संकेत की जो सूक्ष्म भावना है वह इन तीनों कवियों में 

नहीं है; न ही उसमें उस प्रकार का ध्वनि-विचार श्रथवा शब्द- 

घ्वनियों का वेसा सोहेश्य और सार-गर्भ उपयोग है जो नई कविता का 

लक्ष्य है । 


४१२ आज का भारतीय साहित्य 


वालकृप्ण राव (१९११--) की प्रारम्भिक रचनाझ्रो का छायावाद 
से निकट सम्बन्ध था, किन्तु पाव्चात्य साहित्य के उनके श्रध्ययन ने उन्हे 
छायावादी प्रवृत्तियों के साथ एकात्म नही होने दिया | उन्होने चतुदंशपदी 
(सानेट) के कुछ भ्राकर्पक प्रयोग किये है । उनकी भाषा सरल और 
वाक्य-रचना साधारण बोल-चाल के निकट होती है। उनका काव्य- 
विपय प्राय हल्का होता है, किन्तु उनका रूप-बोब उनके काव्य को 
आननन्‍्ददायक बना देता है । 

'मुमन'” ( शिवमगल सिंह, १९१६---) के काव्य मे एक सहज 
उत्फुल्लता और मस्ती है, जो उनकी रोमाटिक प्रवृत्तियो की द्योतक है; 
किन्तु साथ ही प्रगतिवादी सिद्धान्त के प्रति उनकी निष्ठा प्रकट भौर 
मुखर है। यह सिद्धान्तवादी जामा उनकी चुलव॒ली मानवोन्मृखता पर 
फत्रता नहीं, और उनकी लम्बी कविताओं का वक्‍तव्य चेष्टित जान पडता 
है । एक सहज विनोदशी लता भी उनके काव्य के स्वभाव में ही न होती 
तो उनकी लम्बी कविताएं निरा वाग्जाल हो जाती | किन्तु उनकी 
गीतात्मक रचनाओश्रों की स्निग्धता, भोलापन श्रौर सख्य भाव उनकी एक 
बहुत श्राकपंक विशेपता है । 

ऐसे और भी अ्रनेक लेखक, विशेषतया कवि हे जिन्हें स्पष्ट रूप से 
उपरिलिखित दोनो वादो में से किसी के श्रन्त्गंत नहीं रखा जा सकता, 
किन्तु जिनकी प्रवृत्ति साधारणतया रोमाटिक है, भले ही उसमें वेदान्त- 
वाद का या श्रन्य कोई पुट हो । बच्चन” ( हरिवश् राय, १९०७-- ) 
स्वच्छन्दतावाद के लोकप्रिय कवि हे । उनके काव्य मे काल-रूप नारी 
और पुरुष, प्रलय के पूर्व-सकेत, मृत्यु-चिन्ता, रात्रि-पूजा भ्रादि रोमाटिक 
अवृत्ति के श्रनेक उपकरण मिलते है, उनकी भाषा साफ-सुथरी, मुहा- 
वरेदार और लोक-व्यवहार के निकट है, यद्यपि कभी-कभी अनुप्रास का 
मोह उन्हें स्खलित कर देता है। समकालीन काव्य-भाषा पर “वच्चन' 
का कितना प्रभाव पडा यह कहना कठिन है, किन्तु इसमे सन्देह नही कि 
छायावाद-काल के पाठक की इस धारंणा को बदलने में उनकी रचनाओों 


हिन्दी ४१३ 
ते सबसे ग्रधिक काम किया कि काव्य की भाषा अ्रनिवार्यतया लोक- 
व्यवहार की भाषा से श्रल्ग कुछ होती है। नरेन्द्र शर्मा (१९१६-) 
अपनी सूक्ष्म संवेदना के कारण दोनों वादों में कभी इधर और कभी 
उधर भूकते रहे हें और शिल्प की दृष्टि से भी उनकी कविता बीच- 
बीच में परम्परागत पद्धतियों से दूर हटती रही है, किन्तु ऋमशः अन्त- 
वस्तु की दृष्टि से उनका काव्य वेदान्तवादी और भारतीय संस्क्ृतिपरक 
हो गया है और वहिरूंप की दृष्टि से उन्होंने छुन्द, तुक भ्रादि के बन्धत 
को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जान पड़ता है। भगवततीचरण वर्मा 
(१९०३--) का काव्य रोमांटिक प्रतीकों और संकेतों से पूर्ण है, किन्तु 
साथ ही उसके विचार-पक्ष में एक ठोस व्यवहारिकता भी है। उनकी 
कहानियों और उपन्यात्रों में बहुधा जो खंडनात्मक उपहास-वृत्ति पाई 
जाती है वही कभी-कभी उनके काव्य में भी प्रकट होती है। उनकी इस 
ढंग की रचनाएं तात्कालिक प्रभाव तो रखती हें, छेकिन भ्रभी तक उनमें 
उस कोटि का व्यंग्य प्रथवा गहराई नहीं है जो काव्य के क्षेत्र में उसे 
स्थायी प्रतिष्ठा दे सके | छन्द की दृष्टि से अन्य कवियों की भांति 
भगवतीचरण वर्मा भी न केवल आग्रहपुर्वंक शास्त्रीय पद्धति का पालन 
करते हें वरन्‌ उससे बाहर काव्य के अस्तित्व की सम्भावना ही भ्रस्वीकार 
करते हैं । 

गिरिजाकुमार माथुर (१९१७--) भी मूलतया रोमांटिक प्रवृत्ति 
के गीतिकार हं--अथवा कम-से-कम उनका उत्तम काव्य उसी प्रवृत्ति का 
है--किन्तु उन्होंने रूप और शिल्प की दृष्टि से कई प्रयोग भी कियें 
हैं। अब जिसे 'नई कविता” कहा जाने लगा है उसके रूप और महावरे 
के विकास में गिरिजाकुभार माथुर का निश्चित योग रहा है । कितु अपने 
श्रम रीका-प्रवास से लौटकर उन्होंने होंने जो कविताएं लिखी हैं उनसे कुछ 
एसा जान पड़ता है कि वह प्रयोग की एक वंधी लीक में पड़ गए हैं 
भौर उस लीक को अ्रति की सीमा तक छे जा रहे है । फलतः उनके 


४१४ ग्राज का भारतीय साहित्य 


इधर के लेखन मे सवेदना श्रथवा भ्रनृभूति के नये स्तरो की भ्रपेक्षा एक 
अ्रतिरजित शैली-वचित्र्य ही प्रतिबिम्बित होता है । 

दोनो महायुद्धो के अ्न्तराल के कवियों मे सियारामशरण गुप्त पर 
विदेशी प्रभाव कदाचित्‌ सबसे कम पडा है--इस काल के मृरुय कवियों 
में कदाचित्‌ वहो एक ऐसे भी रहे जिनके शिक्षण में अग्नेजी का कोई 
योग नही रहा । उनकी रचनाओ मे सूक्ष्म अ्रनुभूति और निर्मम चितन 
के साथ-साथ एक शात और सतुलित धरेलूपन है। भारतीय भूमि का 
धेये, संहिष्णता और उर्वरता मानो उनके काव्य में प्रतिबिम्बित हो 
उठी है। सुभद्वाकुमारी चौहान (१९०४-१९४८) की श्रोज-भरी राष्ट्रीय 
कविताएँ और गृहस्थ जीवन की सहज, सरल, स्नेहभरी, अतरग भॉकियाँ 
उन्हे इस काल के कवियों में एक भ्रद्वितीय स्थान देती है । ऐसी ही 
सहज आत्मीयता होमवती (१९०४-१९५१)की कहानियो में मिलती है, 
उनकी कविताझ्रो मे भी यह गुण तो है लेकिन श्रपनी भावना के प्रति 
वह तटस्थता नही है जो उसे महत्ता प्रदान करती। सुभद्राकुमारी चौहान 
की भारतीयता उनके काव्य की भ्रोजस्विता मे प्रकट हुई तो होमवती की 
भारतीयता उनकी कहानियो की व्यग्यात्मकता में । 

जैनेन््रकुमार (१९०५--) एक भौर छेखक हे जिन्हे समकालीन 
हिन्दी-साहित्य के साधारण प्रवाह मे नहीं रखा जा सकता। उनके 
उपन्यास भर कहानियाँ श्रालोच्य काल की सबसे अ्रधिक भ्रभिप्राय- 
भरी रचनाओो मे गिनी जा सकती हे। यद्यपि उनकी भाषा बहुधा 
श्रपनी चेष्टित सरलता भर भ्रतिवशिष्ट्य के कारण दूषित हो जाती है 
भर उनकी परवर्ती रचनाएँ हेतुवाद भौर निरी शब्द-क्रीडा के स्तर तक 
उतर आती हे, तथापि उन्होने कई स्मरणीय व्यक्ति-चरित्रो का 
निर्माण भ्रौर सुस्पष्ट अकन किया है जो उनकी गम्भीर अन्तदृ"ष्टि, 
मानवीय भावनाओ्रों मे उनकी पैठ भौर उसे प्रयुक्त करने की उनकी 
समता, तथा चरित्रो की कर्म-प्रेरणाप्रो के घात-प्रतिघात के निर्मम 
विश्लेषण की साक्षी हे। गाघी-दर्शन के भ्रकर्म विरोध के सिद्धात को 


हिन्दी ह डश्प्‌ 


उन्होंने रचनात्मक श्रभिव्यकित दी और उसे उसकी तके-संगत चरम 
सीमा तक ले जाकर उसका चित्रण किया जहाँ वह पाप के प्रति 
अविरोध और दुःख के स्वीकार. का रूप ले लेती है। उनका लघु 
उपन्यास त्याग पत्र' एक प्रबल कृति है। उनकी अनेक कहानियाँ भी 
आख्यान-कला के उत्कृष्ट उदाहरण होने के साथ-साथ एक मौलिक, 
पैनी और उत्तेजना तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाली वुद्धि का संकेत 
करती हैं । उनके उत्तम निवन्धों में भी यह ज्ञान लक्षित होता है, किन्तु 
कहीं-कहीं स्तर निरी वाक्‌-चातुरी तक गिर जाता है। 

उपयुक्त दो काव्य-श्रान्दोलनों की मूल प्रेरणा क्रमशः पश्चिमी 
रोमांटिकवाद* झौर माक्संवाद थी, किन्तु पश्चिम में वैज्ञानिक चिन्तन 
की साधारण प्रवृत्ति का प्रभाव भी हिन्दी गद्य पर और विशेष रूप से 
आख्यान-साहित्य पर पड़ा । पुराणों के सम्बन्ध में नई ऐतिहासिक 
दृष्टि के प्रभाव से नये प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यास सामने आाये। 
पौराणिक नायक को ऐसे घटना-चक्र द्वारा आवेष्टित कर देने-भर के, 
जो पाठक के विश्वास पर अधिक जोर न डाले, प्रयत्न को छोड़कर 
ऐतिहासिक उपन्यासकंर अब एक ऐतिहासिक काल के पुनः संगठन की 
ओर उन्मुख हुआ । किसी काल की सामाजिक परिस्थिति और उसके : 
लोक-जीवन का ऐतिहासिक चित्रण ही उपन्यासकार का उद्देश्य हो 
* गया । भगवतशरण उपाध्याय (१९१०--) ने एक गल्प-माला में 


+ पश्चिम का रोमांटिकवाद स्वयं वहुत दूर तक पूर्वीय प्रभावों का परिणाम था, जो 
पूर्वीय साहित्यों के अनुवाद ओर अध्ययन के माध्यम से क्रमशः पश्चिम में और विशेष 
रूप से तत्कालीन तीनों प्रमुख साहित्यों में पहुँचे--अर ग्रेज़ी, फ्रांसीसी और जमन साहित्यों 
में | ये प्रभाव 'अलिफ लेला' से लेकर 'अभिव्ञान-शाकुन्तल' और “कामयूत्र? से लेकर 
'ीता-उपनिपदों? तक सभी प्रकार के ग्रंथों के अनुवादों से आए थे | भारतीय प्रभाव 
किस प्रकार पाश्चात्य संवेदना में से छुनकर श्र ग्रेज़ी, फ्रांसीसी शोर अन्य यूरोपीय 
साहित्यों में प्रकट हुए भर वहां से लोटकर फिर भारतीय काव्यनचना पर रोपे गए, 
इसकी चच लिखक ने अन्यत्र की है | 


४१६ श्राज का भारतीय साहित्य 


वैदिक काल से लेकर मध्य युग तक भारतीय समाज के विकास का 
चित्रण किया । राहुल साझृत्यायन (१८९५--) ने प्राचीन गण- 
राज्यों के समाज भ्रौर जीवन का पु्ननर्माण करने का यत्न किया और 
रागेय राघव (१९२२--) ने मोए-जो-दडो के नागरिक राज्य का 
जीवन प्रतिचित्रित किया । इस प्रकार के चित्रण कभी-कभी लेखक के 
ज्ञान और पाडित्य के वावजूद भ्रतेतिहासिक हो जाते रहे, क्योकि लेखक 
जहाँ एक ओर वर्णित काल भ्रथवा समाज के बहिरग भर जीवन-विधियो 
के प्रति अत्यन्त सतर्क था और तत्कालीन वेश-भषा, खाद्य-सामग्री, रीति- 
कर्म भ्रादि की विशेषताशों का सजग निर्वाह करता था, वहाँ दूसरी ओर 
वह उसके अन्तरग पर आधुनिकता का आरोप कर देता था--भ्राज की 
मनोवृत्तियाँ, सामाजिक संघर्ष भ्रौर प्रवृत्तियाँ सुदूर भ्रतीत पर भ्ारोपित 
हो जाती थी । यह नही कि उपन्यासकार जान-बूभकर इतिहास को एक 

मिथ्या रूप देना चाहता था; केवल उसका वेचारिक आग्रह भर समाज- 

विकास के किसी विशेष सिद्धात को उदाहृत करने का उत्साह उसे अनेति- 

हासिकता की ओर वहा ले जाता था। राहुल साइत्यायन द्वारा सचेतन 

वर्ग-सधर्ष का भ्रथवा यशपाल द्वारा नारी-प्रानदोलन का भ्रारोप उदा- 

हरण के रूप में दिया जा सकता है । हजारीप्रसाद द्विवेदी (१९०७--) 

की 'वाणभट्‌ट की प्रात्म-कथ्ा” सम्पूर्ण यृगसत्य और ऐतिहासिक निर्वाह 

के उदाहरण के रूप मे प्रश्तुत की जा सकती है । कादम्बरीकार की 

कल्पित भ्रात्म-कथा के माध्यम से एक समकालीन समाज का पुनननिर्माण 
करते हुए लेखक ने न केवल बहिरग का पूरा निर्वाह किया है वरन्‌ 
तत्कालीन सामाजिक मान्यताओ्रों और सवेदना के प्रति भी पूरी सचाई 
बरती है। अपरकालीन समाज को मृत्त करने मे छेखक ने जिस विद्वत्ता 
और निष्ठा का परिचय दिया है केवल उसीके कारण नही, बल्कि 
हिन्दी मे एक ऐसी शैली और पद्धति की रचना के कारण भी जिसमे 
वाणभट्ट की गर्वीली, गरिष्ठ और अत्यलकृत सस्क्ृत का पूरा आस्वाद 
पाया जा सकता है, 'बाणभट््‌ट की आत्मकथा' समकालीन हिन्दी- 
आ-२६ 


हिन्दी. , ४१७ 


'साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखेगी। वह एंक ऐतिहासिक युग-चिंत्र 
:ही नहीं,-एक श्रेष्ठ उपन्यास ,भी है। विद्वान्‌ छेखक, आचार्य और 
'आलोचक के इस प्रथम-और प्रभी तक एकमात्र उपन्यास को उसके 
गौरव के श्रनुकूल मान्यता श्रभी तक नहीं मिली है। वृन्दावतलाल वर्मा 
(१८८८--) के उपन्यासों का काल सामन्तवाद के क्लास का काल है। 
'उनके श्रनेक. उपन्यास लोकप्रिय भी हुए हे और सम्मानित भी, किन्तु 
बहुधा उनका रूप-शिल्प अधूरा भ्रौर त्रुटिपूर्ण हुआ है भ्ौर कभी-कभी 
.उप्रन्यास गाथा अ्रथवा ऐतिहासिक वृत्तान्त के निकट आ जाते हें । रूप- 
विधान की इस कमी का कारण कभी-कभी कथावस्तु से लगाव भी होता 
है, जैसा कि “भांसी की रानी लक्ष्मीव्राई! में लक्ष्य है। लूघु उपन्यांस 
'ुसाहिबजू्‌” उनकी उत्तम.रचना कही जा- सकती है। 
फ्रायड .और उसके परवर्ती भनस्तत्त्वविदों का प्रभाव हिन्दी पर 
पड़ना स्वाभ्राविक ही था। यह विशेष रूप से हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र 
में प्रकट हुआ, यद्यपि हिन्दी-आलोचना पर भी उसके प्रभाव कुछ तो 
प्रत्यक्ष श्रौर कुछ समकालीन पाइचात्य उपन्यास-साहित्य के उदाहरण 
से पड़े । ये प्रभाव भारतीय साहित्य में केवल हिन्दी तक ही सीमित 
नहीं रहे ओर इसलिए हिन्दी-साहित्य के विवरण में उसका पृथक 
विइलेषण करना आवश्यक नहीं है। यों ऐसे उपन्यास हिन्दी में अधिक 
* नहीं हुए हें जिन्हें सीधा मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास कहा जा सके । 
कदाचित्‌ इलाचंद्र जोशी (१९०२--)इस कोटि के एक-मात्र उल्लेख- 
तीय उपन्यासकार हैं। उन्होंने ऐसे भ्रनेक चरित्रों का वर्णन किया जिनका 
व्यक्तित्व न्यूनाधिक मात्रा में विधटित है और जो विषाद, कुंठा भौर 
हताशा के बोभीले वातावरण में अपनी समस्या के आ्रास-पास चक्कर 
.काटते हैं । इन अनेक उपन्यासों का प्रभाव और अ्रधिक हो सकता था, 
' किन्तु इस कारण न हुआ कि उनमें वर्णित घटनाओं के भ्रसम्भव न होते 
“हुए भी उनके पात्रों की क्रियाओं-प्रतिक्रियाश्रों में श्रतिरंजना की उत्तनी 
मात्रा थी, जो उन्हें स्वीकार करना कठिन बना दे । लेखक की प्रिय 


४१८ झ्राज का भारतीय साहित्य 


प्रात्म-कथा-मूलक शैली के कारण पात्रों मे एक प्रकार की एकरूपता 
रही । प्रात्म-कथा के रूप में वृत्तान्त कहने वाला व्यक्ति भी प्राय. 
प्रतिकूल स्वभाव का एक कुठित प्रथवा निरुद्वेश्य व्यवित होता, जो एक 
के वाद एक नई भौर किसी हद तक भ्राश्चयेमयी घटना में पडता चलता 
श्रौर इस प्रकार वृत्तान्त को एक सूत्र भ्रथवा भ्रनुक्रम दे देता | इलाचन्द् 
जोणी के उपन्यासो में चरित्र का विकास बहुत कम होता है, विश्लेषण 
द्वारा उसका क्रमिक उद्घाटन हो उनका विषय होता है । 'सन्यासी', 
जो कि उनके प्रारम्भिक उपन्यासो मे से है, कदाचित्‌ उनकी सर्वोत्तम 
कृति है, बाद के उपन्यासो में आवृत्ति और वृत्तात्मकता श्रधिक है । 
इस काल की एक विशेषता उसके कतिकारो की श्रनेकोन्मुखी 
प्रवत्ति थी । अधिकतर लेखक कविता भौर भ्राब्यान दोनो लिखते रहे 
भ्रौर बहुधा आालोचनात्मक गद्य भी | उदाहरणतया भगवतीचरण वर्मा 
ने उपन्यास भ्ौर ताटक भी लिखे हे; सियारामशरण गुप्त ने उपन्यास, 
नाटक भ्रौर कहानी के अतिरिक्त निवन्ध भी; 'बच्चन', नरेद्र शर्मा और 
सुभद्राकुमारी चौहान ने कहानियाँ, माखनलछाल चतुर्वेदी और 'दिनकर' 
ने निवन्ध इत्यादि । किन्तु उनकी कविता परम्परागत पद्धति का निर्वाह 
करती रही । वह छद शास्त्र की श्रनुगता, तुक-ताल भौर अलकारो से 
युक्त रही श्रौर उसका रूप मुख्यतया गेय श्रथवा श्रव्य रहा । सिया- 
रामशरण गुप्त ही इसके उल्लेखनीय श्रपवाद रहे । इस प्रकार 'निराला' 
ओर 'पन्‍्त' के वाद आधुनिक प्रवृत्ति अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा ही करती 
रही | यो तो काव्य की नई श्रावश्यकता का अनुभव दूसरे महायुद्ध से 
पहले ही होने छगा था श्रौर यत्र-तत्र कुछ कवियों ने उसके अनुरूप 
प्रयोग भी किये थे, किन्तु परम्परागत पद्धतियों के विरुद्ध एक समवेत 
स्वर सन्‌ १९४३ में 'तार सप्तक' के प्रकाशन के साथ प्रकट हुआ । 
पक्षधर श्रालोचना में बहुधा इससे पहले के प्रयोगो का उल्लेख किया 
जता है, कितु ऐसे पूर्व-सकेतो के रहते हुए भी उनकी विरलता के 
कारण एक व्यापक प्रवृत्ति का पभ्रारभ वहाँ से नही माना जा सकता। 


हिन्दी ४१ 


वास्तव में प्रगतिवादी सम्प्रदाय के कवियों में से कुछ को काव्य की 
अथवा ग्रभिव्यक्ति की समस्याओ्रों का भी बोध था, किंतु अपने मुख्य 
(आधथिक) आग्रह के कारण वे उधर को ही झुक गए श्रौर अभिव्यक्ति 
की समस्याएँ उनके निकट नगण्य नहीं तो गौण अ्रवर्य हो गईं। 
परवर्ती अथवा अन्य कवियों के साहसपूर्वके इन समस्याओं का सामना 
करने, और प्रारंभ में श्रटपट कितु क्रमशः स्पष्टतर उत्तर पाने के बाद॑ 
ही प्रगतिवादी सम्प्रदाय के कवि उनके प्रयोगों को उपयोग में लाये । 
इसीलिए इत प्रयोगों के आन्दोलन को परिवर्ती मानना ही युक्तिसंगत 
है। यों उसकी पूर्व-पीठिका में 'निराला' और पंत के श्रतिरिक्‍्त श्रीधर 


पाठक (१८७६-१९२८) और शिवाघार पाण्डेय के नाम भी लिये जा 
सकते हैं । 


मानववाद और व्यक्तित्व की खोज 

दोनों महायुद्धों के ग्रन्तराल में एक गम्भीर परिवतंन भी हो रहा 
था यद्यपि वह उतना लक्ष्य नहीं था। यह न तो छायावाद की भाँति 
सम्पूर्णतया अन्तवेस्तु श्रथवा संवेदना पर श्राधारित था, न प्रगतिवाद 
की भाँति वाह्म वस्तु-सम्बन्धों पर । इसका उद्देश्य मानव के प्रति एक 
नई दृष्टि प्राप्त करना था। उसके मूल में मानव की अद्वितीय सम्पूर्णता 
और मानव व्यष्टि की अखण्डता का गहरा बोध था । यह साहित्यिक 
चेतना का एक नया स्तर, संवेदना का एक नया आयाम था । यह भी 
कहना भ्रनुचित न होगा कि उपर्युक्त दोनों साहित्यिक श्रान्दोलन इसी 
ज्वार के ऊपरी स्तर की तरंगें थीं। छायावाद जिस प्रकार अपने पूर्व॑वर्ती 
युग के नीरस उपदेशवाद श्रौर नेतिक शुद्धिवाद की प्रतिक्रिया थी, प्रगति- 
वाद उसी प्रकार छायावाद के भाव-संकुल और रूप-कल्पना की प्रति- 
क्रिया-सा प्रकट हुआ; किन्तु ये तीनों प्रवृत्तियाँ परिवर्तत की उस गहरी 
भ्रन्तर्धारा की ऊपरी हिलोरें थीं, जिसे व्यक्तित्व की खोज का नाम 
दिया जा सकता है। 


४२० आज का भारतीय साहित्य 


परिवतंन के इस विस्तीर्ण प्रवाह को एक साहित्यिक श्रान्दोलन के, 
अथवा समूचे भारत के भी सन्दर्भ में ठीक-ठीक नहीं समझा जा सकता। 
न ही उसे केवल विदेशों से श्रायातित राजनीतिक विचार-धाराओ के 
सन्दर्भ मे समझा ज़ा सकता है | वह वास्तव में समूचे पश्चिम के श्राघात 
की प्रतिक्रिया है । व्यक्तित्व की खोज के मूल में पश्चिम के प्रति एक 
उचित और सन्‍्तोपप्रद मनोभाव की स्थापना की, श्रौर उसके साथ पूर्व 
की एक श्राध्यात्मिक तृप्तिप्रद भ्रौर सारपूर्ण भूति की प्रतिप्ठा की 
समस्प्रा थी । भर्थात्‌ व्यक्तित्व की खोज वास्तव में परचम को सही- 
सही निरूपित करने श्र उसके मुकुर में भ्रपने सामूहिक प्रतिविम्ब को 
देखने श्र पहचानने की समस्या थी । निम्न स्तर पर वह आत्म-रक्षा 
के किसी सहज मन्त्र की, जीवित रहने के उपाय की खोज थी, 
उच्चतम स्तर पर वह एक कठिन श्रात्म-परीक्षण, भ्राध्यात्मिक चिन्तन, 
तपस्या श्रौर सभी मूल्यों के पुनर्मृत्यावन की समस्या थी। और इस 
समस्य। के सम्मुख सभी प्रकार की प्रतित्रियाएँ देखने को मिली एक - 
ओर प्राचीन परम्पराओ और शास्त्र-सम्मत मूल्यो के सम्पूर्ण खण्डन से 
लेकर ग्राधुनिक परिस्थिति में श्रात्म-सतोप की परिधि से होते हुए एक 
कट्टर मतग्राही धामिक एवं सास्क्ृतिक पुनरुत्यानवाद तक सभी स्तरों के 
श्रा ग्रह व्यक्त हुए--ठीक उसी प्रकार जसे कि भारत के सामाजिक- 
राजनैतिक चिन्तन में उद्योगवाद और श्रौद्योगिक समृद्धि के प्रति उत्साह 
से लेकर पश्चिम के भौतिकवाद के प्रति घोर वितृष्णा तक सभी तरह 
की प्रतिक्रियाएँ लक्षित हुईं | विशाल मध्य-देश की सवेदना की वाहिका 
के रूप मे हिन्दी ने इन सभी प्रभावों को प्रतिविम्बित किया । 

इस लेख की परिधि में इस विशाल सधर्प और आन्दोलन का 
ववेचन न तो सम्भव है और न आवश्यक ही । और कदाचित्‌ इस बात 
का उल्लेख भी प्रासंगिक न होगा कि इस सघर्ष के परिणाम में 'पूर्व 
का एक भारतीय कल्पना-चित्र वन खडा हुआ, जो पश्चिमी अध्येता को 
उतना ही भ्रान्त और मनोरजक जान पडेगा जितना हमे 'प्राच्य' का 


हिन्दी ' ४११ 


पर्चिमी कल्पना-चित्र जान पडता है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के विवेचन 
में उल्डेशनीय बात इतनी है कि इस संघर्ष के भ्रन्तिम वैशानिक पिरणति 
तक पहुँचने भर एक व्यापक सब्लिष्ट दृष्टि के उपलब्ध होने तक के 
समय में एक के पीछे एक कई भ्रादर्श अथवा प्रतीक-पुरुषो की परिकल्पना 
हुई । उपदेशवादी, रोमाटिक और प्रगतिवादी तीनो युगो के भ्रपने-अपने 
प्रतीक-पुरुष अ्रथवा नायक रहे | छायावाद का प्रतीक-पुरुष उत्कट देश- 
भक्त ओर परम्परागत भ्राध्यात्मिक मूल्यो का रक्षक था, प्रगतिवाद 
का प्रतीक-पुरुष पार्टी आर्गेनाइजर, भ्रान्दोलनकारी कामरेड था प्रथवा 
युयृत्सु किसान-मजदूर । स्वदेश-भक्ति की प्रवृत्ति अ्रनिवायंतया वेदान्त 
की श्रोर हो जाती थी, क्य्रोकि वेदान्त पश्चिम के भौतिकवाद के निषेध 
का पर्याय हो जाता था। वही इस काल में लिखी गई अनेक हिमालय- 
वन्दताओं का, भर देश-भक्ति की भावना के साथ रहस्यवादी शब्दावली 
के उस गृम्फन का रहस्य है जो माखनलाल चतुर्वेदी भ्रथवा 'नवीन' के 
काव्य में पाया जाता है। 


प्रतीक-पुरुष की निष्क्रान्ति 

समकालीन सन्दर्भ मे इस संघर्ष का केवल ऐतिहासिक महत्त्व रह 
गया है। आज भारत आधी शताब्दी या एक पीढी पहले की प्रपेक्षा 
संसार से कही भ्रधिक सम्पृक्त हो गया है और पूव॑-पश्चिम का विरोध 
आज उतना तीखा या मौलिक नही रहा है | प्राधुनिक वेशानिक सिद्धान्त 
स्वीकार और भ्रात्मसातू कर लिया गया है और यह कहना कठिन है कि 
तरुण भारतीय लेखक और पश्चिमी लेखक की संवेदता में कोई श्राधार- 
भूत अन्तर है। प्रतएवं हिन्दी में यह स्वाभाविक ही है कि छायावाद 
और प्रगतिवाद की नायक-पूजा का स्थान एक वैज्ञानिक मानववाद ले छे। 
समकालीन प्रवृत्ति नायकवाद के विरुद्ध नही तो उसके प्रति उदासीन 
अवश्य है। लेखक भ्रव मानव के निर्माण का प्रयल छोडकर उसके 
परिचय और अनुसंधान से ही सन्तुष्ट है; क्योकि वह उसकी गम्भीर 


डर२ ग्राज का भारतीय साहित्य 


महत्ता को स्वीकार करता है। समकालीन हिन्दी-लेखन की दृष्टि साधा- 
रण मनुष्य की ओर है। वह उसकी साधारणता को, और उसके राग- 
विराग, उसको श्राशा-आकाक्षा, उसके सुख-दु ख, उसकी भूख-प्यास, उसके 
भय, त्रास, आनन्द प्रौर दुश्चिन्ताओ की साधारणता को स्वीकार करता 
है। वह साधारणता और श्रद्वितीयता मे कोई विरोध नही देखता । मानव 
साधारण है, साथ-ही-साथ प्रत्येक मानव व्यष्टि भ्रद्धितीय है सम- 
कालीन लेखक इसी प्रतिज्ञा से मानव का अनुसन्धान और आस्था की 
खोज ग्रारम्भ करता है। यह श्रास्था की खोज, उसकी श्रनिवार्यता का 
संकेत भी समकालीन लेखन का, श्र विशेषतया नई कविता का एक 
लक्षण है। रोमाटिक कवियो के निराशावाद, श्रथवा प्रगतिवादियों के 
भविष्यत्‌ स्वर्ण-युग के प्रति चेष्टित आशावाद, दोनो के स्थान में मानव 
के प्रति भ्रास्था की एक नई दृष्टि प्रकट हुईं है जो मानव की न्रुटियो 
श्रौर मर्यादाओ को स्वीकार करती है । वर्गानृशासन, व्यापक: सत्तावाद, 
राजकीय निर्देशन और संरक्षण के विरुद्ध जो प्रबल भावना आज नक्षित 
होती है उसके मूल में यह ज्ञान है कि अपनी साधारणता के कारण 
भाव को अपने बुनियादी मूल्यों की साधना से फुसलाया भौर बहकाया 
जा सकता है और भ्रपनी बहुमूल्य निधि--अपने व्यवितत्व को भ्रभिव्यक्त 
करने की स्वतन्त्रता--को खो देने की दुबंछता और उसके जोखम--नया 
काव्य इन सभी को मानवीय अवस्थिति के रूप में स्वीकार करता है। 
इसी विशेषता के कारण सतही श्रालोचक नई कविता पर भ्रनास्था का 
भ्ारोप लगाते हे । वास्तव में नये कवि में मूल्यों के प्रति एक नई श्र 
गम्भीरतर आस्था है और उसके साथ उत मूल्यों भ्ौर प्रतिमानो की 
वास्तविकता और सात्विकता का बोध है। कुछ वर्ष पहले के लेखक ने 
अ्रपने को जिस नैतिक खेंडहर के बीच खडा हुआ पाया था उसके 
पुननिर्माण की तात्कालिकता का बोध नये कवि को है। मूल्यो के मूल 
स्नोत के बारे मे आज जितना आग्रह है उतना पहले कभी नहीं था । 
इतना अवश्य है कि मानव के बाहर मूल्यो के किसी भ्राधिदेविक स्नोत 


ह्न्दी ४२३ 


का प्राग्रह आज नही है । और मानवीय मूल्यों का उद्भव भी साधारण 
मानव से है, किसी काल्पनिक आदझे भ्रथवा प्रतीक-पुरुष से नही । 


प्रयोगवाद : नई कविता 

व्यक्तित्व की खोज के नये भ्राघुनिक मातवतावादी भ्रान्दोलन को 
प्रयोगवाद का नाम कुछ-कुछ वैसे ही व्यग्यात्मक भाव से दिया गया था 
जिससे छायावाद को वह नाम दिया गया था । निस्सन्देह नई प्रवृत्ति 
के पहले सकलित प्रकाशन 'तार संप्तक' की भूमिका में जिज्ञासा श्रौर 
अन्वेषण की प्रवृत्ति पर जोर देते हुए 'प्रयोग' शब्द का व्यवहार किया 
गया था, इसी सूक्ष्म डोरे से यह नया नाम भान्दोलन के साथ बाँध 
दिया गया । नये भ्रान्दोलन की प्रगतिशीलता कैवल भाषा प्रथवा शिल्प 
के तये प्रयोगो तक सीमित हो ऐसा नहीं है। नैतिक जिज्ञासा, नये 
मूल्यों और प्रतिमानों की खोज, तथा उन झाधारो भौर श्लोतो का 
अ्रन्वेषण जहाँ से मूल्य उत्पन्‍न होते हे, उसकी मूल प्रवृत्ति है। स्वयं इस 
प्रवृत्ति के कवि भ्रपनती कविता को 'नई कविता' की भ्रभिधा देना पसन्द क 
करते है, यह नाम उसकी प्रवृत्तियों की विवेचना करते समय 'प्रज्ेय * 
द्वारा सुझाया गया था । 

जैसा सभी साहित्यिक आन्दोलनो में सत्र होता रहा है भौर होता 
है, नई कविता के आन्दोलन के साथ भी ऐसे लोग सम्पृक्त हे जो उसे 
हल्का भ्रथवा उसके प्रभाव को दुबंल करते हे । नये रूप-शिल्प की 
खोज की आड में बहुत-सी अधकचरी, भोडी, रूपाकार-विहीन रचनाएँ 
नई कविता होने का दावा करने लगी हे, निरा नयापन्र अथवा वैचित्र्य 
मौलिकता का, भौर भ्रनधडपन प्रतिभा का दावा करने लगे हे । झौर 
भी दुखद बात यह है कि साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओरों के सम्पादक/-- 
जिनमे (इले-गिले अपवादों को छोडकर) सामूहिक रूप से दृष्टि भ्रथवा 
साहित्यिक परख का झराधिक्य कभी नही रहा भ्रौर जिन्होंने प्ाहित्यिक 


# सच्चिदानन्द वात्स्यायन का उपनाम | 


डर४ भ्राज का भारतीय साहित्य 


पत्रकारिता के प्रारम्भिक दिनों को छोडकर अपने विश्वासों को कार्या- 
न्वित करने का विशेष नैतिक साहस भी नहीं दिखाया,--अ्रव कोई 
रचनात्मक प्रभाव नही रखते हे । पत्र-पत्रिकाओ में प्रकाशित रचनाओ 
का चयन विवेकपूर्ण नही होता । कही प्रमुक एक श्रथवा श्रमृक दूसरे 
प्रकार की रचनाप्रो का सम्पूर्ण बहिष्कार है तो कही सभी प्रकार की 
रचनाग्नों का उतना ही विवेकहीन स्वीकार । साहित्यिक पत्रिकाप्रो के 
सम्पादन में इतना स्वेराचार और पूर्वग्रह कभी नहीं देखा गया जितना 
आज लक्ष्य होता है । समीक्षकों ने भो अपने कर्तव्य का निर्वाह नही 
किया है। देशी भौर विदेशी श्रालोचना-शास्त्र के भ्रनुवाद अथवा अनु- 
करण के द्वारा आलोचना-सिद्धान्त का निरूपण भ्रौर हिन्दी की ग्रथ- 
वृद्धि श्रवव्य हुई है, पर समकालीन साहित्य के प्रति समीक्षा के उत्तर- 
दायित्व के प्रति बहुत कम समीक्षेक सजग रहे हे । भारत की अपनी 
परम्परा को देखते हुए, जहाँ सहानुभूतिपूर्ण व्यास्या भौर विशदी- 
कारण पर अधिक बल दिया जाता था और मूल्याकत पर कम-- 
साहित्यिक महत्त्व का निर्णय पाठकों की पीढियो पर छोड दिया जाता 
था--यह बात भ्रौर भी विचित्र मालूम होती है कि भ्राज का समीक्षक 
सबसे पहल़े मूल्यों का निर्णायक बनना चाहता है, भोर उसके बाद 
कुछ नहीं । जहाँ लेखक भ्रौर पाठक के बीच की दूरी यो ही भ्राधुनिक 
जीवन के विशेषीकरण के कारण बढती जाती है वहाँ समीक्षक उसे 
पाटने भ्रथवा दोनो के बीच सेतु बनाने के अपने सनातन दायित्व की 
और भी उपेक्षा करता रहा है। कहा जा सकता है कि सहयोग कौ 
कमी के बावजूद, वल्कि किसी हंद तक उसीसे प्रेरणा पाकर सम- 
कालीन लेखक पहले की अपेक्षा प्रधिक प्रबुद्ध श्र निष्ठावात्‌ कलाकार 
तथा शिल्पी हो गया है। पूर्ववर्ती साहित्य के भ्रष्ययत श्रौर भ्रान्तरिक 
नशासन के महत्त्व को वह भर भ्रधिक स्वीकार करता है | 

सभी नई कविता को प्रमोगवादी, भ्रथवा सभी प्रयोगशील कविता 

को नई कविता मान लेने से भ्रान्ति हो सकती है, क्योकि वास्तव में 


हिन्दी ४२५ 


नई साहित्यिक सवेदना का क्षेत्र भी राजनीतिक विचारों के कारण 
बेंट गया है । नई सवेदना की दृष्टि से जिन कृतिकारों के नाम एक 
साथ लिये जाते, राजनीतिक मताग्रहो के प्राधार पर विवेचन करते समय 
उन्हे भ्रलग-प्लग भर किसी हद तक परस्पर विरोधी वर्गों मे बॉटना 
पडता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रगतिवादी सम्प्रदाय के 
कुछ कवियों ने नई कविता के भ्रनेक प्रयोगो को भ्रपनाया भ्रथवा उनसे 
लाभ उठाया, श्रौर यह स्वाभाविक भी था कि जनता के लिए लिखने 
का दावा करने वाले कवि क्रमश ऐसे प्रयोगो को अपनाते चले जो दूसरो 
द्वारा किये गए थे और जो प्रारम्भ में एक शिक्षित श्रथवा दीक्षित 
समाज तक सीमित रहे भी हो तो क्रमश: सर्वमान्य हो गए । किंतु नई 
सवेदना के निर्माण मे भो कुछ ऐसे व्यक्तियों का साथ रहा जो साधा- 
रणतया नई कविता के भ्ादोलन में नही गिने जाते श्रथवा जो साधा- 
रणतया किसी दूसरे सम्प्रदाय मे गणित होते हे। शमशेर बहादुर सिह 
(१९११--) भौर भवानीप्रसाद मिश्र (१९१४--) का नाम इस 
कोटि के कवियों मे लिया जा सकता है (दोनो 'दूसरे सप्तक' में सक- 
लित हुए) । दोनो ही अपने-अपने ढंग से अद्वितीय हे । शमशेर बहादुर 
सिह की कविता मे उर्दू की रगत के साथ-साथ उसका परिमाज॑न भी है 
ओर सवेदना की सुक्ष्मता के साथ भावों की सघनता और सकुलता भी। 
उनकी चित्रकल्पी प्रतिभा ने उन्हे जापानी कविता की प्रोर भी आ्राक्ृष्ट 
किया है । कितु उनकी कठोर भ्रनुशासित भ्ौर मितभाषी भाव-सकु- 
लता ही उनके जन-साधारण का कवि होने मे बाधक होती है । उनकी 
काव्य-प्रतिभा अ्रसन्दिग्ध है, लेकिन वह जनता के नहीं, कवियों के 
कवि हे । भवानीप्रसाद मिश्र भाषा भौर भाव-व्यजना की दृष्टि से जन- 
साधारण के अधिक निकट जा सके हे । उनकी भाषा न केवल शब्द- 
चयन भोर वाक्य-रचना की दृष्टि से लोक-भाषा के निकट है वरन्‌ 
उसका मुहावरा श्रौर उसके स्व॒रों का उतार-चढाव भी साधारण बोल- 
चाल का है। बच्चन रुढ़ छद-शास्त्र के बधनों को मानते हुए जिस 


४२६ भ्राज का भारतीय साहित्य 


पथ पर चले थे, भवानीप्रसाद मिश्र ने उसी पथ पर चलते हुए छद 
और ताल के नये बोध का निर्वाह किया है भौर इस प्रकार समकालीन 
प्रवृत्ति को भागे बढाया है। 

नई कविता के सामने मूल्यों का प्रइन मुरुंय रूप से रहा है, किन्तु 
रचनात्मक गद्य में नई मानवतावादी प्रवृत्ति अनेक रूपो में प्रकट हुई 
है। निस्सन्देह जिस उभयचारिता का उल्लेख पहले किया गया वह नये 
लेखको में भी पाई जाती है भौर ऐसे बहुत कम हे जिन्होने श्रपने को 
केवल एक साहित्य-हूप तक सीमित रखा हो । कवियों में से अनेक ने 
कविता के भ्रौर साहित्यिक मूल्यो के सम्बन्ध में भ्रालोचनात्मक गद्य 
लिखा है और कुछ ने श्रपती जिज्ञासा का क्षेत्र रचना की प्रक्रिया के 
विभिन्‍न पहलुओ तक फैलाया है। धरवीर भारती (१९२६--) एक 
तरुण और प्रतिभाशाली कवि हे, जिन्होने उपन्यास और नाटक के क्षेत्र 
में भी प्रवेश किया है । सर्वेद्वर दयाल सक्सेना (१९२६-), रघुवीर- 
सहाय (१९२९---), 'मदन वात्स्यायन', कुँवर नारायण, जगदीश गुप्त, 
विजयदेव नारायण साही, हरि व्यास (१९२३-), प्रयागनारायण त्रिपाठी 
(१९१९---) आदि भनेक तरुण साहित्यकारो के नाम लिये जा सकते हे, 
जो हिन्दी के कृति-साहित्य के भावी उत्केप॑ की आशा बधाते हे । 

प्रगतिवाद के उत्थान काल में ही एक श्रौर आन्दोलन भी प्रकट 
हुआ, जो कि नई कव्रिता की साधारण धारा से भलग होते हुए भी 
मूलत. प्रगतिशील था--बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे 
प्रान्दोलनो में सबसे श्रधिक मताग्रह था। इसका प्रभाव मुख्यत प्रादेशिक 
रहा भ्रौर बिहार के बाहर कदाचित्‌ ही कोई इसकी भ्रोर आद्कृष्ट हुआ 
हो । इस आरान्दोलन के प्रेरणा-ल्लोत एजरा पाउण्ड और ई० ई० कर्मिग्स 
प्रभृति अग्रेजी कवि थे। शपने तीन प्रवत्तंको के नामी के (नलिन 
विलोचन शर्मा, केसरी, नरेश, ) भ्राद्याक्षरो के आधार पर इसे 'नकेनवाद' 
कहा गया; स्वय प्रवत्तंकोी ने भ्रनन्तर इसे 'प्रपद्यवाद' का वाम दिया 
है । जैसा कि इस नाम से भी ध्वनित होता है यह आन्दोलन मुख्यतः 


हिन्दी ४२७ 


काव्य-हूप से सम्बन्ध रखता है, और उसमें कोई विशिष्ट सामाजिक 
भ्रथवा विषय-वस्तु-सम्बन्धी भ्राग्रह नहीं है । प्रपद्यवाद के प्रतीक 
रोचक भी हे और हिल्दी-काव्य के समकालीन शिल्प-विकास के अध्ययन 
“में उपादेय भी, किन्तु उसे अभी तक कोई बहुत बडी उपलब्धि हुई है 
यह मानना कठिन है। 
प्रामाणिकता की खोज ने प्रादेशिक अथवा आचलिक उपन्यास- 
कहानियो को बल दिया । इसीकी श्रौर इसके साथ-साथ एक अ्रधिक 
व्यापक मानवीय सहानुभूति की प्रेरणा से गद्य और पद्य मे देहाती और 
लोक-जीवन के कई भावपूर्ण चित्र रचे गए । नगरो की जीवनियाँ 
लिखी गई । निस्सन्देह कविता में 'गाँवो की ओर' जाने की प्रवृत्ति 
के कारणो का विवेचन करते समय नयेपन का झ्राकषण और नये 
काव्य-रूप अथवा ताल के प्रति कुतूृहूल को भी उचित स्थान देना 
होगा और जनता के लिए जनता कौ भाषा में लिखने के वेचारिक 
ग्राग्रह को भी । कविता के क्षेत्र मे यहाँ पर शम्भूनाथ सिंह, केदारनाथ 
अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री (१९१९--), केदारनाथ सिंह, आदि के 
नाम लिये जा सकते हें, यद्यपि लोक-गौतो की धुनो का श्राकषंण रो 
ने भी अनुभव किया । 'रेण” (फ़णीश्वरनाथ, १९२१-), मार्केण्डेय 
(१९३१-), केशवश्रसाद मिश्र, मनोहर श्याम जोशी, शिवप्रसाद सिह 
प्रभूति तरण गद्य-लेखकों ने विभिन्‍न अचलो के जीवन-चित्र, कहानी 
भ्रथवा उपन्यास मे प्रस्तुत किये हे । 'रेणु' का 'मैला झाँचल' नये 
प्रादेशिक ग्रथवा आरचलिक जपन्यासों में विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। प्रादेशिक उपन्यास के क्षेत्र मे 'रद्व/ (१९११-) की बहती 
गया' मे काशी नगरी की परम्परागत जीवन-पद्धति को मूर्त किया गया 
है। नागार्जुन और अमृतलाल नागर की देन भी उल्लेखनीय है। श्रमृत- 
लाल नागर के उपन्यास विशिष्ट प्रदेश के जीवन का नही, किसी विशिष्ट 
समाज या वर्ग के जीवन का ही चित्रण करते है। लेकिन क्षेत्र को जाव- 
बूझकर इस प्रकार मर्यादित करना प्रामाणिकता के भाश्रह का ही परि- 


४२८ आज का भारतीय साहित्य 


णाम है। उनका शिष्ट भर संयत हास्य उनके चित्रण की प्रामाणिकता 
को पुष्ट करता है और उसे अधिक व्यापक भ्राकषंण देता है। गीति- 
नाट्य और सगीत-रूपक लिखने कौ प्रवृत्ति भी इधर लक्षित हुई है ! 
निस्सन्देह ऐसी रचनाओं को रेडियो से भी विशेष प्रेरणा मिली, किन्तु 
वही इन रचनाग्रो का मूल कारण रहा हो ऐसा नहीं माना जा सकता । 
रेडियो के लिए विशेष रूप से भ्रनेक नाटक और एकाकी लिखे गए, लेकिन 
इनका स्तर भारत मे रेडियो-प्रसारण के साधारण स्तर से ऊँचा कदाचित्‌ 
ही उठता है। जो नाटक विशेष रूप से रेडियो के लिए नहीं लिखे गए 
उनमें कोई-कोई भ्रच्छे हे, किन्तु एक जीवित रग-परम्परा और रगमंच के 
साथ लेखक के सक्रिय सम्बन्ध की अनुपस्थिति नाटक के विकास मे बाधक 
रही है। उपेन्द्रनाथ अइक (१९१०-), रामकुमार वर्मा (१९०५०), 
लक्ष्मीनारायण मिश्र (१९०३-), जगदीशचन्ध माथुर (१९१६-) भौर 
भारत भूषण श्रग्रवाल (१९१९-) की नाटक रचनाएँ उल्लेखनीय हे । 

जिस काल की विवेचना यहाँ की गई है उसमे भ्रनेक गीतकार 
भी हुए जिनमे से कुछ की रचनाएँ श्रपने ढग की भ्रच्छी रचनाएँ हे 
और लोकप्रिय भी हुई हे । किन्तु एक तो गतानुगतिक रचना अच्छी 
होकर भी नई प्रवृतियों के विवेचन मे स्थान नही रखती (जब तक कि 
गतानृगतिकता स्वय नई प्रवृत्ति न मान ली जाय) भौर दूसरे समकालीन 
प्रवृत्ति गीत और कविता को पर्यायवाची मानने की नही है। विश्व का 
कोई भी साहित्य आज भअपने गीतकारो को भ्रपने कवियों मे नहीं गिनता 
है। यदि यह पूर्वग्रह है तो इतना व्यापक कि उसे प्रवृत्ति मानना 
चाहिए, दूसरे लेखक को उससे इन्कार भी नहीं है। 

समकालीन साहित्य का विवेचन कृति साहित्य के विवेचन तक ही 
सीमित रह सकता है। समकालीन: भ्रालोचना की आलोचना दोहरे 
जोखम का काम है, क्योकि उसमे पूर्वभ्रह द्विगुणित हो जाता है। फिर 
भी जहाँ तक आलोचना की नई प्रवृत्तियाँ रचनात्मक प्रथवा प्रासंगिक 
है उनका उल्लेख यहाँ हो गया है । 


हिन्दी ४२९ 


समकालीन साहित्य-प्रवृत्तियों की कोई भी रूपरेखा विवाद से परे 
या पूर्व ग्रह से सम्पुणंतया मुक्त नही हो सकती । तटस्थता के लिए देश 
की नही तो काल की यशथेष्ट दूरी अपेक्षित होती है । 

प्रस्तुत रूपरेखा हिन्दी-साहित्य से परिचित पाठक को फिर से श्रपनी 
मान्यताश्रो की परीक्षा करने की और अपरिचित पाठक को उसका 
रसास्वादन करने की प्रेरणा दे सके तो लेखक के लिए इतना यथेष्ट 
है। लेखक के पृव॑ग्रहो की जगह पाठक निस्सन्देह अपना पूर्वग्रह बैठा 
लेगा, इसका न्याय तो भविष्य ही कर सकता है । 


हिन्दी पर चुने हुए सदरभं-ग्रथ 

इंडो-प्रायंन ऐड हिन्दी--डा० एस० के० चटर्जी, गुजरात वर्ना- 
क्यूलर सोसाइटी 

मार्ड वर्नाव्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान--जी० ए० प्रियसंन, 
कलकत्ता, १८८९ 

हिस्ट्री श्राफ हिन्दी लिटरेचर---ई० प्रीव्ज 

हिस्ट्री श्राफ हिन्दी लिटरेचर--एफ० ई० के, हेरिटेज झ्राफ 
इंडिया सीरीज द; 

हिन्दी लिटरेचर--आर० द्विवेदी, बनारस, १९५३ 

लिग्विस्टिक सर्वे श्राफ इडिया--जी ० ए० ग्रियसन, खंड ९, भाग 
१, पृष्ठ १-६०५ । 


व 
अंग्रज़ी 
(भारतीयों द्वारा लिखित साहित्य) 


के० श्रार० श्रीनिवास श्रायगर 


सामान्य परिचय 

भारत में ब्रिव्थि प्रभाव के कारण और जो भी चीज़ हुई हो, 
अग्रेज़ी में बहुत-सा महत्वपूर्ण लेखन घरू हुआ, जिसे कि सुविधा के लिए 
“इण्टो-इग्लिय साहित्य कहा जाता है । परन्तु यह वस्नुत दिमुख साहित्य 
है । पहले तो वह साहित्य है जो भारत में रहनेवाले अंग्रेजों ने लिखा-- 
या वहुत कम ऐसा भी हुआ है कि भारत की ओर भ्राकपित हुए अग्रेज़ो 
ने रोमांटिक दूरी से भारत के वारे में लिखा है । इन सव छेखकों 
ने भारत को अपने लेखन का विषय बनाया । चोसर के समय से अश्रग्रेज़ 
लेखक नि मन्देह अपनी रचनाओं में भारत का कही-कही भ्रस्पप्ट उल्लेख 
करते रहे हें । परन्तु 'एंग्लो-इंडियन साहित्य अर्थात्‌ वह साहित्य, जो कि 
भारतीय विपयो पर भारतीय दृष्टि से प्रेरित होकर अंग्रेज़ो द्वारा रचा गया, 
सर विलियम जोन्स के साथ घुरू होता है, १८वीं थी के भ्रन्त में । दो 
समृद्ध संस्क्ृतियों के परस्पर-प्रमाव से नई निभिति ग्निवार्थ थी, परल्नु 
वस्तुत 'एंग्लो-इंच्रिवन' लोगों ने ऐसे मौर्क का फायदा नहीं उठाया। 
जोन्स और लेडन, सर भप्रलफ्रेह लियाल और सर एडविन अ्ररनोल्‍द ने 
ब॒त्त्रात तो वी अच्छी की, मगर यह प्रारम्भ ही मानो उसका अन्त भी 
था । थे अच्छे इरादो वाले लोग थे, फिर भी 'एंग्लो-इंडियन' लोगों में 


अग्नेज़ी ४३१ 


जातीय श्रेष्ठता की भावना ग्रथि के रूप मे थी, भौर इस कारण इन 
दोनो सस्कृतियो का सच्चा सहलेषण कभी नहीं हो सका | इसमे श्रद्धा 
और दिलचस्पी दोनो का भ्रभाव था, साधारण 'एग्लो इडियन' लेखक 
(मिस्टर० ई० एफ० श्रोटेन को उद्धुत करूँ तो) “निरथंकता भ्ौर 
उद्देश्यहीनता की चट्टानो भ्ौर जगलो मे” खो गया था। फॉ्टेर का 
“पेसेज टु इडिया-जैसे श्रेष्ठ ग्रथ और (इसी क्रम मे बिलकुल विपरीत 
छोर पर) निकल्स का “वर्डिक्ट श्रॉन इडिया-जैसी भयानक पुस्तक 
अग्रेजी साहित्य मे केवल सयोग के रूप मे है, वे 'एग्लो-इडियन' साहित्य 
के उत्कृष्ट या निक्ृष्ट नमूने नही हे । भारत मे स्वतत्रता के भ्रागमन के 
पश्चात्‌ 'एग्लो-इडियत” साहित्य ने उसकी विशेष स्थिति स्वाभाविक 
रूप से खो दी, यद्यपि भ्रमो भी भ्रग्नेजों (भौर भ्रमरीकियो) द्वारा 
किताबे लिखी जा रही हे, जिनमे कम या भ्रधिक मात्रा मे पहचानी जा 
सकने वाली भारतीय पाए्व-भूमि होती है । 

दूसरी तरफ वह साहित्य है जो भारतीयो ने भ्रग्नेजी मे लिखा है, 
और इसे 'इण्डो-एग्लियन' साहित्य कहना अनूचित न होगा । यद्यपि 
मिस्टर जाजं सैम्पसन ने टैगोर, मनमोहन घोष श्र श्री श्ररविन्द-जैसे 
आरतीय लेखको को अपने अग्रेजी साहित्य के 'सक्षिप्त कैम्न्निज इतिहास' 
मे शामिल किया है और 'एग्लो-इडियन” साहित्य-विभाग में उनकी 
रचनाओं पर भपने विचार भी दिए हे; फिर भी वे भ्रग्नेज जो कि 
भारतीय विषयो पर लिखते हे, और वह भारतीय जो भ्रग्नेज़ी को भ्रपनी 
कलात्मक अ्भिव्यजना का माध्यम मानते हे: दोनो में हमे भ्रन्तर 
करना ही होगा। १८८३ मे कलकत्ता में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, 
जिसका शीष॑क था 'इडो-एग्लियन साहित्य', इसमे देशी विद्याथियो की 
. रचनाओ के नमूने थे । इधर हाल मे, विशेषत. विगत २५ वर्षों मे 
“इडो-ऐग्लियन' शब्द बहुत-कुछ चलछ गया। इसका कोई जातीय या 
धामिक अर्थ नही है। यह केवल वर्णनात्मक शब्द है और यह विशेषण 
लेखक तथा साहित्य दोनो के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमे 


४३२ प्राज का भारतीय साहित्य 


कोई आश्चर्य नहीं कि यह चब्द भ्रव भाम हो गया है। 

प्रस्तुत लेखक की पी० ई० एन० द्वारा प्रकाशित इंरो-ऐग्लियंन 
साहित्य पुस्तक की भूमिका में स्वर्गीय डॉ० स्ी० आर० रेड्डी ने 
घोषित किया था : 

/ इंदो-एग्लियन' साहित्य भारतीय साहित्य से मूलत भिन्‍न नही है। 

वह उसका भाग है, वह उसी गौरव का आावुनिक पहलू है जो कि 

उसे वेदों से मिलता है ; उम्नका सौम्य प्रकाश सामने शौर 

इनिहास की ऊची-नीची ग्रवस्थाप्रों में से कभी कम और कभी 

अधिक चमक के साथ फंलाता श्राता रहता है। टैगोर, इकवाल 

और अरविन्द घोष के आ्राशुनिक समय तक यह प्रकाश चला झा 

रहा है, वह फंलता ही जाता है भ्रौर हमारी मानव-जाति की विस्तृत 

होती जाने वाली भव्तिव्यता का वह संकेत है |” 

प्रव, भारतीय साहित्य भी, आधुनिक अवस्वा में, एक गताव्दी से 
कुछ ही अधिक आयू वाला है। १७ वी और १८ वी जताव्दी में इस 
विस्तृत महाद्वीप में, जो कि एक समय विद्या, कला भ्रौर संस्कृति का घर 
था, घायद ही कोई सुव्यवस्थित शिक्षा प्रचलित थी, जिसका कि उल्लेख 
क्या जा सके । उस समय कोई गम्भीर प्रवत्त भी नही हुआ--भायद 
परिस्थितियों व्म ही कि जो थोड़े-वहुत परम्परित जान के बढते हुए केन्द्र 
थे, उनमें और अधिक्षित लाखों छोगो के बीच में बढ़ती हुई खाई पाटी 
जा सके । अकयनीय घारीरिक, मानसिक और श्राध्यात्मिक आलस्य, 
भारतीय जनता को प्रमे हुए था। भारतीय संस्कृति का प्रभाव राष्ट्रीय 
दानता की तप्त मदझुभूमि में मानो खो गया था 

ब्रिटिश प्रभाव ने समय के पूरे होने पर हमे तीन आवश्यक प्रेरणाएँ 
दी । श्री अरविन्द के धब्दो में "प्रमुप्त वौद्धिक भ्रोर श्रालोचनात्मक गक्ति 
उसने पुनर्जीवित की; जीवन को उसने फिर से वसावा और नये सृजन 
की इच्छा जाग्रत की; पुनर्जाग्रत भारतीय झात्मा को नवीन परिस्थितियों 
और आद्यों के सामने उसने रख दिया, और उन्हें समझने, अपनाने 

शआ्र-२७ 


अग्रेजी ४३३ 


और जीतने की आ्रावश्यकता के प्रति चेतन बनाया ।” नये विचार और 
नये साहित्य कौ यदि जडे जमानी थी भ्ौर उन्हे फलना-फूलना था, 
तो विचार और उद्देश्य का नया वातावरण भी निर्मित करता भ्रावश्यक 
था। यह वही परिचित भारतीय भूमि हो सकती थी, परन्तु आधुनिक 
उपकरण और समृद्ध खाद का स्वागत भी बहुत भ्रावश्यक था। राजा 
राममोहन राय, एक द्रष्टा, महापुरष थे। उनमे बडी प्रतिभा और 
शक्ति थी । उन्होते नये सशक्त भारत का स्पप्ट स्वप्न देखा और उसे पूर्ण 
करने के लिए तुरन्त भरसक प्रयत्न भी उन्होने किये | ईसाई मिशनरियों 
ने सारे देश में छापेखाने शुरू कर दिए थे श्रौर भारत की प्रादेशिक 
भाषाओ्रों मे 'वाइबल' के सस्ते सस्करण प्रकाशित किये थे । प्राच्य- 
विद्यावादियों ने भारतीय विद्वत्ता को एक नया मोड दिया, कई प्राचीन 
ग्रथो का विस्मृति के गर्भ से उद्धार किया और ससार के लिए उन्हें 
सुलभ बनाया । उप्त समय तक अग्रेजी के पक्षधर और देशी शिक्षा 
के मानने वाले बडे भरे तक शाब्दिक लडाई लडते रहे, परन्तु सुधारक 
प्रन्‍्तत जीत गए । राममोहन और उनके साथियों का कऋ्रातिकारी 
उत्साह, मिशनरियों का शिक्षा का प्रयत्न, और १८३५ में सरकार 
द्वारा मेकाले की प्रग्नेजी के माध्यम से प्राधुनिक शिक्षा की योजना की 
मान्यता ने कम-से-कम एक सदी के लिए भारतीय शिक्षा भ्ौर संस्कृति 
का एक साँचा निश्चित कर दिया । 

धीरे-धीरे, किन्तु निशचयात्मक गति से, ऐसे स्कूल भौर कालेज, जो 
कि अग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देते थे, सख्या मे बढते गए भ्रौर उनकी 
प्रतिष्ठा भी बढती गई, और एक-दो पीढियो के अन्दर भारतीयो की 
बहुत बडी सर्या, यूरोपीय (और विशेषत अग्रेजी) साहित्य भौर 
संस्कृति की विविध समृद्धि से परिचित होने लगी । बहुत-से तरुण, 
जिन्हे इस गतिशील शिक्षा का वरदान नई शालाग्रो द्वारा मिला, यह 
दिल से चाहते थे कि भारत को फिर से दुनिया के सास्क्ृतिक नक्शे में 
प्रतिष्ठित किया जाय | उनकी आाकाक्षाएँ थी कि इस मौन देश को फिर 


४३४ भ्राज का भारतीय साहित्य 


से मूख्ऋर किया जाय। इसका स्वाभाविक भ्र्थ यह था कि उन्हें या तो 
अग्नरेजी मे या अपनी मातृभाषा मे लिखना चाहिए था। उन्हे श्रग्रेजी 
में इसलिए लिखना आ्रावश्यक था कि श्रपने श्रग्नेज स्वामियों का ध्यान 
वे इस प्रकार आकषित कर सकते थे और विभिन्‍न भाषाहक्षेत्रो के 
देशवासियों तक पहुँच सकते थे; तथा वे अपनी मातृभाषा मे इसलिए 
लिखना चाहते थे कि उसके बिना वे अपनी श्रात्म-तृप्ति नहीं पा 
सकते थे, और जनसाधारण को शिक्षित करने की आशा नही रखते थे। 
और चाहे उन्होने अ्रंग्रेजी मे लिखा या भ्रपनी मातृ-भाषाओ्रों मे, आदर्श 
ग्रहण किया अग्रेजी साहित्य से | श्राधुनिक यूरोपीय साहित्य मे यही एक- 
मात्र आदर्श उनके सामने था । पश्चिमी प्रभाव का आघात लगते ही 
यहाँ की धरती गोडी गई थी, अ्रंग्रेजी साहित्य ने मानो इस क्षेत्र को 
और उपजाऊ बनाया, धीरे-धीरे श्राधुनिक भारतीय साहित्य जन्म लेने 
लगा। आधुनिक बंगला, हिन्दी, मराठी, तेलुगु, तमिल, और गुजराती 
साहित्य की भाँति 'इडो-ऐग्लियन' साहित्य भी एक भारतीय साहित्य ही 
है, जिसकी अपनी उज्ज्वल परम्परा है, और जो समृद्ध जीवन भ्रौर 
शक्ति के चिह्न अभी भी प्रदर्शित करता है । 

“इडो-ऐग्लियन साहित्य' की कहानी पॉच भ्र-समान हिस्सो में बॉटी 
जा सकती है *-- 

१८२०-१८७० आरभ-महान्‌ अग्रदूतो का यूग , 

१८७०-१९०० : भ्रात्मा का पुनर्जागयरण--धामिक और साहित्यिक 


जागृति का युग, 
१९००-१९२० : राजनेतिक जागृति का युग--:वन्देमातरम्‌! और 
होमरूल का यूग, 


१९२०-४७ : गाँधीवादी क्राति का युग--आ्राधुनिक वीरता का 
युग , 
१९४७-- : स्वतंत्रता का युग । 


अंग्रेजी ४३५ 


यह एक सुविधाजनक विभाजन है, इसे न तो अन्तिम मानना 
चाहिए, और न ही इसमे का एक भाग दूसरे भाग से बिलकुल भ्लग है । 


१८२०-१८७० 
जैसी कि आशा की जा सकती है, भारतीयो का भ्रंग्रेजी मे प्रथम 
लेखन गद्य में था और राममोहन राय पहले इण्डो-ऐग्लियन लेखक थे । 
राममोहन राय सचमुच भ्रग्नदूत थे । उनका व्यक्तित्व महान्‌ था, हमारे 
राष्ट्रीय जीवन के कई पंगो मे उन्होने सोहेश्य सुधार भारम्भ किया भौर 
जो कुछ उन्होने किया वह एक निर्माता का कार्य था । यह उनका 
सौभाग्य था कि उन्होने बहुत-सी जमीन साफ की और आने वाले नये 
भारत की नीव डाली । और बातो के अलावा वे अग्रेजी गद्य के अधिकारी 
लेखक भी थे । उनका भ्राकषंक और शक्तिशाली व्यक्तित्व 'प्रिसेप्ट्स 
आफ जीसस' (१८२० )--जैसी पुस्तको में और भ्रगणित अन्य पुस्तिकाओो 
और ट्रैक्टो मे व्यक्त हुआ । 
यदि राममोहन राय श्रात्मविश्वासी भर अश्रधिकारयुक्त सहजता से 
अंग्रेजी लिखने वाले पहले भारतीय थे, तो हेनरी डेरोजिश्रो प्रथम इण्डो- 
ऐग्लियन कवि थे । इनका जन्म १८०७ मे, हुआ । जीवन कुछ उखडा- 
सा रहा, भ्ौर हैजे से वे १८३० में मर गए । उन्होने अपने पीछे काफी- 
अंग्रेजी कविता लिख छोडी, जिसमे (दि फकीर आफ जघीरा' नामक एक 
लम्बा कथा-काव्य भी है। अर्ध-भारतीय, अधे-पु्तंगाली डेरोजिश्ो अपने 
भावो मे पूर्णतया भारतीय थे और भारत का राष्ट्रीय वीर-कवि बनने 
की इच्छा रखते थे । कविता के क्षेत्र मे उनकी उपलब्धि उल्लेख- 
नीय है। जो-कुछ उन्होने लिखा है, उसमे बडी सम्भावनाएँ छिपी हुई 
थी। दूसरे अग्रदूत काशीप्रसाद घोष शायर शौर दूसरी कविताएँ 
(१८३०) के निर्माता थे, परन्तु उनकी कृतियो में बहुत कम वास्तविक 
काव्य-्गुण हें । 
बम्बई, कलकत्ता भ्ौर मद्रास के विश्वविद्यालय १८५७ म स्थापित 


४३६ भ्राज का भारतीय साहित्य 


हुए । एक नई पीढी जाग उठी जो कि मिल्टन की महान्‌ कविता की 
तुतलाहट और वर्क के गजेनायुक्त भाषणों की पुनरावृत्ति अपने गद्य और 
पद्य में करते लगी, और इण्डो-ऐग्लियन लेखक को ऐसा लगा कि उसके 
पढने वालो और रमसिको की मख्या बढ रही है। अग्रेजी पत्रकारिता 
ने कई तरुणों को श्राकपित किया, परन्तु कविता के भ्रपने अलग रसिक 
थे। इनमे माइकेल मधुसूदन दत्त का स्थान बहुत उच्च है।वे एक 
भारतीय ईसाई थे, ओर इनके भाग्य-नक्षत्र भी काफी भ्रनिब्चित थे । 
वे प्रथमत वगाली साहित्य मे लिखते रहे, परन्तु बाद में उन्होने अ्रग्नेजी 
ग्रखवार का सम्पादन किया और श्रग्रेज़ी मे एक लम्बी कविता लिखी 
जिसका शीर्षक था “दि कंप्टिव लेडी” (१८४९) । इसमे पृथ्वीराज 
झौर रानी सयोगिता की कहानी सजीव ढग से कही गई है । 


१८७०-१९०० 

यह थे अग्रदूत, परन्तु केवल अनुकरण करने वाले, ऐसे लेखक 
(जिन्होने व्यर्थ ही भारतीय विचार या भावना का विवाह अग्रेजी रूप- 
शिल्प के साथ करना चाहा, ) कई थे । अग्नेजी रोमाटिक--१९वीं गताब्दी 
के आरम्भिक काल के कवि और उपन्यासकार---उन्हें भयानक रूप से 
आकपित करते थे, परन्तु इडो-ऐग्लियन प्रयोग श्रधिकतर विलकुन ही 
निकम्मे थे । साथ-ही-साथ युग की श्रात्मा कई अलौकिक स्त्री-पुरुषो के 
रूप में व्यक्त हुई, जिन्होंने वार-वार यह सिद्ध किया कि वे श्रग्नेजी के 
माध्यम द्वारा वडी सफल ग्रात्माभिव्यजना कर सकते थे । उन्नीसवी 
घताव्दी के अतिम तीन दशको में एक ऐसे ही भ्राध्यात्मिक पुनर्जागरण 
का वसनन्‍्त भारत में आया । रामइझृष्ण परमहस ने भारत की आंखे खोल 
दी, जो कि कुछ समय के लिए पश्चिमी सम्यता की चकाचौध से मानों 
श्रथी हो गई थी। इन आँखों ने आत्मा के व्योम का वेभव देखा । 
विवेकानद अपने स्वामी का सदेश सभ्य ससार के कोन-कोन तक ले गए, 
वेदान्त के भाष्य और मिजनरी प्रचार के उद्देश्य से उन्होने श्रग्नेजी भाषा 


अग्रेजी ४३७ 


का प्रयोग किया। ब्रह्म समाज, भ्रा्य समाज और प्रार्थना-समाज-प्रादो- 
लन के कई प्रचारको ने भ्रग्रेजी भाषा का बडा अधिकारपूर्ण और प्रवाह- 
पूर्ण उपयोग किया । 

आ्रारु दत्त और तोरु दत्त के रूप मे इडो-ऐग्लियन कविता के इति- 
हास की सफलता का सच्चा सार्थक अध्याय सम्पूर्ण होता है--परन्‍्नु इस 
सफलता के साथ-साथ जोक भी मिश्रित था | आर १८७४ में आर तोरु 
१८७७ में स्वगंवासी हो गई, तव उनकी आयु क्रमश २० और २१ थी। 
डेरोजिश्रो की तरह भ्राद और तोरु भी 'ऐसी कीनति की अ्रधिकारिणी 
थी जो कि अपूर्त ही रह गई ।” ये कवयित्रियाँ महान्‌ सम्भावनाएँ लिये 
हुए थी और उनकी उपलब्धि भी कम नही है। रोमाटिक स्कूल के फ्रेच 
भाव-गीतो का अग्रेजी अ्रनुवाद, उन्होने १८७६ में प्रकाशित किया, 
उसका शीप॑क है 'ए शीफ ग्लीनूड इन फ्रेंच फील्ड' | जब ग्रारु अपने 
प्रसिद्ध मॉनिग सेरेनेड' नामक कविता-स ग्रह की नई रचनाएँ लिख रही 
थी तब उसे देखकर एडमड गॉस 'आइ्च्य और आनन्द से भर उठे, 
थे । तोरु की मूल प्रेरणा उनके पीछे-पीछे थी और वस्तुत केवछ उनका 
नाम ही मुख्य पृष्ठ पर छपा था। १८८२ में उनका 'एनशेण्ट बेलेड्स 
एड लीजेड आफ हिन्दुस्तान! नामक सग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित 
हुआ और उससे यह और भी सिद्ध हुआ कि एक विदेशी माध्यम से 
काव्योद्गार व्यक्त करने की उनकी शक्ति कितनी सहज थी भौर उन्हे 
अग्रेजी पर कंसा अद्भुत अधिकार प्राप्त था सावित्री और सीता, 
ध्रुव और प्रहलाद की कहानियाँ ही इन कविताओ में पुन नई ताजगी 
और श्राकर्पण के साथ कही गई हे। तोरु दत्त की कविता के प्रथम 
प्रकाशन को आज ८० साल बीत चुके है, फिर भी यह निश्चित है, 
जैसा मिस्टर एच०ए० एल० फिदशर ने कहा है कि उनकी कविता, 
'ग्नेजी कवियो की महान्‌ परम्परा में गिनी जायगी । 

आर और तोरु दत्त से विपरीत रमेज्नचन्द्र का जीवन लम्बा भ्रौर 
सम्मानपूर्ण था। 'ए हिस्ट्री आफ सिविलाइजेशन इन ऐन्शेण्ट इडिया' 


४३८ आज का भारतीय साहित्य 


(१८९० ), 'इकानामिक हिस्ट्री झ्राफ ब्रिटिंग इडिया' (१९०२) और 
“इंडिया इन दि विक्टोरियन एज' (१९०४)-जैसे ग्रथो के अलावा 
उन्होने रामायण और महाभारत के श्रग्नेजी पद्यानुवाद प्रकाशित किये, 
उनके दो वगाली उपन्यास भी श्रग्रेजी में छपे हे, जिनके नाम हे, 'दि लेक 
आफ पामज” और "दि स्लेव-गर्ल प्राफ आगरा'। रमेशचन्द्र के रामा- 
यण और महाभारत सक्षिप्तिकरण के महान्‌ उदाहरण है, क्योकि उन्होने 
मूल रामायण के २,४००० इलोको को श्रौर महाभारत के २,००,००० 
इलोको को श्रग्नेज़ी के दो चरणों के ४,००० पद्चो मे उतारा है। भ्ौर 
यह कार्य भद्दे ढग से मूल महाकाव्यो को सक्षिप्त करके नही सिद्ध किया, 
वल्कि कई मूल घटनाओं को छोडकर भर कई मूल वर्णनो को कम करके 
और जहाँ आ्रवश्यक था वहाँ गद्य में सूत्रवद्ध सुकाकर किया गया। 
रमेशचन्द्र के काय॑ के लिए यह कहना पर्याप्त प्रशंसा होगी कि समय 
की कसौटी पर ये ग्रथ सफल साबित हुए हे और अ्रव भी भग्रेशी 
को हमारे साहित्य का, हमारे राष्ट्रीय महाकाव्यो का सर्वोत्तम परिचय 
इन ग्रथो से ही मिलता है । भ्रग्नेज़ी के अन्य लेखकों में रामकृष्ण 
पिल्‍लई (टेल्ल आफ इड' १८९५), 'बेहराम जी मालावारी' 
(दि इंडियन म्यूज इन इग्लिश गाव॑, १८७६, भर 'दि इडियन भाई 
आन इगलिश लाइफ, १८९३) भौर नागेश विश्वनाथ पे ('स्ट्रे स्केचेज 
इन चकमकपोर', १८९४ और "दि ऐजल भ्राफ मिसफोरचुन”, १९०४) 
थे। पै इन तीनो में सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण छेखक थे, थियोफ्रेस्टस की 
तरह उन्होने कई व्यक्ति-चित्र खीचे है भौर वर्णनात्मक कविता भी लिखी 
है। दोनो तरह के छेखन में अग्नेजी माध्यम का निर्वाह करके उन्होने 
भारतीय वातावरण पूरी तरह व्यक्त किया है भौर इससे उनके लेखन 
में एक विशेषता और चमत्कार उत्पन्त हुआ है । रामक्ृष्ण पिल्लई ने 
भी दो उपन्याप्त लिखे . 'पद्मिती (१९०३) और 'दि डास झ्राफ डेथ 
(१९१२) । यह दोनो ही साधारण कोटि के हे । 


अग्रेज़ी ४३९ 


१९००-१९२० 
अब हम दो महान्‌ लेखकों की ओर मुडते हे, टेगोर और श्री 
श्ररविन्द । ये दोनो ऐसी महान्‌ गक्तियाँ थी कि इन्होने एक ही क्षेत्र में 
कार्य नहीं किया, वरन्‌ अनेक क्षेत्रों मे अपनी प्रतिभा व्यक्त की । इन 
दोनों व्यक्तित्वों ने करीव साठ वर्ष तक अपना प्रभाव दिखलाया, 
उन्‍नीसवी और बीसवी शताव्दी के बीच में ये लेखक पुल की तरह थे । 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना से राजनेतिक मोर्चे पर वबहुत-कुछ 
हलचल शुरू हो गई थी । इस सदी के प्रथम दशक में राष्ट्रीय भ्रानदोलन 
का एक ज्वलन्त सोह्देश्यता और प्रयोजन प्राप्त हुआ | वन्दे मातरम्‌' 
भारत की जागरूक राष्ट्रीयता का मत्र बन गया और पहले वगाल 
और बाद में सारे भारत के लोगो ने कर्मक्षेत्र की पुकार का उत्तर देना 
शुरू किया, जब कि एक विदेणी सत्ता ने उन्हे जेल में डाल दिया। 
रातों-रात साहित्यिक कर्मंवीर बन गए और कमंवीर साहित्यिक । श्री 
प्ररविन्द को अलीपुर जेल की कोठरी में 'तारायण दर्शन” हुए, और 
टिल्क ने माइले जेल में 'गीता-रहस्य” लिखा । बीसवी शताब्दी के पहले 
दो दणको में 'वन्दे मातरम्‌” और 'होमरूल“-आन्दोलन ऐसे थे कि उनसे 
वडी हल-चल और वीरोचित वेदना जाग उठी । इस काल का साहित्य-- 
झौर इसमें इडो-ऐग्लियन साहित्य भी कम नहीं है--जनता के परिश्रम 
और सहनगक्ति, पराजय और सफलता का पूरा प्रतिविम्ब है | 
यद्पि यह सच है कि टेगोर का स्थान--और काफी वडा स्थान--- 
बगाली साहित्य में है, फिर भी परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर किया 
(जैसा कि कई और लेखको को भी) कि वे द्विभापिक बने, और इस 
तरह इच्चे-ऐग्लियन साहित्य में भी उन्होंने एक चिरन्तन स्थान भ्रहण 
कर लिया । अपनी कविता और नाठको के अग्रेज़ी प्रनुवाद उन्होने किये, 
इसके अलावा उन्होने अग्नेज़ी में (दि चाइल्ड' लिखा | यह सव तरह के 
सस्‍त्री-पुरुषों के सन्‍्तोप-मन्दिर की काल्पनिक तीथ्थ॑-यात्रा का वर्णन है, 
इसमें मानो इब्सन की किस्म के नाटक को उन्होने पुनर्जीवित किया 


४४० आज का भारतीय साहित्य 


है। उनकी गद्य-कृतियाँ भी--विशेषत 'साधना, “नेगनैलिज्म, 
'परसनैलेटी,' 'दि रिलिजन आफ मैन! (१९३०) मूलत अग्रेजी मे, 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय पाठको के लिए लिखी गई थी । चाहे जिन मापदण्डो को 
काम में लाइये, टैगोर की प्रमुख उपलब्धियों की श्रोर ध्यान आकपित 
होता ही है। वे केवल बगाल के नही, अ्रपितु भारत और सारे विश्व 
के हें । कवि, कहानी कार, उपन्यासकार, दाशनिक, शिक्षा-शास्त्री और 
उज्ज्वल मानवतावाद के मसीहा के नाते जागृत भारत के इस महान्‌ 
राष्ट्रकवि के विभिन्‍न पहलू ऐसे बडे व्यक्तित्वों मे समाए हुए हे, जिन्हे 
कि रवीन्द्रनाथ कहा जाता है और जो इन सबसे ऊपर और कुछ 
अधिक है । “हमारे दरवाजे पर उसने दस्तक दी और उसकी सब 
रुकावटे जैसे टूट गई । हमारा दरवाजा एकदम खुल गया ।” 

अरविन्द घोष भश्रौर उनके बडे भाई मनमोहन की शिक्षा इगलेड 
में हुई भर वही उन्होने यश की मालाएँ ग्रहण की । भ्रास्कर वाइल्ड, 
मनमोहन की कविताझ्ो से इस तरह प्रभावित हुए कि उन्होने 'पाल माल 
गजट' में लिखा “मिस्टर घोष किसी-न-किसी दिन हमारे साहित्य मे 
बड़ा नाम प्राप्त करेगे।” “लव साग्स ऐड एलेजी! (१८९८) और 
उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित 'साग्स आफ लव ऐड डेथ' (१९१६) 
मे मनमोहन का सबसे स्थायी क्ृतित्व है। 'इम्मार्टट ईव” और “भ्रॉर- 
फिक मिस्ट्रीज'” नामक दो लम्बी कविताएँ सच्चे करुण रस और विशुद्ध 
काव्य की भव्यता से श्राप्लावित है । दु ख उनके जीवन मे था, मगर उससे 
वे एकदम कड़वे नही हुए, बाह्मयत वे गहरी उदासी में डूबे हुए थे । 
मनमोहन अन्त तक “उस महान्‌ लय को पकडे रहे, जिसकी, गजं॑ना 
आनन्‍्दमयी होती है। 

मनमोहन के भाई भ्ररविन्द की शिक्षा 'सेण्ट पाल, रूदन से शुरू 
होकर कैम्बन्रिज मे समाप्त हुईं। वे झआई० सी० एस० की परीक्षा में 
उत्ती्ण हुए फिर भी सौभाग्य से वे उसके बधनों से मुक्त हो गए । कुछ 
समय तक वे बडौदा कालेज में पढाते रहे और जल्दी ही राजनीति की 


अग्रेजी ४४१ 


ओर ग्राकषित हुए । साथ-ही-साथ वे योग का अभ्यास भो कर रहे थे । 
१९०७-१९०९ तक राजनीति मे प्रमुख भाग लेने के वाद वे पाडिचेरी मे 
अध्ययन शौर मनन के लिए चले गए, और तब से दिसरवर १९४० में 
अपनी मृत्यु तक वे वही रहे । उन्हे कई भापाओ का ज्ञान धा--ग्रीक 
और लेटिन, अग्रेजी और फ्रेंच, जर्मत और इटालवी, सस्क्ृत श्रौर 
बगाली--कई ज्ञान और विज्ञानों के वे स्वामी थे | समय आने पर वे 
एक 'महापुरुष,, 'महायोगी' और अनन्त के तीर्थयात्री बन गए । उनके 
आस-पास पाडिचेरी मे साधको का एक दल जमा हुआ और जो शआ्राश्रम 
उन्होने स्थापित किया था, वहाँ उनके देहावसान के उपरान्त, एक 
अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र विकसित हो गया है। 

केवल कवि और जीवन तथा साहित्य के आलोचक के नाते श्री 
अरविन्द हमारे समय के महान्‌ चिन्तकों मे एक है । उनकी कविता के 
दो बडे खण्डो-कलेक्टेड पोएम्स ऐड प्लेज! (१९४२) में १८९० से 
लगाकर नवीनतम प्रयोगो तक उनकी कविता के नमूने हे। भ्रनुवादक 
और वर्णनात्मक कवि के नाते, छन्‍्द और शब्दों के कारीगर के नाते, 
गीत-कवि और नाट्य-कवि के नाते, एक प्रयोगकर्त्ता और अन्वेषक के 
नाते, और सत्रसे बढ़कर एक भवेष्यवकता कवि के नाते श्री प्ररविन्द 
का काव्य कृतिल अतुलनीय है। 'उवेज्ञी' और 'लव ऐड डंथ' दिव्य 
मुखर पद्च-गाथाएँ हे, जब कि “बाजी प्रभ्‌” प्रथम कोटि का वीर-काव्य 
है, 'परसियस, दि डिलीवरर' मुक्त छन्द मे एक नाटक है, और उसका 
प्रभाव आत्मशुद्धिकारी है । दि रोज ग्रॉफ गाइड! और “थॉट दि 
परकक्‍लीट' उत्तम रहस्यवादी कविता के नमने हे। श्री अरविन्द ने पुराने 
परिमाणात्मक छन्दों को सफलतापूर्वक अपने उद्देष्य के लिए ढाला और 
गग्राहता' और 'इल्योन! नामक कविताओं में वहु-निन्दित 'हेक्सामीटर', 
छन्द को प्रयुक्त करके उन्होने नई लयात्मकता को जन्म दिया। 

श्री श्ररविन्द गद्य के बडे शेलीकार तो थे ही और बहुत कुछ सर 
टामस ब्राउन और डी क्विन्सी की परम्परा में लिखते थे, किन्तु 


४४२ आज का भारतीय साहित्य 


आवश्यकता पड़ने पर वे बहुत सादा भौर सहज स्वाभाविक गद्य भी 
लिखतेथे । 'दि लाइफ डिवाइन,' 'एसेज झान दि गीता. 'दि सिनथेसिस 
झाफ योग, 'दि सोशल साइकल,' 'दि आइडियल बाफ हथूमन यूनिटी 
दि फ्यूचर पोएट्री' (जो मूलत. १९१४ से १९२१ तक 'पाये पत्रिका 
मे प्रकाशित हुई थी और उत्तके बाद अब पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हुई है) भादि यथो में जो विचार उन्होने व्यक्त किये हे, उनमे एक 
ऐसी अभखडता है, जिसमे कि एक शोधक की लगन भौर कवि की उत्साही 
कल्पना-शक्ति तथा एक चिल्तक का रचनात्मक दृष्टिकोण व्यक्त होता 
है। उनके छोटे गद्य-यंयों मे (दि मदर. 'हेराक्लिट्स' यौर दि रेनेसाँ 
इन इडिया' प्रसिद्ध हे । 

झरविन्द की भाँति सरोजिनी नायडू ने भी कविता से शुरू किया परल्तु 
बाद में राजनीति ने उन्हे खीच लिया सौर गांधी-युग में उन्होने एक महत्त्व- 
पूर्ण कार्य पूरा किया। उनका पहला कविता-संयह 'दि गोल्डेत थू शहोल्ड' 
(१९०५), उन्हे एक प्रसिद्ध कवयित्री के नाते प्रतिष्ठित करता है। 
१९०६ में जब वे एक वक्ता के नाते प्रसिद्ध हुई, तब गोखले ने कहा था * 

“शझापके भाषण उच्चकोटि के बौद्धिक चावंद से अधिक थे। वे 
एक सम्पूर्ण कला की वस्तु थे । उन्हे चुनकर हम सबको उस समय 
लगता था कि हम एक उच्च भाव-लोक में पहुँच गए है।” 

बहुत कालान्तर के बाद 'दि बर्ड आफ टाइम' (१९१२) ग्ौर दि 
बोकेन विग! (१९१७) नामक उनके दो और कविता-संयह प्रकाशित 
हुए । कवयित्नी के नाते सरोजिनी नायडू का छन्द पर पधिकार इतना 
उत्तम था कि 'प्म पर आसीन बुद्ध के प्रति ओर 'वृन्दावन का बसी 
वाला -जैसे निर्दोष भाव-गीत वे लिख सकी । उनके 'काल-पक्षी' की तरह 
सरोजिनी ने भी झपनी कविता में बहुत बड़ा क्षेत्र व्याप्त किया है, यद्यपि 
उनका विशेष क्षेत्र परिचित वस्तुझों के सौदयं का अकन है। बाद के 
यन्‍्थो में सचेप्ट रूप से करुणा की ठेक अधिक सुनाई देती है" सयमित 
चित्रोपमता है गहरा संगीत झौर जधिक परिपक्व बुद्धि की हार्थना 


अग्रेजी ४४३ 


है, और यद्यपि उनका काव्यासव एक-सा रहा है, फिर भी बाद की 
कविताओ मे 'दि गोल्डेन थुंशहोल्ड' से अधिक प्रौढावस्था के दर्शन 
होते हे । उनके श्रन्तिम कविता-सग्रह में, (दि टेम्पल ए पिलग्रिमेज 
प्राफ लव' नामक तीन लम्बी गीत-सरणियाँ है, प्रत्येक मे आठ कविताएँ 
है, भर मिस्टर जॉन गॉस्वर्थ ने इनकी तुलना श्रीमती ब्राउनिग के 
'सानेट्स फ्राम दि पोर्चुगीज' से की है। यद्यपि सरोजिनी नायडू ने एक 
बार कहा था कि स्त्री की बुद्धि राजनीति के उच्च विवरणो को पकड़ 
नही सकती, फिर भी उन्होने भारत माता की अन्त तक सेवा की क्योकि 
गाधी-युग मे, उनके लिए राजनीति एक प्रकार का प्रेम था, और राज- 
द्रोह एक प्रकार की कविता | 


१९२०-१९४७ 

प्रथम महायुद्ध के भ्रन्त तक भारत ने अपने आप को एक नए यूग 
की देहली पर पाया, जिसमें विलक्षण सम्भावनाएँ भरी थी | दृश्य भ्रव 
बदल गया था, नाटक के पात्र भी बदल गए थे | अब फीरोजशाह मेहता 
नही थे, गोखले और टिछ़॒क नही थे, विपिन पाल की साम्निक वाणी 
मौन हो गई थी और सुरेन्द्रनाथ के भाषणो का पहले वाला जादू कम 
हो गया था, श्री अरविंद पाडिचेरी में बद थे। नए दृश्य, नए अभिनेता 
नए रूप सामने श्राए। इडो-ऐग्लियन पत्रकारिता अधिक चटपटी और 
तीखी हो गई, हमारे वक्‍ताझो के भाषण सक्षिप्त और झ्रोजस्वी बनने 
लगे, हमारे गद्य-लेखक मैकाले के ढग को छोडकर अ्रधिक स्वाभाविक 
रूप से लिखने लगे, जिसमें सौम्य अ्भिव्यजना अधिक थी । गाधीजी के 
नेतृत्व के फलस्वरूप अग्रेजी शिक्षा की चकाचौध कुछ कम हुई, फिर भी 
१९१७ मे अग्नेजी के जो ६१,००० कालेज-विद्यार्थी थे, वे १० वर्ष वाद 
८४,००० हो गए । गाघीजी स्वय अपने अग्रेजी पत्रों पर अभ्रवलम्बित 
थे--पहले 'यग इंडिया” और वाद में 'हरिजन'-इन्ही के द्वारा वे अपने 
विचार, कार्यक्रम, प्रार्थना-भापण और नारे प्रसारित करते थे। दूसरे 


४४ आज का भारतीय साहित्य 


नेता-- मुख्यत सी० थ्रार० दास, मोतीलाल नेहरू, लाजपतराय, टी० 
प्रकाशम, पट्टाभि सीतारमया--भी श्रपने-अपने देनिक या साप्ताहिक 
श्रग्नेजी पत्र चलाते थे और उनके द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को व्यक्त करते 
थे, इनमे से किंसीमे व्यक्तिगत आ्राग्रह अधिक था तो किसी में कम | 
कालेज के प्रोफेसर भो अपनी व्यजना के लिए श्रग्नेजी पर ही निर्भर 
रहते थे, चाहे उनकी कृति गद्य-शोबग्रथ के रूप से हो या अधिकतर 
कविता-सग्रह के रूप में | प्रादेशिक भाषाश्रो में साहित्य वढ रहा था, 
परन्तु भारतीयों का अग्नेजी में लिखना कम नहीं हुआ था, उसमें कम 
घक्ति नही थी और उतनी ही विविधता भी व्यक्त हो रही थी | १९२० 
और १९३० के दशको मे ब्रिटिश या यूरोपीय साहित्यिक दृश्य में अ्भि- 
रुचि की जो क्रान्ति हुई, उसीकी प्रतिगूंज सुदूर भारत में उठ रही थी 
और रूढि तथा विद्रोह, परम्परा और प्रयोग के बीच का सघर्प यहाँ भी 
उसी तरह चल रहा था, ज॑ंसे कि श्रन्यत्र, भशौर उसके परिणाम भी 
उतने ही भश्रनिध्चित थे । 

:९२० में जो इडो-ऐग्लियन लेखक विशेष प्रसिद्ध हुए, उनमे के० 
एस० वेकटरमणी अ्रपने विचारों में सतसे अधिक स्फूर्तिदायक और 
प्रतिभा में बहुमुखी थे। उनकी पहली पुस्तक पेपर बोट्स' (१९२१) 
दक्षिण भारत के जीवन की कुछ भाँकी देती है। इन फराँकियो में एक 
कवि और परिहास-लेखक का कलात्मक स्पर्ण दिखाई देता है। 'भ्रान 
दि सेड-डयून्स” (१९२३) गद्य-काव्य की पुस्तक थी | इसमे सवेदनशील 
मानवता पर सभ्यता ने जो प्रहार किया, उसके विपय में शोक व्यक्त 
किया गया है और कभी-कभी यह दुख घोर चीत्कार का रूप ग्रहण 
करता है । 'मुरुगन, दि टिलर' (१९२७) नामक पुम्तक के प्रथम 
प्रकाशन के वाद मद्रास के पढे-लिखे लोगो में जैसे एक श्राँधी आ गई । 
गाँव के जीवन के स्पष्ट चित्र, गहराती जीवन में विशेष रूप से व्यक्त 
विचार और कर्म की श्राग का व्यग्यपूर्ण वर्णन, चरित्रो का गहरा भ्रध्ययन, 
काव्यमयता और परिहास, श्रादर्शवाद श्रौर यथार्थवाद का मिश्रण श्रादि 


अग्रेजी ४४५ 


गुणों से यह सक्रान्तिकालीन भारत का प्रथम कोटि का श्रेष्ठ उपन्यास 
बन गया । 'मुस्गन' के बाद बच्चों की एक किताब उन्होंने लिखी जिसका 
नाम 'ए डे विद जम्भू था। बाद में एक सामयिक पुस्तिका "दि तेकस्ट 
रग' नाम गे लिखी | वेकेट रमणी का दूसरा उपन्यास 'कदन दि पट़िश्राट' 
(१९३२), गावीजी के सन्‌ १९३०-३१ के राष्ट्रीय आ्रादोलन से प्रभावित 
था, इसमें राजनीति को भी उसी तरह आ्रादर्गीकृत किया गया था, जसे 
कि “मुरुगन' में ग्रामीण श्रर्थभास्त्र को | दोनों में इतना ही अ्रतर है कि 
दोनो परस्पर पूरक हूँ । मद्रास के दूसरे लेखक शकर राम ने, दो कहानी- 
सग्रह लिखे ('चिल्ड्रन ऑफ दि कावेरी और “त्रीचसं भ्राल') ओर बाद 
में एक ममंस्पर्शी उपन्यास प्रकाशित किया, जिसका नाम 'लव श्राफ डस्ट' 
(१९३८) है। इसमे एक किसान का धरती के प्रति आकर्षण वर्णित है। 
उपन्यास-लेखक के नाते शकर राम मानवीय जीवन के श्रध्यात्मिक 
विघटन के उन मनोवेगो का बहुत भ्रच्छा चित्रण करते हूँ जहाँ भ्रश्ु और 
हास्य के बीच की सीमा-रेखा बहत झौोनी होती है । 

ऊपर के सब लेखकों से भ्रधिक लिखने वाले मुल्कराज ग्रानद 
भारतीय समाज के शोपितों श्रौर दलितों में उलभे हे । उनके चार 
उपन्यासों 'टू लीवृज ऐड ए बड,' 'दि कुली,' 'दि श्रनटचेबल,और 
(दि विलेज” (१९३९) मे ।नेम्न वर्गो का चित्रण केवल प्रोत्साहनपरक न 
होकर सहानुभूतिपूर्ण हे, उन्हे मनृष्य मात्र की तरह श्रादर दिया गया 
है । भगी, किसान, वागान के मजदूर, शहर के कुली, सिपाही सबके 
चित्र उनके उपन्यासों मे वडे सजीव ढंग से उभरे हे--ये दुखी ओर भूखे 
मनुष्य हे, जो अध-विश्वास और खण्डित व्यक्तित्व से पीडित हे । 
उनके कुण्ठित उद्देश्यों के बावजूद उनका चित्रण बहुत ही स्पष्ट हुआ 
है। इसी प्रकार निरतर सतोप देने वाले दूसरे कलाकार है, आर० के० 
नारायण, जिनके उपन्यासो और कहानी-स ग्रहो में से कुछ ये हू 'बंचलर 
झ्राफ आस, दि डार्क रूम' (१९३८), और 'दि इग्लिश टीचर' 
(१९४५) । दक्षिण भारत के शिप्ट समाज की विचित्रताओों का वर्णन 


्् 'ँानमदामपाइअ-फरन याद. मलाणदामाबार, नि अकबर, .. जब फम्ाम्मनँ.> कम, 
४४६ सशदू दा चातक्ताद दाहत्य 


करने में वे दहत सफल है । नारायय छा विज्षेष तप््य झशेल्थित 

करने में वे बहुत सफल हें । नारायय छा विशेष तबध्य ऋअष्ेजियत् हे 
भरा धधक भारतीय ,रगानाज माटी फैपकबा,. कि... कम्माण-गण पे उपच्यातो वीक... पक... अप बिक, .. आकी... अकल- जनक + आफ». ाथकाम्क्बम- पक 
रा भारतांय हूं, उदक उपन्यात्ता जार केहादयो में 








खडित अत «अल फल - सदा झादि 
खड्त व्यक्ततत्द, ध्त्मदेछदा आर मसद्धता झादई 











7 च ० ाक आप“ - बी जाए छत ०० आई 
हूं। काजा राव के कंठपुर 





कबिर (मेन ऐड रिक्त. १९४५). डी० एफ नराका ( देघर लेडि 


कछ 
सिटी, १९४१), छुमार गुर ('लाइफ्ज शोडो. ६९३८) झहमइ झली 





दित्य' १९३०) मभौर के० नागराजद ('सथावर हाउस ) । 








हमायंत न्‍ नमनननमकल एन धडादी: आय क्स््ह्प्तिरः 
हुमायुच फाबवर उस्ाा नहरदर, एच० वी>० धडानी--णे अणश्व्त्तर 
परम्परा बटन का निर्दाह >> आम यौर सिद्ध अुनमम्कणलफे।. जाल लि पे -ऐम्लियन 
रम्परा का (ददाह करत रह पार चिद्ध करत रह कि इड्ये-ऐप्लियन 


जोतेफ फट घधारमेडो मेनेज्ञेल, भैनएल सी० रोडोग्प्स 7 
जांच फुट डो धुतक्तडा मचज़स, मचएल छा० राडाण्ण०ण्स--हइच्ह।व 


० ५» ० न नि 
धषाात्षत। का छावत। को घर पह्‌ए। 


हि 
£? 
धर 
(#। 
4 
८ 
र्ठ 
५ 
दर 
9 
£ 
न 





दवीया चतरता ब्फे नि... समन. दुरककम्कण्यऊम»कमम कै... पममणकक जान 

रुढ़ि की वीणा को चतुरता त॑ बजावा झर हब इ जहर द्ाव्र 
नामक पुस्तक २20 « का 35 क्ञ्राजी जी के 'ए माइनर जाडियन्स जन>जक, 2 अनम+लनन्‍ 
तामक पुच्ठक दा; जार फ्रन दब्राजा के “ए नाइदर जाडउच्च र८प 


अ्ग्रेजी ४४७ 


कारिणी करुणा से भरी हैं, इनमें हमारी पतनोन्मुख सम्यता का बढता 
हुआ बुखार और भ्रनिश्चित हृदय-स्पन्दन चित्रित हें । यद्यपि मजरी 
एस० ईश्वरन्‌ और पी० भार० ककिणी ने तीसरे दशक के प्रारम्भ में 
श्रपना काव्य-कृतित्व, शुरू मे श्रादशंवादी और रूढिवादी के नाते आरम्भ 
किया, परल्तु व्यक्तिगत भ्रौर वाह्य सघर्षो के कारण वे श्रधिकाधिक वाम 
पक्ष की ओर भूकते गए | ईद्वरन के 'केटगट्स' और 'ब्रीफ भौरिसान्स, 
(१९४१) तीज अतिवाद के उदाहरण हे । स्वप्न-भग के कारण उनकी 
कविता में भयानक तेजी पैदा हुई है, फिर भी कभी-कभी उनमें मधुर 
गीतमयता पाई जाती है। भन्तर्राप्ट्रीय स्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ 
कैकणी, जिनकी पहली दो किताबे 'गीताजलि' के ढग की थी, श्रव रक्त 
भ्रौर युद्ध की कविता लिखने लगे! श्रन्य 'आराधुनिकतावादियो' में 
उल्लेखनीय है : बी० राजन ('मानसून', १९४५), कंष्ण शुगल्‌ ('द 
नाइट इज हेवी' १९४३), निस्सिम इजेकील ('ए टाइम दु चेज' श्रौर 
'सिक्‍्स्टी पोएम्स'), शुभो टेगोर, सुधीनद्रनाथ दत्त, सीरिल मोडक, 
नीलिमा देवी, जे० विजयतुग, पी० लाल, ए० के० रामनृजन, तथा 
आर० एल० बार्थोलोम्यू | श्रादि के० सेट नामक एक रोचक कवि ने 
सच्ची भावना और भव्यता के साथ मुक्त छंद में कविता लिखी है 
('द लाइट एबव द क्लाउड्स), और सत गुरदयाल मल्लिक ने अपने 
जीवन के ६२वें वर्ष मे परमतत्व की परमानृभूति का सस्पर्श पाकर 
अपनी कविता ('हाउड आफ द हार्ट”) में भ्रपनी आत्मा की अनथक 
खोज का दैनदिन विवरण दिया और प्रभु के प्रति परम भविति-भावना 
के साथ उनकी महिमा का गृणगान किया । 
कविता के ग्रतिरिक्त अन्य साहित्य-रूपो में भी इडो-ऐग्लियनो ने 
रचना की । नाटककार तो थोडे ही हुए, क्योकि उनके नाटको के रगमच 
पर खेले जाने की सभावना बहुत कम थी, लेकिन जिन लेखको ने 
यह सिद्ध किया कि भारतीयों द्वारा प्रग्रेजी में नाट्यरचना 
भी सभव है, उनमे से कुछ के नाम इस प्रकार है वी० वी० 


४४८ आज का भारतीय साहित्य 


श्रीनिवास आयगर ('ड्रामेटिक डाइवर्टाइजमेट्स'), ए० एस० पी० ऐयर 
(सीताज चव्वायस” भौर 'स्लेव आफ आइडियाज ), फैजी रहमीन 
('डाटर आफ इड'), भारती साराभाई (द वेल आफ द पीपुल' और 
और 'टू वीमेन!), मृणालिनी साराभाई ('कैप्टिव स्वायल'), जे० 
एम० लोबो-प्रभू (एप्स इन द पालेर' भर 'द फेमिली केज”), पुरुषोत्तम 
त्रीकमदास ('सॉस फार द गृज”), टी० पी० कैलाशम (“कर्ण 
'फूलफिलमेट' और “'द बडे न), तथा हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्य।य ('फाइव 
प्लेज) । हास्यात्मक निबंध, हलके-फूलके रेखाचित्र, जान्सन के 'मन के 
मुक्त विहार' के-से गौर मानटेन के 'मुखरित चिन्तन' के-से निबध भी 
हाल मे भारतीयो द्वारा श्रप्नेजी मे लिखे गए हे । इनमे से श्रेष्ठतम हे * 
एस० वी० वी० के 'सोप बब॒ल्स', 'मोर सोप बबुल्स' और 'चेफ ऐड 
ग्रेन, आर० बगरुस्वामी का “माई लाड्ड कुकुड, के”, ईश्वर दत्त 
का 'ऐंड आल देट', एन० जी० जोग का 'ओनियन्स ऐड श्रोपीनियन्स', 
आर० के नारायण, चेलापति राव, शान्ता रगाचारी और एम० क्ृष्णन 
के छोटे स्फूट निबध; और वाक (खासा सुब्बाराव) का कालम 
'साइडलाइट्स', पोटन जोसेफ का कालम 'श्रोवर ए कप श्राफ टी' और 
विदनेश्वर (एन० रघुनाथ ऐयर) का कालम 'सोटो बोस' । समर्थ 
साहित्यालोचन भी हुआ, यथा एन० के सिद्धान्त ('द हीरोइक एज 
आफ इडिया'), अमरनाथ भा, अ्मिय चक्रवर्ती, सी० नारायण मेनन 
(शेक्सपियर पर आलोचना), हुमायूँन कबिर ('पोएट्री, मोनाइस ऐड 
सोसायटी), बी० के० गोकाक ('द पोएटिक एप्रोच टु लेग्वेज'), एम० 
एम० भट्टाचार्जी, एस० सी० सेन गुप्त (शेक्सपीरियन कामेडी ), सी० 
डी० नरसिहैय्या और के० स्वामीनाथन के द्वारा । श्री भ्रविन्दो द्वारा 
लिखित साहित्यिक आलोचना ('द फ्यूचर पोएट्री') और भानद कुमार- 
स्वामी की कला-समीक्षा ('हिस्ट्री आफ इंडियन ऐड इडोनेशियन आार्ट, 
“द डास आ्राफ शिव', और 'ऐन इट्रोडक्शन टु इंडियन आर्ट) एक भय 
ही श्रेणी मे भ्राती हें। सर होमी मोदी ('फीरोज शाह महेता ), सर 

आ-२८ 


अग्नेजी ४४९ 


रुस्तम मसानी (दादाभाई नौरोजी', १९३९), वी० एस० श्रीनिवास 
शास्त्री ('माई मास्टर गोखले', १९४६), पी० भी० रे ('लाइफ एड 
टाइम्त आफ सी० आर० दास”) , जदुनाथ सरकार (“शिवाजी ), डी० 
वी० तमहानकर (“लोकमान्य तिलक फादर आफ इडियन प्रनरेस्ट ऐड 
मेकर आफ माडने इंडिया), राम गोपाल ('लोकमान्य तिलक'), फ्रंक 

मोरेस (जवाहरलाल नेहरू), ओर आर० झ्रार० दिवाकर ('महायोगी') 

अच्छे जीवत-चरित्र लिखे हें। आत्मकथा-लेखको में महात्मा गांवी 
श्रौर जवाहरलाल नेहरू का प्रमुल॒ स्थान है। नीरद सती० चौधरी की 
पुस्तक 'आटोवायोग्राफी भ्राफ ऐन अननोन इडियन” भी बहुपठित ग्रोर 
वहुचाचित रही है । इस पुस्तक की श्रपनी सीमाएँ हें--यह बोभीली, 
उदास और गमगीन है, लेकिन इसमे पाडित्य की गरिमा और साहसपूर्ण 
इमानदारी का श्रेष्ठ गुण भी है। जिन अन्य भारतीय लेखको ने इन 
कठिन, किन्तु वाह्यत सरल विधा में श्रपने-अपने ढंग से दक्षता प्राप्त 
की है, उनमें से कुछ हे कृष्णा हठीसिह ('विथ नो रीग्रेट्स'), भारतन 
कुमारप्पा ('माई स्टूडेंट डेज इन भ्रमेरिका ), राजेंद्र प्रसाद, चिमनलाल 
सीतलवाइ (“रीकलेक्शस ऐड रीफ्लेक्शस'), के० ईश्वर दत्त ('द स्ट्रीट 
ग्राफ इक), के० एम० मुशी ('आई फालो द महात्मा" शौर 'द एड 
झाफ ऐन एरा'), परमहस योगानद, कृष्णलाल श्रीवराणी ('माई 
इडिया, माई श्रमेरिका ), पी० ई० दस्तूर (अमेरिकन डेज), उतनी 
नायर ('माई मदर), श्रौर स्वर्गीय एम० एन० राय । इतिहास भ्रौर 
दर्शन के क्षेत्रों मे, एम० जी० रानाडे, आर० सी दत्त, तिलक, जदुनाथ 
सरकार, वृजेन्द्रनाय सील, पी० टी० श्रीनिवास आयगर, वेरिस्टर सावर- 
कर, ग्रार० सी० मजूमदार, एम० एन० राय, भ्रार० डी० रानाडे, एस० 
राधाकृष्णन श्रौर पी० एन० श्रीनिवासचारी जैसे वयोवृद्ध लेखको तथा 
पी० टी० राजू, एम० गोपाल शोर एम० एन० श्रीनिवास जैसे तरुण 
लेखको ने कार्य किया है । पत्रकार, न्यायाधीश, वक्‍ता, राजनीति एव 
भ्रथ गास्त्र के लेखक अगणित हे, श्रौर इनमें से जो श्रेष्ठ हे, यथा: 


४५० आज का भारतीय साहित्य 


फ्रंक मोरेत भौर चेलापति राव जैसे पत्रकार, पाशृतोष मृकर्जी और 
सुवह्मण्य मय्यर जैसे न्‍्यायाधीन, छीनिवात ज्ास्त्री कौर ती०्यार० रेड्डी 
जैसे वक्ता एम० रूधनात्वामी सौर के० एम० पपिब्कर जँसे प्रचारक, 
त्ती० राजयोपालाचार्य जेंसे तकंशास्त्री और डा० लक्ष्ययस्वामी मुदात्णिर 


न प्लत्नाच्द्री 'टनमकुन्ण्ण्ननजटी डे... पे अपने. ०० | ० छेत्र ०. सर्वोत्तम की. घचदवा कक कपल 
जैसे शिक्षाद्चात्त्री-वे अपने-अपने क्षेत्र मे सवात्तन »पड़ वा पमसराका 





क्त्त, दे लीकारो सा तुलना ० भी डकार 'डिल्यानकसमन्‍जानक. पति मना. 'ज्लकर 

च्-शलीकारो की तुलना में किसी भी प्रकार कम सिद्ध न होगे । 
उपयदत गद्य जमा, लेखको कब तीन -सिवकाटए-पु-मकाकक+. यम लथब-ल कप... दिझ्वाई न बर्यो६ः है“*<--ब्त 
उपयृकत बद्य-दखकी मे तान या चार झूलनय से दिखाई देते हैं फंयाक 


उनका व्यक्तित्व विश्विष्द यौर तष्णाण है। उनके विचारो की न्योटि 
भिन्‍त है और उनकी शैली विलक्षण बौचित्यपूर्ण है। गाधीजी की झात्म- 
कथा, “दि स्टोरी श्रॉफ माई एक्सपेरीमेट्स विध टू थ वस्तुत. महादेव 
देताई का अशेजी में किया हुआ अनुवाद है। इस विष्य ने झपने गुरु 
की शैली का इस तरह झनुकरण किया है कि वह चभूतपूर्व है। गाघीजी 
ने जो कुछ लिखा, उस पर और विशेषत. इस पुस्तक के हर पृष्ठ पर 
गम्भीरता और सौदयंमय शान्ति चमकती है। गाधीजी के गद्य मे कही 
भी कोई तीलापन नही है और व्क्विति भी नही है : तब-कुछ 
नियोजित है, विचित्र ढंग की सादगी उनके लेखक क्य प्रधान 
उसकी आत्मनिर्भरता वाइवल की तरह है उसमे कही भी कोई भस्पप्ट्ता 
या हेर-फेर नही है। ताजे पाती की तरह साफ. स्वच्छ भौर स्वत्त्य 
उनकी शैली झादरश, सरल और निर्दोष है। 

पडित जवाहरलाल नेहरू की 'प्रादोवाणेबाफी भौर डिसकवरी 
श्राफ इंडिया' अय्रेज़ी गद्य के दूसरे महान्‌ लेज़क की कृतियाँ हें। उनका 
अग्रेजी साहित्य का अध्ययन बहुत व्यापक झौर गहरा है यूरोप के 
साहित्य और विचारो के प्रवाहो से वे चुपरिचित हे भारत की या एशिया 
की परम्परान्नो मे जो-कुछ भी सप्राण है. उचसे वे प्रेरणा लेते हे । नेहरू 
का अग्नेज़ी-लेखन स्वाभाविकता, सहजता, दृक्ष्म सवेदनज्ञीलता रौर 
तटत्थ सकेतमयता से भरा है। उनके लेखन के वारे मे यह कहा जा 
सकता है कि “शैली ही व्यक्तित्व है ।” चाहे वे वोले या लिखे, उनका 


या 
| श्र 


पी 
| 
॥% & 


्ग्नी 


द्र्यं 


प्रग्नेज़ी ४५१ 


सम्पूर्ण व्यक्तित्व--उनकी सस्क्ृति, शक्ति, मानवता--श्राईने की तरह 
साफ भलकती है, प्रौर ऐसे व्यक्तियों के प्रति सहज प्रशमा और प्रेम 
के भावों का उदय होता है । 

प्रोफेतर राधाकृष्णन गद्य के दूसरे अधिकारी छेखक हे । 
उनकी श्रेष्ठ कृति 'हिस्ट्री आफ इडियन फिलासफी' दो झण्डो में हे । 
श्रग्मेजी मे भारतीय दार्शनिक लेखन का गरादर्श उन्होने प्रस्थापित किया 
है। अपने स्पष्टीकरण मे आकर्षक, विभिन्‍न दाशंनिक जाखाओो को 
स्पष्ट करने में विवेकयुक्त, तकंमय प्राग्रही प्रो० राधाकृष्णन ने भारतीय 
दर्शन को एक सजीव भौर सप्राण परम्परा का गृण प्रदान किया। 
उनकी वाद की कृतियाँ-- विशेषत 'ऐन झ्राइडियलिस्ट व्यू आफ लाइफ' 
-- उनके रचनात्मक दर्शन को स्पष्ट व्यक्त करती हूं । उनकी गद्य-शैली 
हर मानी में समुचित, रगीन, समृद्ध, वक्रतापूर्ण, पद्चिम और पूर्व के 
साहित्यो से चुने हुए उद्धरणो से भरी हुई--ऐसी हे कि वह बडा 
प्रभाव डालती है। भाषण देने मे जैसे अ्रजज्न, उसी प्रकार से लेखन मे 
प्रोफेसर राधाकृष्णन्‌ कुशल हे, उनमे एक पण्डित, द्रप्टा, भौर व्यावहारिक 
मनुष्य का बडा अद्भुत संगम हुश्रा है, और इसी कारण उनकी अग्रेजी 
गद्य-गैनी को भी शक्षित और सौदय प्राप्त हुश्ना है । 

एक भ्रौर लेखक का उल्लेख करना चाहिए । श्री सी० राज- 
गोपालाचारी को ध्रधिकतर बडे अच्छे तर्क-गास्त्री के नाते जाना जाता 
है, पर यह उनके व्यक्तित्व का पूरा वर्णन नही । निस्सन्देह उन्होने 
भ्रपनी अभि व्यजना में बडा सयम प्राप्त किया है, परन्तु उनके व्यक्तित्व 
के भी भावनाशील घोर आध्यात्मिक पहलू हे, जो कि उनके लेखन में 
प्रतिविम्बित है । राजाजी का गद्य गाँवीजी की भाँति वाह्मयत वर्णहीन 
नही है, श्रीर न उतना समृद्ध, प्रेरणादायक एवं जीवन के प्रकाश से 
श्रालोकित है, जितना कि नेहरू का। वावग्रों का प्रवाह सतुलित है, 
लगता है कि एक प्रमेय गणित के बाद दूसरा प्रमेय गणित आता जाता है 
श्र पूरा भाष्य इस प्रकार प्रभावशाली वनता जाता हे। फिर भी 


के ज श्राज का भारतीय साहित्य 


शात सतह के नीचे गहरे सकेतो के प्रवाह छिपे रहते हे । महाभारत भ्रौर 
रामायण के उनके नए रूपान्तर आधुनिक बौद्धिक परिभाषा देने के 
साथ ही व्यास और वाल्मीकि का सार प्रस्तुत करते है । 


स्वतन्त्रता के बाद 

१९४५ में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ, परन्तु भारतवासी विजय 
का आनन्द नहीं मना सके, क्योकि वातावरण मे निराशा व्याप्त थी । 
गाधी-जिन्ता वार्ता भ्सफल हो गई थी, आजाद हिन्द फौज के नेताओं 
पर चलने वाले मुकदमे और भूनाभाई देसाई की शानदार वकालत ने 
उस समय भारत की स्थिति को और भी उलभझ्ा दिया था। २ सितम्बर, 
१९४६ को (जापान के पतन के ठीक एक वर्ष बाद) श्रत्तरिम सरकार 
की स्थापना हुई, जो कि हमारे इतिहास मे महान्‌ दिवस था, परन्तु 
झ्ानन्द के साथ दुख भी मिला हुआ था, क्योकि मुस्लिम लीग रूठकर 
भ्रलग हो गई थी । कलकत्ता, नोग्राखाली, बिहार और पजाब में 
साम्प्रदायिक दगे उठ खडे हुए भर इतिहास के पाठ को, सामान्य समभ- 
दारी या विवेक को, महात्मा गाँधी की अन्तर्द, ष्टि और चेतावनियो को 
ठुकराकर, काग्रेस के नेताश्रो ने देश के विभाजन को कबूल कर 
लिया । जो दुखद घटनाएँ चारो ओर बढ़ रही थी, उनके कारण 
मानो गहरी निराशा से यह निर्णय लिया गया । १५ श्रगस्त, १९४७ को 
स्वतन्त्र भारत भ्रौर पाकिस्तान का जन्म हुमा । 

आजादी भ्रा गई थी, मगर यह ठीक से वह आजादी नही थी, 
जिसका कि सपना बीते कल के लेखको ने देखा था या जिसके बारे मे 
उन्होने गीत रचे थे या जिसकी देशभकतों की पीढियो ने कल्पना की 
थी और जिसके लिए उद्यम किया था। यह एक तरह की लाछित 
स्वतन्त्रता थी तथा अत्यन्त भयानक साम्प्रदायिक दगो और अविश्वस- 
नीय वहशियत तथा बबरता की घडी में जन्मी हुई थी । करोडो लोगो 
ने सीमाएँ पार की, घर टूटे, जिन्दगियाँ तहस-नहस हो गई, मानवीय 


अ्ग्रेजी ४७३ 


मूल्य परो तले रौदे गए, फिर भी यह एक महान्‌ समत्कार हे कि भारत 
जीवित रहा | ३० जनवरी, १९४८ को जो अमानवीय घोकपूर्ण घटना 
घटित हुईं, उसमें से भी, देवी चमत्कार कहे कि भारत जीवित रहा । 
भारतीय साहित्य १९४६-४८ के इन ग्राघातों से पूरी तरह मुक्त नहीं 
हुआ है कत्ल किये हुए निरीह लोग, महात्माजी की झहादत मार 
इन घटनाओो के बाद अ्रपमान, दु सर, घोर निराजा आदि आते गए, श्रोर 
जो लेखक इन सवमे से जीवित रहे, उन्हे इस मारे ग्रनुभव को कला के 
माध्यम से व्यक्त करना अत्यन्त कठिन जान पडता है । 

महीने बीतते गए, वर्षों पर वर्ष उसी एकरस नियमितता से बीतने 
गए, मन्त्रिमण्डल बदले, नई राजनेतिक पारटियाँ ग्राई, कण्ट्रोल और छि- 
कण्ट्रोल श्रांसमिचौनी खेलते रहे, देश योजनाओ के साथ खेलता रहा । 
रचनात्मक लेखक को यह लगा कि हल्के-गहरे व्यग, परिहास, 
सुखान्त नाटक, प्रहसन, खडन, मेलोड्रामा आदि के लिए तो पर्याप्त 
सामग्री उसके पास है, परन्तु सम्पूर्ति के महाकाव्य, श्रथवा प्रणसा के 
भाव-गीतो के लिए सामग्री कहाँ है ” सब ओर एक तरफ से, प्रयत्नों में 
पीलापन, मृत्यु का निरतर हास दिखाई दे रहा है, देश के लोगो में 
एक नई तरह का स्वार्थ-पोपण और अपना ही महत्त्व वढाना वढ रहा 
है, जिसका कि शखनाद है, “चलो दिल्ली । ग्रात्म वचना ने विस्तृत 
राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया है। यद्यपि पडित नेहरू देश और विदेश के 
ग्रादर और प्रणसा के उचित पात्र हे, फिर भी अ्वसरवाद और 
साहसिकता की गबितियों के सामने वे भी मानो गक्तिहीन हो गए हे । 
ये अभ्रवसरवादी और अतिनाहसिक शवितयाँ स्वतत्रता के साथ मानों 
खुलकर खेल रही हे । विश्वविद्यालय, जो कि देश को उचित मार्ग 
दर्गन कराते, मानों सबसे बुरे अपराधी वन गए है, इनके ऊपर ऐसे 
छोटे दिलों के लोग हावी हो गए हूं, जिनकी द॒प्टि में स्वतत्न निन्‍्तन 
या रचनात्मक मूल्यों का कोई महत्त्व नही है । 

दूसरी ओर पचवर्षीय्र योजनाओं की प्रगति के सावउन्‍याथ ऐसे नी 


साहित्व 


| # 


॥ 


रतीव सा 


चर 
हि हब] 


आज का भ 


> 
ज्चा। 


[० 


न्‍सष्णपररापयात- कैननाआट-+ननपपटक, 


क्थ्गि जात | साहित्ण श्रका 








 »-म 


चल 


प्र्ण्न्न 


ञ्ँ 


4] 
ध्रव्ाह्रिन बैठना कमी रा... 
अ्रदाहनत 


ण्र्द् 


कट हि पिंक हि 
डिक हि, । मे ट हि ८ फिट 
हछ स्् (५९! ५ हि गए गट कि 
कट हि 0 गए  हिय 5 5 ८ 
णग्क > की क  न ह प क 
पं 2 फि, बा पक कक 6 एप | जि 
सछिति 6 हक हि न ः हि है 
# (ते दि 9 पट के हि हि 

$ पा ६२ ॥९ हर [दर दि हज की हुई, पा बहा आफ 
| पक पल धिएि डी नि ही जि 
५६ 47 हि ग्र ि ' बह पं. (टू व 0६ 
6 पं |४८ दै दी ि हि कि फ्िः ८ ६३ 

। पु च्क प्ि कट 
रे पर 5६) | *। थक [] ा ॥./ # ष्र फ्रि 8 [शव 
कि हि मि मि फ पे ए >> ५5 #: 
मन ते की > हि हित गि के हिरण हि 
नो के 0 हे ५ फट ना हे 6 शी 

'छ आशा 
ठेस पि ।ो हि 0 हि वाह गाए हि ए /# 
।.9.4 थक आए की 3 
(९ 5 भी ि (्ः र्डि हर । कु | | 
है ही का ७ हि ः [४ ६ कील (हि प् 
0 « 3 प्‌ 
0 एल रबी हट भा० हि ० । ७ पर 
[थ |) हर 7 ्प ३. [55 दि हि ध्य (एः ही 
॥ भें! 0 हल चिप फ ए ट 
> हक दर हि 6 पी हि शिलनिएण हि 
पल ५ 0 पक ० प्रा प्र | व्ट 
गन ह के 4 | ए 32 । बीज न धणक॥ 
प ४ रे पा ए 7 | 0 ॥७१ (9 के 
४8७ 4 हल -य छा | ध्थ कक 
७ एफ कफ 4६  ॥# 6 ० तह 
_ ६१. ॥०४/ | 
(कर, चल | 2 


हि 


साधन 
पत्रनानता 
हटा 
निर्माय ४ करतजलकक 
चिष्न 

कक क््ग £- मा 
हाता हूं, 
घछनन्‍्ददा नो 
जिनसे 
अनसनस 
&९..45. 
विन्न9 
लेखक 
कि प्रोफ़ेसर 
हि हैं| साहस 





आवार 


स्वप्नों 


कल 


ग्रमतपूर्ण 


म 


अपने प्र 


फिर से 


मे 
है ०7 व्रत 
अग चअनक्कार उत्तत्त किया। अप 


क गया, कनी 
>नुत्यवान की कया इनके अ 


५ 


का 
इससे डशिले 


अकलयननननकानन, 


# 
कला काम 
ने 











अग्रेजी ४५५ 


है | मगर श्री श्ररविन्द ने उसे एक रहस्यवादी रग ओर उदात्तता प्रदान 
की है, और कदाचित्‌ भावी त्ञाहित्यक इतिहासकार 'पैरेडाइज लास्ट के 
वाद इसे अग्रेजी का सबसे बडा महाऊाव्य कहेंगे। 'दि फ्यूचर पोयट्री' 
नामक उत्तम आलोचनात्मक गद्य में श्री श्ररविन्द ने करीव ४० वर्ष पूर्व 
भावी कविता के विस्तृत क्षेत्र पर विचार किया था। यदि कविता का 
आ्रादर्श आत्मा से आत्मा की बातचीत है तो म॑भली बाधाएं जितनी ही 
कम होती जायँगी , कविता का परिप्रेषण उतना ही उत्तम होगा | इसके 
पहले कि वृद्धि कल्पना-चित्रो को विइलेषित करे, वाक्यो की घव-परीक्षा 
करे, या व्याकरण का व्यायाम शुरू करे, काव्योद्गार पहले ही क्षण में इस 
प्रकार से श्रभिव्यजना कर चुका होता है जैसे कि कोई स्वर कानो को 
छू दे, प्रकाण किसी वस्तु को व्याप्त कर छे या कि मन्न आ्ात्मा में पैठ 
जाये । कविता के गब्द विचारों के परिवर्ती शार्टहेंड नही होते, वल्कि 
वे रचनात्मक जीवन की चिनगारियाँ होते हे । श्रग्नि-परीक्षा द्वारा 
अलौकिक काव्यमय शब्दो को पुन -पुन गढना नई कविता के लिए चुनौती 
के समान है । सावित्री की रचना के पीछे यह महान उद्देश्य था--दिंव्य 
जीवन (लाइफ डिवाइन) को पृथ्वी पर भ्रवतरित करने की वात को 
कविता के माध्यम से मुखर करना। इस कविता मे ज्ञान का निर्मल 
सयमित प्रकाश, ऊर्जा का व्यापक भाण्डार और रचनात्मक जीवन की 
महान लय छिपी हुई है।इस कारण इस कविता को सचमुच “पृथ्वी 
की ज्योति और फिर भी देवताओं का स्वर्गीय दूत” कहा जा सकता है | 

श्री अरविन्द के भ्रतिरिक्त उनकी प्रेरणा से जो भौर लेखक भ्राये, 
उन्होने भी नई आध्यात्मिक कविता की धारा को बढाया। के० डी० 
सेटना के 'दि ऐंडवेंचर ऑफ दि एपोकेलिप्स' (१९४९), उनकी पहली 
पुस्तक 'दि सिक्रेट स्प्लेडर' के समान ही उनकी अ्रलौकिक श्राध्यात्मिक 
सत्य की अ्रनुभूति का स्पप्ट वर्णन है । दिलीप कुमार राय की 'भ्राइज भ्राफ 
लाइट' (१९४८) में एक लम्बी दार्शनिक कविता मिलती है जो कि 
भागवत की प्रह्लाद को कहानी पर आाश्चित है । उनके कई गीत “योग 


४५६ आज का भारतीय साहित्य 


की प्रेरणा से लिखें गए हैं, जिनमें निरन्तर चमत्कार का रूप अ्रभि- 
व्यंजित है। तीरद बरन के सव-ब्लासम्स' (१९४७) में 'भावी कविता 
के विकास के धीमे-धीमे खुलनेवाले मार्ग के सुनिश्चित सोपान का 
वर्णन किया गया है। नलिनी कांत गुप्त ('टु दि हाइट्स'), निशिकांतो 
(“ड्रीम केडेंसेज़'), पुञ्जलाल ('रोज़ेरी' और “लोटस पेटल्स ), पृथ्वीद्ध 
('रोमेन और तेहमी') इत्यादि और कुछ कवि हैं, जिनकी मूल प्रेरणा 
श्री अरविन्द हें। रहस्यवादी कविता, जैसा कि ऊपर वर्णित है, किसी भी 
प्रकार पलायंनवादी नहीं हैं। सच्चा रहंस्थवाद, वस्तुतः, किन्‍्हीं भी ऐसे 
युग-दोषों के लिए उत्तम सुधार का काम करता है, जिनके मूल्य और 
स्तर वाह्मतः खो गये हों। फिर से जमीन की और लौटना--सब चीज़ों 
के मूल्य और बीज की श्रोर छौटना--पुननंवीकरण का उत्तम मार्ग है। 
अरविन्दवादी कविता की धारा का मुख्य उद्देश्य, मंत्र के रूप में, आज 
के अस्पष्ट निराश वर्तमान में से ही नवीन मानव” और तवीन विश्व 
के स्वप्त का निर्माण प्रस्तुत करना है। 

कथा-साहित्य में भी एक आध्यात्मिक रुकान के दर्शन होते हे 
जैसाकि दिलीपकुमार राय के एक श्रसामान्य उपन्यास “दि अपवर्ड 
स्पाइरल' में देखा जा सकता है। यह उपन्यास आकांक्षा और उपलब्धि 
की प्रक्रियाओं पर एक कल्पताशील निबन्ध है। और यधपि विचार- 
विमशश गूढ़ हो गया है, फिर भी अन्‍्तनिहित यौगिक लक्ष्य भलीभाँति 
सिद्ध हो सका है। दूसरी ओर राजनीतिक स्वाधीनता, नवीन राष्ट्रीय: 
चेतना, पिछली दशाब्दी में प्रादेशिक भाषाश्रों की प्रगति आ्रादि 'तथ्यों के 
कारण श्रंग्रेजी में भारतीय-लेखन की मात्रा अथवा गुण में कोई विशेष 
कमी नहीं हुई है। कदाचित्‌ किन्‍हों क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रचलन कुछ बढ़ा 
ही है! स्वाधीनता, विभाजन, योजना ने हमारे यूग में यत्नशीलता कीं 
एक विशेष हलचल पैदा की है । हमारा यह यूग अपनी उत्तेजनाओं, 
उत्कंठाओं और उपलब्धियों तथा अ्रसफलताग्रों, निराशाग्रों और 
तिरस्क्ृतियों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। रचनात्मक लेखक 


अग्नज़ो ४० _ 


और विद्येपकर उपन्यासकार के लिए उह् निध्चय ही एक प्रक्नार 7 
झ्ामत्रण ह--साथ ही एक हनोती और एप स्वर्णिम प्रवसर भी 
बूप में जिस तरह अकेस्मात फहार पड़े ब्रौर कोई उसमे पत्रइने का 
कर, कुछ-कुछ वसा ही ह--अत्तीत की दीछे सृप्रप्तावस्पा से उ%5 
हमार राष्ट्र के वह रगी स्वल्प को लेखनीठन करने का प्रय्॒त्त ' हमप्री 
उपलब्धियों के महाकाव्य कौन रखेगा हमारे श्रम-उच्यम के «न वात 
गूजाएगा हमारी आत्मवचना के व्यग्य और जसफनताओं थे 7न्ण 
थोक-गीतो को कौन मूखरित करेगा ? 

वीनती गताव्दी के तीसरे दगक में ओर चौथे दशक के प्रारभ म 
जिन कवाकारों को स्याति मिली, उनमें से कुछ--जेंसेकि आनद और 
नारायण ने अपनी रचनात्मकता झ्रौर लोकप्रियता को अक्षुण्ण बनाए 
रखा, और भवानी भट्टाचायं, कमला मार्कण्डेय, खुणवन्तसिह, जान्‍्ता- 
रामाराव, नुधीन घोष तथा भ्रन्प नव्गगन्तुको ने समकालीन साहिन्यिक 
क्षेत्र में अनिधय उत्माह और आजा का वातावरण निर्मित क्या हे । 
इसमे संदेह नहीं कि स्वाबीनता-सम्राम के कारण इन अपेक्षाइत 
नए लेखको के कथा-प्रयोगो को प्रमुखता मिली, विगेपषकर वेण चिताले का 
“इन ट्राजिट' (१९५०१), स्वाजा अहमद अव्यास का 'इकिलाब,' भवानी 
भट्टाचार्य का 'सो मेनी हगसे (१९४८), कमला मार्कंण्डेय का 'सम 
इनर फ्यूरी' और खुशवन्तसिह का 'ट्रेंन टु पाकिस्तान! उल्लेखनीय है । 
लैम्बंट मैंसफैरेनहन के उपन्यात्त 'सारोच्रग लाइज माई लेड' में पुतंगाली 
शासन के दमन-चक्र से गोवा के मुक्ति-सघर्य की कथा है। अन्य समसा- 
मग्िक उपन्यथासों में ग्राम-जीवन, नागरिके-जीवन की नफासत, साधन- 
सपन्‍नो और सावनहीनों के बीच संघर्ष, पश्चिम और पूर्व के बीच 
वाह्मन दिखाई देने वाली खाई, तथा परपरा और विद्रोह की परस्पर 
विरोधी गवितियों का सधर्ष का दिदर्शन कराया गया है ऊुछ अन्य 
उपन्यासों में काल्पनिकता छा झमी सफल प्रयोग हृआा है, जैसे कि 
परुपोनम त्रीकमदान ने एक रोचक कबवावस्नु का निर्माण इस वत्पना 


» थी 
१५ 


5 <| 


ह््ड । 
+॥ 


४५८ ध्राज का भारतीय साहित्य 





[ सिर दूसरे के गरीर में लगा 








बरमीलियन छोटठ, ऐंड गैजेल्स लीपिय! तथा 
द्व उ्ेम आफ द फ़ारेस्ट' में एक प्रकार की प्राच्य विलक्षणता है, जो 


कि विख्यवस्तु की सूध्मता और तत्त्व की तरलता के वावजूद, नचिकर 
ज्ञात अतिरि 








इा० भवानी भद्ाचार्य के तीन उपन्यासों सो मेनी ” म्वजिक 
फार मोहिनी' ओर "ही हू राइइस ए टाइगर (१९५४)--ने उन्हें 
एक रचनात्मक कथाकार 


के नाते मुप्रतिप्ठित कर व्या है। 'तो मेनी 

में बंगाल का निर्मम, यवाय्थवादी चित्रण है, और 
बह उपन्यात्त विब्वभर में लोकप्रिय सिद्ध हुआ .है। “म्यूजिक फार 
मोहिनी' में मोहिनी नामक एक ब्राह्मण युवती की सवेदनाभील कथा 
विद्वान पति जयदेव के साथ अपना विवाहित जीवन सफल 
बनाने की त्रेप्टा करती है। 'ही हू राइट्स ए टाइगर' की पृष्ठभूमि भी 
दुर्मिक्षत्रक्त वगाल ही है छेकिन उसका स्वर किचित्‌ हलका-फुलका है 


| ८ ॥|४ 
9॥ ४ 
/| 
ञ्य 
न्थ्प 
ब/ 
हा - 








और नमाज के प्रति कालो के व्यावहारिक मजाक विशुद्ध आरनददायक 
हे । कलकत्ता में जीवन की गति, नागरिक व्यावियाँ ओर नफासत- 
नजाऋत, सानूहिक आदोलनो और आवेगो का दवाव--इन सभा चाजा 
ने मिलकर उक्त सक्को एक विशेष गृण से युक्त कर व्वा है। 


उपन्यानकार के 


तै| 


३ १। 
नव] 
श्र 
| 


रूप में श्री भद्ाचार्य में अनंक्र विभपताएँ लक्षित होती 
व्यग्यात्मक परिहास, सामाजिक वैतना, चरित्रा को छतिया 
बोठ, भर इस सबसे अधिक दुख और यातना के सभी स्वरूपों 


प्रत्ति अप्रतिह्त करणा । 





जि|६ 
॥ हे 

व्यय! 

.। | हक 


| 


ह 


भग्रेजी दर ५ 2 


कमला मार्केष्डेय के 'नेकटार इन ए सीव' और 'सम नर पर्या ! 
(१९५६) को पढ़कर स्वर्गीय के० एम० वेकट्स्मणि के क्रमण मर- 
गन द टिलर' श्र 'कदन द पैट्रियाट' का स्मरण हो आ्राता ह। नेक- 
टार इन ए सीव' ग्रामीण लोगो की कथा है ग्र्थात्‌ उन लोगो की करण 
कथा, जो कि ओद्योगिकता और आधुनिक टेकनालोजी के प्रभाव म 
पंडकर नितान्त अ्सहाय जीवन बिताने को विवश हो गए हे लेमिन 
वर्णनकर्ता-नाथिका रुक्मिणी का सशवत अकन हुग्ना है और वह 5 ख- 
प्रस्त जननी के रूप में प्रकट हुई हे। 'सम इनर प्यूरी' का कथानव 
और भी कठिन है, इसमे अगस्त, १९४२ के 'करो या मरो आ्रान्दोलन 
की पृष्ठभूमि में, एक अग्रेज़ के प्रति एक भारतीय युवती का प्रम 
दिखाया गया है | 'सम इनर प्यूरी' राजनीति-सबधी एक दुखान्त 
उपन्यास हे, उसी प्रकार ज॑से कि पूर्वोक्त उपन्यास भारतीय आथिक 
जीवन का एक दुखान्त चित्र था, लेकिन दोनो के ही प्रमुख चरित्र 
आ्िक एवं राजनीतिक दुर्भाग्यो की विभीषिका का डटकर सामना 
करते है श्लौर मनुष्य की अजेय वृत्ति को पुनर्स्थापित करते है । कमला 
मार्कण्डेय की प्रतिष्ठा का सुदृंढ भ्राधार है--उनका विशुद्ध एव साकेतिक 
गद्य । 

जानता रामाराव का प्रथम उपन्यास 'रेमेम्बर द हाउस' अत्यत 
आजाप्रद है। बाला नामक लडकी का विकास इस उपन्यास में दिखाया 
गया है भर जंसे-जेसे जीवन के नए-नए अवसर उसके सम्मुख श्राते हे, 
उसकी चेतना भी विकसित होती जाती है। लेकिन अ्रसफलता श्रौर 
स्वप्न-भग से भी वह उतना ही लाभ उठाती है, जितना कि सफलता 
और आत्मतुप्टि से । रोमास उसे श्राक्षप्ट करता है, पर वास्तविकता 
कदमों को वाध देती है। नवीनता चित्ताकर्पक ज्ञात होती है, छेकिन 
परपरा से छुटकारा पा सकना भी ब्रासान नहीं है। नयनतारा सहगल 
ने पहले 'प्रिज़न ऐंड चाकलेट केक' (१९५४) नामक एक रोचक आत्म- 
कथात्मक पुस्तक लिखी थी भ्ौर भ्रभी हाल में ही, उन्होने स्वाधीनता- 


४६० आज का भारतीय पा हित्य 


पूर्व वर्षों के सवध में 'ए ठाइम टू बी हैपी' (१९५७) नामक उपन्यास 
प्रकाशित किया है, इंसमे शैवाल-परिवार और सहाय-परिवार दो विशिष्ट 
वर्गों के समान है और एक यूग का चित्र होने के साथ-साथ यह उपन्यास 
एक ग्रच्छी कथा भी है। झआनदलाल के उपन्यास 'द हाउस आफ 
भ्रादमपुर' मे १९४७ से पहले के दिल्ली भ्रौर सामान्यत पजाब के 
अभिजात' जीवन का पर्दाफाश किया गया है। उस समय परस्पर 
विरोधो के बीच घर के लोग एक में रहते थे, वे भिन्‍न-भिन्‍न ससारो मे 
विचरण करते थे श्रीर भीषण भ्रसतोष उनके भीतर घुन की तरह लग- 
कर उन्हें खाए डालता था। दूसरी श्रोर, एम० वी० राय शर्मा का 
द स्ट्रीम' एक अज्ञात व्यक्ति गोपालम्‌ की कथा है, जो किसी कदर 
हार्डी के जूड की भाति, दो औरतो के बीच मे पड जाता है और उनमे 
से किसीके भी साथ सरलतापृर्वक सतोषप्रद सबंध नहीं स्थिर कर 
पाता । एस० वाई० क्ृष्णस्वामी के 'कल्याणीज हस्बेड' (१९४७) में 
भी हार्डी के 'द वुडलेडर्स' के फिट्जपायर्स की ध्वनि मिलती है। इसमे 
सदेह नहीं कि कल्याणी के पति शेखर का चरित्र रोचक है, पर वह 
वास्तविक नही ज्ञात होता । शेखर के चरित्र से हमे माइलापुर के एक 
अन्य पतनग्रस्त श्रीसपन्‍न चरित्र 'केदरी' का स्मरण हो आता है, जिसका 
कि चित्रण वेकटरमणि ने अपने 'मुरुगन ट टिलर' में किया है, लेकिन न 
तो माइलापुर की स्थानीय प्रतिभा के उद्घाटन मे भ्ौर न नायक के 
जटिल अन्तविरोधों के प्रकटीकरण में ही क्ृष्णास्वामी भ्रपने पूववंगामी 
उपन्यासकार की भाति सफल हो सके हे । 

खुशवन्त सिंह का 'ट्रेन टु पाकिस्तान' (१९५६) एक विशिष्ट 
उपन्यास है--वह उस नारकीयता का भयानक चित्र उपस्थित करता है, 
जोकि भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के अवसर पर पजाब मे खुलकर 
सामने आई थी। देश का दो भागों में मनमाना विभाजन कर दिया 
जाना एक अशुभ कार्य था और इस अशुभ का परिणाम और भी अशुभ 
हुआ । जातीय भेदभाव का विप एक बार डाल दिए जाने के बाद, यह 


अंग्रेज़ी... ४६९ 


स्वाभाविक ही था कि उसका असर फैला और अपार जनसमूह उसके 
कारण नष्ट-अ्ष्ट और विध्वस्त हो गए । अपराध-प्रतिशोध और भी 
अधिक अपराध । क्या यह सिलसिला अनन्त था ? नहीं, मनुष्य का सहज 
स्वभाव प्रेम है, घुणा नहीं, और तूफ़ान का जोर खत्म होने के वाद, 
आखिरकार शांति स्थापित होती ही है। जगतसिह नामक गुंडा एक 
मुसलमान लड़की, नूरन को प्यार करता है और स्वयं .सिक्ख 
होते हुए भी वह अपनी जान की बाजी लगाकर उस ट्रेन की रक्षा 
करता है जिसमें उसकी प्रेमिका सहित कितने ही अन्य मुसलमान 
शरणार्थी भारत से पाकिस्तान को जा रहे थे। खुशवन्त सिंह एक रूमान- 
विरोधी कलाकार हैं और असत्य तथा पाखंड को कतई सहन नहीं कर 
सकते, खासतौर से उस दशा में जबकि ये वुद्धिमानी और ईमानदारी के 
जामे में सामने आते हों । इस विशेषता के दर्शंश न केवल उनके “रक्त 
और आंसू' वाले इस उपन्यास में वल्कि 'द मार्क श्राफ़ विष्णु” में भी 
मिलते हैं ज॑ कि उनकी कहानियों का संग्रह है) ईइवरन का पेल्टेंड 
टाइगर्स' हाल में ही प्रकाशित एक और उल्लेखनीय कहानी-संग्रह है। 

उपन्यासों और कहानियों का प्रकाशन दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा 
है, क्योंकि पत्रिकाओों को इनकी श्रावश्यकता प्रतीत होती है और पाठक 
इनके लिए श्रातुर रहते हैं । इसके भ्रतिरिक्त, श्रमरीकी और अंग्रेजी 
प्रकाशक भी प्रंग्रेज़ी भाषा में भारतीयों द्वारा लिखित भ्रच्छे कथा- 
साहित्य को बढ़ावा देने के प्रति उदासीन नहीं हें । छेकिन सुलिखित 
उपस्यास-कहानी तथा जबरदस्ती लिखे गए कल्पनात्मक कथा-साहित्य में 
अन्तर तो रहता ही है। सच तो यह है कि उपयुक्त उपन्यास किसी ने 
किसी रूप में उत्तेजक-और संतोपदायक भले ही हों, किन्तु उनमें से 
किसी में भी हमारे स्वाबीनता-संग्राम का अनुपम रचनात्मक संपुर्णता 
के साथ समावेद्य नहीं हो सका है। श्रतः कोई भावी उपन्यासकार द्दी 
उस प्रकार को महान गद्य-रजना हमें दे सकेगा, जैसी कि टालस्टाय की 
वार ऐंड पीस” है। बहुत-से लोग लिखेंगे, तभी उनमें से कुछ उभर कर 


४६२ भ्राज का भारतीय साहित्य 


सामने आएगे । वहरहाल, इडो-ऐग्लियन कथा-साहित्य का भविष्य तब 
तक सुरक्षित है, जव तक कि ऊपर बताए गए उपन्यासकारों भौर कहानी- 
कारो के सदृण लेखकगण इस माध्यम की भोर श्राक्ृष्ट होते रहेगे। प्राची 
ओर प्रतीची का अ्रथवा नवोन्मेप और परपरा का सधर्प--अ्रर्थात्‌ वह 
सधर्प जो विभिन्‍न स्तरों पर दिग्दशित किया जा सकता है, एक नि शेप 
विपय है और निव्चय ही अतीत की भाति भविष्य में भी कथाकार और 
नाटककार दूसरी भोर श्राक्ृप्ट होते रहेंगे । 

यह सर्वेक्षण समाप्त करने से पूर्व, भारत की अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं के 
विपय में भी दो धन्द कहना समीचीन होगा । हमारे राष्ट्रीय पुन्जागरण 
के प्रारभिक काल में, 'द हिन्दू (मद्रास) और “अमृत बाज़ार पत्रिका' 
(कलकत्ता) जैसे पत्रों ने क्रम स्व-शासन के मसके पर जनमत वनाने 
और सग्रह करने के कार्य में महत्त्वपूर्ण योग दिया था। यह देखकर 
सतोप होता है कि श्राज भी वे विकासोन्मुख राष्ट्रीय सस्थाएं है । एक 
जमाने मे, जो भ्रन्य पत्र अत्यत प्रतिप्ठित एवं प्रचलित हुए थे, यथा 
'इन्दुप्रकाअ (वम्बई), और “वदेमातरम (कलकत्ता), वे श्रव अतीत 
की वस्तु वन चुके है । जिन राष्ट्रीय नेताओं ने अपने-अपने समय मे, 
अपने विचारों की सावंजनिक अभिव्यव्रित के लिए पत्र-पत्रिकाओों को 
माध्यम वनाया, उनमें से प्रमुख हैं : श्री श्ररविन्द ('वन्देमातरम” भौर 
'कर्मयोगिन'), लाजपत राय (द पीपुल), सी० आर० दास (फारवर्ड), 
गाँवी जी (यंग इडिया' और “हरिजन”), सी० बाई० चिन्तामणि 
(द लीडर”), पट्टाभि सीतारमैया (“जन्मभूमि'), सुभाप बोस 
('फारवर्ड ब्लाक'), एम० एन० राय (/इडिपेन्डेन्ट इंडिया” और 'द 
माक्सियन वे), लोकमान्य तिलक ('द मराठा”), आचार्य कृपलानी 
('विजिल”) और के० एम० मुणी ('द सोजल वेलफेयर”) | हमारे 
अपने समय में, 'द हिन्दू, 'द पत्रिका, 'इडियन एक्सप्रेस', हिन्दुस्तान 
ठाइम्स,' वाम्बे क्रानिकल', भ्ौर 'नेगनर हेराल्ड' ही नही, वल्कि पिछले 
काल के तथाकथित ऐग्लो-डडियन पत्र--'टाइम्स श्राफ इंडिया, 


अग्नेजी ४६३ 


स्टेट्समैन', और 'मेल' भी - श्राइवर्यजनक रूप से भ्रपते भ्रापको 
भारतीय गणराज्य की परिवर्तित परिस्थितियी के भ्रनुरूप बना सके हे, 
और वे सभी पत्र, पत्रकारिता का अ्रच्छा स्तर कायम रखकर झौर 
प्रन्‍नो पर सामान्यत प्रगतिशील और अखिल भारतीय भ्थवा राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से विचार करके सार्वजनिक सेवाकार्य में सलग्न हे । सदा से 
लोकप्रिय एक 'इलस्ट्रेटेड वीकली” को छोड़कर, सप्ताहिक पत्रों में से किसी 
की भी स्थिति दैनिको की भाति सुदृढ नही है, गोकि एक समय ऐसा भी' 
था, जब 'इडियन सोशल रिफार्मर' भर 'द सर्विेत्ट श्राफ इडिया' जेसे 
पन्नों की देश में बडी प्रतिष्ठा थी। फिर भी, 'माई इडिया” (बंगलौर), 
'थाट! (दिल्ली), 'स्वराज्य' (मद्रास), और 'हैडिकल ह्,मैनिस्ट' 
(कलकत्ता) जैसे कुछ पत्र भ्राज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन में उपयोगी 
काय सपन्‍न कर रहे हे और, यथावश्यक, 'अल्पसख्यको” के दृष्टिकोण 
को स्पष्टता भर शक्ति के साथ प्रस्तुत करते हे । मासिक पत्रिकाए भी 
है, जिनकी कठिनाइया ससार के प्रत्य भागो में प्रकाशित मासिक 
पत्रिकाओ-जैसा ही है । 'कलकत्ता रिव्यू, "मान रिव्यू" भौर “इडियन 
रिव्यू” दीघंकाल से उपयोगी कार्य करती भ्राई है, 'प्रबुद्ध भारत, विदान्त 
केसरी” और 'मदर हृडिया' का स्तर अच्छा बना हुआ है लेकिन उनका 
रुफान वेदान्त और श्रध्यात्म की भ्रोर विशेष है। 'द श्रार्यंन पाथ' 
लगभग ३० वर्षों से सच्ची और उत्तम सेवा करता रहा है। वह शाश्वत 
मूल्यो और सत्यो के प्रचार-काये मे संलग्न रहा है भर श्रपने समीक्षा- 
स्तम्भ के द्वारा इस पत्र ने देश में पुष्ट आलोचना-परपरा निर्मित करने 
का भी प्रयत्न किया है। त्रैमासिक और पाक्षिक पत्रो का उल्लेख भी 
मभे करना ही चाहिए, जैसे “'विश्वभारती क्वार्टरली', 'क्वेस्ट' (बंबई) 
'ऐडवेन्ट' (पाडिचेरी) भौर 'लिटरेरी क्राइटीरियन (मेसूर) । इनके 
प्रतिरिकत “विद्धत्तापूर्ण' पत्रिकाए भी है, जिनका प्रकाशन विश्वविद्यालयों 
अ्रथवा अन्य विद्वत्‌-सभाझो द्वारा किया जाता है। ये पत्रिकाए भी 
अपनी ख्याति के भ्रनुरूप स्तर बनाए रखने का यत्त करती हे । 


४६४ | आज का भारतीय ग़ाहित' 


कविता हो या नाटक, उपन्यास या कहाती, इतिहास या जीवनी, 
वाबनिक या राजनीतिक ग्रंथ, वक्‍्तृत्व-कला या पत्रकारिता--अंग्रेज़ी में 
भारतीयों का लेखन कहीं भी हास अथवा समाप्ति की स्थिति में नहीं 
दिखाई देता । निस्संदेह इंडो-ऐंग्लियन साहित्य भ्रपनी निजी दुष्टि श्र 
स्वर के साथ, श्रत्य समसामय्रिक भारतीय .साहित्यों की ही भांति, 
विकसित होता रहेगा । वह क्रमश: शक्ति ग्रहण करता जाएगा भर 
हमारे नए राष्ट्र और तवजीवन के--वस्तुतः आ्राधुनिक राष्ट्र और 
प्रगतिशील जीवन के निर्माण में सहायक होगा । यही नहीं, वह राष्ट्रीय 
पुरर्नागरण और भत्तर्राष्ट्रीय शांति-सद्भाव के कार्य में भी प्रति- 
श्रुत होगा । 


अंग्रेज़ी (इंडो-ऐग्लियन) पर चुने हुए संदर्भ-ग्रंथ 

इंडियन राइटसं श्राफ़ इंग्लिश वसं--लतिका बसु, १९३३ 

ऐन ऐन्थालोजी झ्राफ़ इंढो-ऐग्लियन दर्स--ए० आर० चिडा, १९३५ 

इंडो-ऐग्लियन लिट्रेचर -के० आर श्रीनिवास आयंगर, १९४३ 

लिट्रेचर ऐंड आधरक्षिप इन इंडिया--के० आर० श्रीनिवास 
आयंगर, १९४३ 

इंडियत कांट्रीव्यूशन टु इंगलिश लिट्रेचर--के० आ्रार० श्रीनिवास 
आयंगर, १९४५ 

इंडियन मास्टर्स आफ़ इंग्लिश--संपादक : ई० ई० स्पेट, १९३४ 

इंडियन शार्ट स्टोरीज--संपादक : इक़बाल और मुल्कराज प्रानन्द, 
१९४७ - 

कलेक्टेड पोएम्स ऐंड प्लेज़--श्री प्ररविदों, १९४२ 

द महाभारत ऐंड द रोमायण--प्रार० सी० दत्ता; (एवरीम॑न्स 
सीरीज) की '' 

ऐन्शेंट लीजेन्ड्स ऐंड बेंछडस भाफ़ हिन्दोस्तान--तोरुदत्त, १८८२ 
द सेप्टर्ड फ़्तुंट--सरोजिनी नायडू, १९४५ । 

आ-२६ 


श्रग्नेजी ४६५ 


कलेक्टेड पोएम्स ऐंड प्लेल--रवीन्द्रनाथ टैगोर, १९३७ 
आ्राटोबायोग्राफी--जवाहरलाल नेहरू, १९३६ 

डिस्कवरी आफ इडिया--जवाहरलाल नेहरू, १९४६ 

इंडियन फिलासफी--एस ० राधाकृष्णन, १९२८ 

ईस्टर्न रेलीजन्स ऐड वेस्टर्न थाट--एस० राधाकृष्णन, १९३९ 
कलेक्टेड व्स--स्वामी विवेकानन्द (अद्वैतआ्राश्रम सस्करण ) 


परिशिष्ट १ 


लेखक-परिचय 


?, असमिया--डॉक्टर बिरिचिकुमार बरुश्रा एम० ए०, पी- 
एच० डी० (लन्दन); उपनाम--बीना बरुभ्रा, कल्पना बरुआ। जन्म- 
वर्ष और स्थान--१९१०, नौगाग (असम) । रचनाएँ, अग्रेणी मे--- 
असमीज लिटरेचर' (१९४४), 'ए कल्चरल हिस्ट्रो श्राफ भ्रेंसम' 
(१९५१), 'स्टडीज इन अर्ली मेंसमीज लिटरेचर' (१९५३), तथा 
अ्रसमिया मे--अकिया नाट' का सम्पादन तथा “जीबनर बाटत' 
(१९४५) , 'पट-परिवर्तन! (१९४८) , 'अ्रसमिया भाषा अरु सस्कृति' 
(१९४७) इत्यादि । उपन्यासकार और आलोचक, गुवाहाटी विश्व- 
विद्यालय में यूनिवर्सिटी क्‍्लासेज के प्रमुख । साहित्य श्रकादेमी की 
अ्समिया परामशेंदात्री समिति के सयोजंक । पता गुवाहाटी 
(असम ) । 

२. उडिया---डॉक्टर मायाघर मार्नसह एम० ए०, पी-एच०डी० 
(डरहैम), सपादक 'शोडिया विश्वकोश', उत्कल विश्वविद्यालय; जन्म- 
वर्ष और स्थान--१९०५, नदला (पुरी) । रचनाएँ, उडिया मे-- 
(काव्य) 'कमलायन', “धृप,' 'हेमशस्य, 'पुजारिणी', "जेमा, 'साधव- 
भिया,' 'कृश”, (गद्य-ग्रथ) शिक्षा, शिक्षक झ्रो शिक्षायतन', पश्चिम 
पथिक,' 'साहित्य ओ समाज, 'कवि ओो कविता, (बुद्ध, और 
'अन्वेषण” । कवि और आलोचक, “कालिदास और शेक्सपीयर' के 


लेखक-परिचय ४६७ 


तुलनात्मक अध्ययन पर अग्रेजी में प्रबध । साहित्य भ्रकादेमी की उडिया 
परामशंदात्री समिति के सयोजक । पता कटक। 

३ उर्दु--डॉक्टर रुवाजा श्रहमद फारूकी एम० ए०, पी-एच० 
डी० (दिल्ली), दिल्‍ली-विश्वविद्यालय मे उर्दू विभाग के अध्यक्ष । 
जन्म-वर्ष और स्थान--१९१७, बछराँव (म्रादाबाद, उत्तर प्रदेश) । 
रचनाएँ, उर्दू मे--'मीर तकी मीर' (साहित्य भ्रकादेमी द्वारा पुरस्कृत) , 
'उर्दूं मे खतुृत', 'शौक लखनवी”, 'बलासिकी भ्रदब” | आलोचक । पता 
दिल्ली । 

४ कम्नड---प्रो ० वि० कृ० गोकाक, एम ०ए० (आवक्सफर्ड ) एलिस 
स्कालर तथा विल्सन फिलौलाजिकल लेक्चरर (बबई विश्वविद्यालय) , 
सप्रति प्रिसिपल, धारवाड कालेज, धारवाड । जन्म-वर्ष और स्थान-- 
१९०९, सावनूर (धारवाड) । रचनाएँ, अग्नरेजी मे--'दि सॉग आफ 
लाइफ' (कविताएँ), 'दि पोएटिक अप्रोच टू लेग्वेज” (भ्रालोचना) , 
कन्नड--कलोपासक' (१९३४), 'समुद्र-गीत' (१९४०), “जीवन के 
मदिर मे' (१९५३), 'समरसवे जीवन! (१९५७), 'युगातर, 
'नव्यते”! (१९५६), 'जीवन पथगान' (१९४९), ेलविन नीलृकु 
(१९४७) । कवि, उपन्यासकार और झलोचक । साहित्य भ्रकादेमी 
की कत्नड परामश्दात्री समिति के सदस्य | पता धारवाड। 

प कर्मीरी--प्रो० पृथ्वीनाथ “पुष्प एम० ए०, अमरसिह 
कालेज, श्रीनगर मे ससक्ृत तथा हिन्दी के विभागाध्यक्ष, हिन्दी श्रायोग 
के सदस्य । जन्म-वर्ष और स्थान--१९१७, कद्मीर । रचनाएँ 
१९३९ में “चद्रोदय' का सम्पादन, कद्मीरी, हिन्दी, भग्नेजी, उर्दू मे 
कश्मीरी भाषा और साहित्य पर कई शोध-लेख । साहित्य भ्रकादेमी की 
कद्मीरी परामशंदात्री समिति के सदस्य | पता श्रीनगर (कश्मीर) । 


६- गुजराती--शो० मनसुखलाल झबेरी, एम० ए०, बम्बई 
विश्वविद्यालय के फेलो तथा भ्राकाशवाणी बम्बई के गुजराती-कार्यक्रमो 


४६८ झाज का भारतीय साहित्य 


के निर्देशक । जन्म-वर्ष तथा स्थान--१९०७, जामनगर (सौराष्ट्र )। 
रचनाएँ (कविताएँ) 'फुलडोल', 'झ्राराधना', 'अभिसार,' 'अवुभूति', 
(आलोचना) 'धोडा विवेचन लेखों, 'पर्यषणा', गुजराती साहित्य नु 
रेखादशंन', गुजराती भापा--व्याकरण अने लेखन” । साहित्य भ्रका- 
देमी की गुजराती परामशंदात्री समिति के सदस्य | पता बम्बई। 

७. तमिल--ति० पी० मीनाक्षिसुन्दरमू, एम० ए०, बी० एल० , 
विद्वानू, मद्रास हाईकोर्ट में वकील, अ्रन्नामलाई विश्वविद्यालय में 
तमिल विभागाध्यक्ष (१९४४-४६) । जन्म-वर्ष--१९० १ | रचनाएँ-- 
'मनत शास्त्रन, 'वल्लुवर का नारी राज्य' तथा 'प्रेम चित्रण'। पता 
मद्रास । 

८ तेलुगु--को० रामकोटीश्वर राव, बी० ए० बी० एल० । 
शिक्षा--नाबेल कालेज, मसुलीपट्वनम्‌ तथा लॉ कालेज, मद्रास । जन्म- 
वर्ष ओर स्थान--१८९४,--नरसारावपेट (गुन्तूर), प्रिसिपल, नेशनल 
कालेज, भसुलीपट्ूनम (१९२३-२७), सम्पादक “त्रिवेणी', मुख्य 
सम्पादक, सदन लेग्वेज बुक ट्रस्ट । रचनाएँ--तेलगु, 'काऊर प्रधानी' 
(जीवन चरित्र), “महाराष्ट्र वीरलु' (रेखाचित्र) इत्यादि। साहित्य 
अकादेमी की तेलुगू परामशंदात्री समिति के सदस्य । पता मद्रास । 

९ पजाबी--सरदार खुशवंत सिह, एल-एल० बी० (लन्दन), 
वेरिस्टर । जन्म-वर्ष और स्थान--१९१५, हृदली (परिचिमी पजाब) । 
पजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर में १९४७ तक प्रोफेसर, लन्‍्दन में हाई 
कमिहनर के प्रेस सहचारी और जन सपक॑ भ्रधिकारी (१९४७-५१) , 
आकाशवाणी में १९५१-५२, यूनेस्को में १९५४-५६ मे, सप्रति 
योजना' के सम्पादक, रचनाएँ--अग्रेजी मे--दि सिख्स', 'दि 
मार्क आफ विष्णु, 'ट्रेन ट पाकिस्तान, पजाबी--“नाम विच्च की पिया 
है! । साहित्य श्रकादेमी की पजाबी परामश॑दात्री समिति के सदस्य । 
पता . नई दिल्‍ली । 


लेखक-परिचय ४६९ 


१०. बगला--काजो भ्रब्दूल बदूद, एम० ए०, ढाका कालेज में 
बगला के प्राध्यापक, रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा विश्व भारती मे १९३५ 
में निजाम लेक्चर्स के लिए झ्ामत्रित । जन्म-वर्ष और स्थान--१८९६, 
बागमारा (फरीदपुर) । रचताएँ---शाइवत बग', 'कविगुरु गोइटे', 
व्यावहारिक शब्दकोश, 'बाग्लार जागरण, अग्रेजी मे--'क्रिएटिव 
बगाल। साहित्य अकादेमी की बगला पराम्दात्री समिति के सदस्य । 
पता कलकत्ता। 

११ मराठी--प्रो० भगेश विदृठल राजाध्यक्ष, एम० ए०, जन्म- 
वर्ष तथा स्थान--१९१३, बबई । एल्फिन्सटन कालेज, वबई में अग्नेजी 
के भ्रष्यापक, प्रसिद्ध आलोचक तथा निबधकार | रचनाएँ पाँच कवि', 
अग्रेजी तथा मराठी मे विविध लेख | पता बम्बई। 

१२ मलयालम--डॉक्टर सी० कुब्ज्यन्‌ राजा। जन्म-वर्ष और 
स्थान--१८९५, केरल । (आक्सफर्ड तथा जमेन विश्वविद्यालयों में 
शिक्षा), मद्रास विश्वविद्यालय, तेहरान विश्वविद्यालय तथा आन्ध्र 
विश्वविद्यालय मे सस्क्ृत के अ्रध्यापक, कई सस्क्ृत-प्रथो के पाठशुद्ध- 
सस्करण तथा अनुवाद प्रस्तुत किये, शिप्ले के 'एनसाइक्लोपीडिया आफ 
बल्ड लिटरेचर' में मलयालम लिटरेचर' पर लेख। पता वाल्टेयर। 

१३ सस्कृत--डॉक्टर बे० राघवन, पी-एच० डी०, कविकोकिल, 
जन्म-वर्ष और स्थान--१९०८, तिरुवाकुर (तजौर)। १९३५ से मद्रास 
में सस्कृत-विभाग से सबद्ध, अरब आचाय । २० ग्रन्थों तथा २५० लेखो 
के रचयिता । सूचना-प्रसार तथा शजिक्षा-मत्रालय की विविध समितियों 
के सलाहकार । ग्रखिल भारतीय प्राच्य-विद्या-परिषद्‌ के मत्री तथा 
साहित्य भ्रकादेमी की सस्कृत-परामशंदात्री समिति के सयोजक। सस्क्ृत 
आयोग के सदस्य | पता मद्रास । 

१४ सिच्धी--प्रौ० ला० हु० प्रजवानी एम० ए०। जन्म-बर्ष 
और स्थान--१८९९, खेरपुर मीर्स (सिन्ध) । प्रिसिपल नेशनल कालेज, 


४<० आ्राज का भारतीय साहित्य 


बादरा, बम्बई । रचनाएं, अग्रेजी में-'इम्मार्टल इण्डिया, सिन्‍्धी मे-- 
(सम्पादित )-'शर जी मुखरी', 'विचार', 'उमग', 'नवदौर'। साहित्य 
अकादेमी की सिन्‍्धी परामझं॑दात्री समिति के सदस्य | पता बबई। 

४५ हिन्दी--श्री सच्चिदानन्द वात्स्थायन, उपनाम-ग्रजेय' 
बी० एस-सी० , जन्म-वर्ष तथा स्थान--१९०९, कमिया, गोरखपुर, 
क्रान्तिकारी आन्दोलन में सवद्ध राजवन्दी, संपादक 'सैनिक', 'विगाल 
भारत, आरती, प्रतीक, वाक', आकाववाणी में हिदी-शब्द-कोश तथा 
समाचार विभाग से सवद्ष, गत महायुद्ध में आसाम के मोचें पर सपर्क 
अधकारी, दक्षिण-पूर्वी एशिया के सास्क्ृतिक अध्ययन में रुचि, रचनाएँ- 
(कविताएँ) 'भगरतदृत', चिता, 'इत्यलम्‌,' हरी घास पर क्षण भर", 
बावरा भ्रहेरी, 'इन्द्रधनु रौंदे हुए ये', 'अरी झो करुणा प्रभामय', 
(उपन्यास )-'णेखर--एक जीवनी' (दो भाग) “नदी के ढीप', (कहानी- 
सग्रह)-'विपथगा', परम्परा, 'कडियाँ, 'जयदोल', (सम्पादित)- 
'तारसप्तक', 'नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ, अग्रेजी मे--प्रिजन डेज़ ऐड अदर 
पोयम्प । साहित्य अकादेमी की हिंदी परामणंदात्री समिति के सदस्य । 
पना नई दिल्‍ली। 

१६ अग्रेजी--डॉक्टर के० झ्ार० श्रीनिवास श्रयगार, टी० 
लिट्‌० । जन्म-वर्ष---१९०८ । पी० ई० एन० के १९३८ से सदस्य, आ्राध्र 
विश्वविद्यालय में अग्नेजी के अध्यापक | प्रकाशन, अग्रेजी में--'लिटन 
स्ट्रेची', 'म्यूजिग्ग आफ वसव', 'इडो-ऐग्लियन लिटरेचर ऐड आ्राथरणिप 
इन इण्डिया, प्रान ब्यूटी, श्री प्ररविदो', 'जेरार्ड मैनली हापकिन्स', 
आन दि मदर, 'दि माइड ऐड हार्ट श्राफ ब्रिटेन | साहित्य अकादेमी 
की अग्रेजी परामर्शदात्नी समिति के सदस्य । पता . वाल्टेयर। 


परिशिष्द २ 
नामानुक्रमणी 


ञञ 

अंगद, गुरु १९७ 

अचल ३८२ 

झचल, (रामेश्वर शुक्ल) ४०८ 
अं 

अकबर ५३ 

अकवर शअली ९५ 
झ्रकबराबादी, नजीर ५२ 
अवकीत्तम २८७ 
अक्खों १२६ 

अख्तर ११६ 

अख्तर असारी ६८ 
अख्तर औरानवी ६५ 
अख्तर, जमनादास ३० 
अख्तर, जॉनिसार ६२ 
अख्तर, रशीद ७० 
अख्तर, शीरानी ६१ 
अख्तर, सफिया ७४ 
अख्तर, हरीचद ५० 
अख्तरल ईमान ५८ 
झखुद लुत्फल्लाह ३८४ 


अगमानद, स्वामी ३२४ 
अग्रवाल, केदारनाथ ४२७ 
ग्रगरवाल चद्रकुमार ४, ५ 
भप्रगरवाल, ज्योतिप्रसाद १४ 
अग्रवाल, भारतभूषण ४२८ 
प्रग्रवाल, हसराज, प्रो० 
३३०, ३२१ 
अज्ञेय (दे० वात्स्यायन, 
सच्चिदानद) 
अज़मतुल्लाह खा ५६, ६१ 
अजवाणी, ला० ह० ३७२ 
अजवाणी, सेवासिह ३८१ 
अर्जन बाद ३८२ 
प्र्जुत गुर १९७, ११८, १९९ 
अजीज ५४, ५५ 
अजीज अहमद ६८, ६९, ४० 
अजीम, वकार ७२ 
अजीमावादी, शाद ५५ 
भ्रडिग ९१, ९२, ९४, ९९ 
अ्रडिगल, मरैमले १६६, १७६१ 
श्रणेकर, नरसिहाचार्य ३३७ 


३१७. 


४७२ 


ह 


भ्रणे, एम० एस० ३६३ 

श्रतातुक, कमाल २३० 

झदीब, मिर्जा ७१ 

ग्रन्तजन ललिताम्विका २८६, 
२८९ 

भ्रन्नदाचरण तकंचुडामणि ३६१ 

भ्रन्नमाचार्ये, क्षेत्रय्य १७६ 

भ्रन्यप्पाई २७९ 

भ्रनगरगाचारियर, 
३५५ 

भ्रनन्तमूतति ९२ 

झ्नन्तलवार ३४४ 

भ्रनवर ६६ 

अनताचार्य, वी० ३३४ 

अनवर ग्रजीम ६६ 

भ्रनिल (दे० देशपाडे, ग्रा० रा०) 

ग्रनीस ५२ 

अनुजन २८७ 

अनुरूपा देवी २३१६ 

ग्रप्पर, सन्‍त १५६ 

प्रप्पाचार्य ३२१ 

ग्रप्पाराव, ग्रज़ाड १७७, १८०, 
१८४, १८७, २५६ 

भ्रप्पाराव, बसवराजू १७७, १८० 

भ्रफादी, मेहदी ७३ 

श्रव्दुल अहद आजाद ५१, ११५, 
१२२ 


पी० वी० 


आज का भारतीय साहित्य 


अब्दुल करीम, शाह २७५ 

भ्रव्दुल करीम सडेलो ३७३ 

भ्रद्दुल गफ्फार, काजी ७०, ७२ 

अब्दुल मजीद दरियाबादी ७०, ७३ 

प्रव्दुल लतीफ, शाह ३७४, ३७५, 
३७६, २७७, ३८१, २८२, ३८३, 
२३८५, २८८, ३८९ 

भ्रव्दुल लतीफ, नवाब २२९ 

अब्दुल लतीफ, एस० ७५ 

अ्रब्दुल वदृद, काजी ७२ 

भ्रव्दुल हक, मौलवी ७३ 

प्रब्दुल्ला, डॉँ० ७१ 

अब्दुल्ला, शेख ३६७ 

भ्रब्दुरंहमान, शाहाबुद्दीन ७३ 

अब्दुल सत्तार सिद्दीकी ७२ 

भ्रब्दुस्सलाम नदवी ७२ 

प्रव्यास, ख्वाजा प्रहमद ६६, ७०, 
४०८, ४५७ 

प्रव्वास, गुलाम ६५ 

अ्रबुल करीम गदाई ३८२ 

प्रवुल हक, डॉ० ७१, ७४ 

अबुल हसन श्रली ७३ 

प्रबु सैयद अ्यूव २३७ 

भ्रवोजो ३७९ 

प्रम्वरदार ११६ 

अम्मा, नालप्पाटु बालामणी २८६ 

भ्रम्मा, मुतुकुल पाव॑ति २८६ 


नामानृक्रमणी 


अ्रम्मा, सरस्वती २८९ 
अमरचन्द ३६६ 
' अमरडिनोमल, लालचन्द ३८१, 


३८४, ३८८, ३८९, ३९०, 
३९३ 

अमरदास, गूर १९७ 

अमानत ७० 

अमीर ५४ 


श्रय्यगार, ए० गोपाल ३१० 

अय्यगार, एम० के० तिदनारायण 
३३४ 

आग्यगार, एम० आर० राजगोपाल 

३४३, २५९ 

भ्रय्यगार, वादुवुर दोराई-स्वामी 
३२३९ 

अय्यगर बी० बी० 

३६०, ४४८ 

अय्यगार, टी० नरसिह १६३, 

१७१, २५५ 

भ्रय्यर, 7०० एस ० पी० ४४६, ४४८ 

अ्रय्यर, के० ए० कृष्णनिस्वामी 
३६० 

अय्यर, एम० वी० सुब्रह्मण्य २६२ 

अय्यर, बी० झार० राजम्‌ ३६० 

अय्यर वी० सुब्नह्मण्य ३४०, ४५० 

भ्रय्याज़, शेख ३७९, ३९२, ३८३ 

अरविन्द, श्रीयोगिराज ८४, १०३, 


श्रीनिवास 


4७३ 
१०४, ३२२, ३२३, ३६०, 
४३१, ४३२, ४३९, ४४०, 
४४१, ४४२, ४४३, ४४८, 
४५४, ४५५, ४५६, ४६१, 
डद्ड 
अरणिमाल ११३, ११४ 
अरुलानन्दि १५४ 
अल्ला बचाग्नो ३८८ 
ग्रलमेलम्मा ३१३ 


प्रलाउल, सेयद २१६ 
अली, भ्रशरफ, मौलाना ७३ 
ग्रली, फय्याज ६९ 

अली, मुहम्मद, मौलाना ५० 
अ्ली, वाजिद, शाह ७०, ७३ 
अली, सैयद मुज्तवा २३७ 
अलैक्जे डर ३११ 
अवन्तिसुन्दरी ३५४ 

अब्वे १६९, ३५६ 

ग्रशरफ, शेखमुहम्मद ७५ 
ग्रश॑ मलसियानी ५९ 

भ्र्शी, इम्तियाज भ्रली खाँ ७२ 
अशोक, २७५, ३११ 

अ्रक, उपेन्द्रनाथ ७१, ४२८ 
ग्रसकरी, हसन ६५, ७१ 
प्रसगर ५७ 

असर ५४, ५५, ५७ 

प्रसारी, उस्मान ३८७ 


४७४ भ्राज का भारतीय साहित्य 


अहमद अली ६४, ६५, ७०, अत्रे, प्र० के० २५४, २५८, 


४४६ २५९, २६४ 
प्रहमद, नजीर ६७, ६८ आ्रात्रे, आचाय १४८ 
भ्रहमदपुरी, मकबूल ६१ आतन्रेय, वी० स्वामिनाथ शर्मा 
प्रहमद, लाम० ६४ ३४४ 
प्रहमद, धुजा ७१ आदिल रशीद ७० 
ग्रहमद, सईद ७६ ग्राद्य ८०, ८८, ८५, ९३, ९८, 
ग्रहमद, हुसेन, मौलाना ७३ ९९, १००, १०२ 
प्रहल्यावाई, ३१२ आ्राण्डल ३५६ 
आ झानद ८९, १०३ 
झ्राइनस्टाईन १०२ प्रानदलाल ४६० 
झ्रागरकर, गोपाल गणेश २४३, आनन्दवधन ३७१ 
२४७, २४९, २५० आनन्द, मुल्कराज ४४५, ४५७ -, 
प्रागा सूफी ३२८७ ४६४ 
प्रागा हश्न काध्मीरी ७० ग्रान॑ल्ड ७९, ३८१ 
प्राचार्य, अद्वेत ३१३ झानेल्‍ड, एडविन, सर ४३० 
ग्राचाय, गुणवन्तराय १३६ आाप्टे, ७९, ८३ 
झ्ाचाय॑, एम० वी० सम्पतकुमार आप्टे, हरिनारायण , २४२, २४७ 
३४४ २४८, २६३ 
प्राचिक १०० आबिद ६१ 
आज़ाद ५१ आविद अली, आविद ७१ 
श्राज्ञाद, भ्वृुलकलाम, मौलाना आबिद हुसैन, डॉ० ७०, ७१, ७२ 
५०, ७३, ७४ ७३ न 
आज़ाद, जगन्नाथ ५९ आबिद हसन, सालिहा ६५, ६८, 
आज़ाद, डेवनदास ३८१ ६९, ७० 


प्राइवाणी, कल्याण ३८४, ३८९ श्रार्बुथनाट २७३ 
आत्वान, एस० जे० झआर० ३६० आयगर, के० आर० श्रीनिवास 


नामानु कमणी 


४३०, ४६४ 

आयगर, पी० टी० श्रीनिवास 
४४९ 

आरजू ५५, ६१ 

आरिज़ ११६ 

आरिफ ११५, ११६, ११९ 

प्रारुद्र १८३, १९१ 

भ्रालम, मेहवुब॒ल २१४ 

झालूर ८६ 

आले अहमद सरूर, प्रो० ७१ 

भ्राशान, कुमारन २८०, २८२, 
२९७, २३५७ 

श्राश्ापूर्णा देवी २३४, २३५, 
२३६ 

आासि ११५ 

झाहूजा, सुगन ३९१ 

ड् 

इक्कावम्मा, तोट्टक्काटर २८६ 

इकबाल, डॉ० ५२, ५४, ५९, ६०, 
६१, ७३, १२२, ३८१, ४३२, 
४६४ 

इज़ेकील, निस्सिम ४४७ 

इल्चल ९२, १०३ 

इनामदार ९३ 

इम्तियाज़, हेजाव ६५ 

इमसेन १४८ 

इबसन ७९, १४८, १६९, ३८३ 


४७५ 


इलियट, टी० एस० ९, ४२, ९१, 
९९, ३७१ 

इस्माइल ५३ 

इस्लाम, मजरुल काज़ी १९२, 
२२७, २२८, २२९ 

इस्सर, देवेन्द्र ६६ 

ईव्वरन्‌ मजरी एस० ४४७3, ४६१ 

उ 

उम्र, पाडेय बेचन जर्मा ४०८ 

उत्तम ३९१ 

उत्तमचन्दाणी, सुन्दरी ३९१ 

उत्तगी ९५ 

उदेशी, चापसी १४४ 

उधाराम थावरदास ३८४, ३८५ 

उपाध्याय, गगाप्रसाद ३१३ 

उपाध्याय, भगवतशरण ४१५ 

उपाध्याय, एम० ए० ३२३ 

उपाध्याय, शिवनाथ ३१८ 

उमरवाडिया, वटुभाई १४३ 

उमापति १५४ 

उरसाणी ३८३ 

उमा महेश्वर शास्त्री, पी० ४४६ 

उद्नस्‌ १३३ 

ए्‌ 

एक्कुडि ९१, १०३ 

एकनाथ २४०, २४१, २७३ 

एजहुतआचन २७६ 


४७६ 


एडबड भ्रष्टम ३१० 

एडवर्ड सप्तम ३०९ 

एडबर्ड से, जे० एफ० २७३ 

एडीसन ७८, १६६, २८५ 

एलिजाबेथ, रानी १७८ 

एह्सान ६१ 

ऐ 

ऐंड्रयूप् ३६३ 

ऐवट, ई० जस्टीन २७१ 

ऐय्यर, के० बी० ८८ 

ऐय्यर, उत्तूर परमेश्वर २८२, 
२९१, २९३, २९५, २५७ 

ऐयर, वी० वी० एस० १७२ 

भो 

श्रोक, एम० पी० ३५७ 

झोक, शामराव २६४ 

ओटेन, ई० एफ० ४३१ 

ओलपमण्णा २८७ 

कक 

किसवबरी, फ्रांसिस १७२ 

कुंवरनारायण ४२६ 

कडंगरोंडलू ८७ 

कृणवि ९१, ९२ 

कद, देशिगु राजन्‌ १६१ 

कत्ती, एप० ८६ 

कत्तीमनि ९२, ९३ 

कपिलेद्ध ३९ 


ग्राज का भारतीय साहित 


कपूर, के० एल० ७१, ७२ 
कबराजी, फ्रेदुत ४४६ 

कबीर ११२, २७४, ४०० 
कबीर हुमायूं २३७, ४४६, ४४८ 
कमाल, बेगम सूफिया २३६ 
कमिग्स, ई० ई० ४२६ 
कम्बद १५३, २७६, २१५ 
करन्दीकर, बिन्दा २६७ 
करमलकर शास्त्री, फी० ३६७ 
करलावारी, मकबूत ११४ 
कराका, डी० एफ० ४४६ 
करीम, रजाउल, प्रो० २२७ 
कर्की ९०, १०१ 

कज्ेन, लाई २४६ 

कवें, इरावती २७२ 

करें, धो० के० डॉ०, २५२ 
कलवाणी, मेघराज ३८० 
कलिता, दंडिनाथ १५ 


कलिपाद ३६३ 
कलीच बेग, मिर्जा ३७९, ३८३, 
३८४, ३८५, ३८६, ३८७, 
३८८, ३९३ 


कली मुद्दीन, प्रो० ७१ 
कल्याणी, के० ३४१ 

कल्कि (देश श्रयंगार, टी० 
नरपिह) 

कविमणि १६२, १६६ 


नामानृक्रमणी 


कवुलू, तिरुपति बेकेट पवंतीश्वर 
१७७, १८६ 

कर्यप १०२ 

कस्तूरी ८७, ९२, ९९ 

काकती, वाणीकान्त २१, २३ 

काजन, काजी २७४ 

काजमी, तासिर ५९ 

काजिम' ३७९ 

काजी, दौलत २१६, २२९ 

काटयवेम १७६ 

काणे, पी० वी०, म० म० ३३४ 

काणेकर, श्रनन्त २५५, २६४, 
२७२ 


४७७ 


कालेलकर, काका १४५ 
काल्डवेल, पादरी १७४ 
काव्यती थ, मधुसूदन ३३५ 
काव्यानन्द ८६ 

काशीचन्द्र ३१८ 
काशीकर, सी० जी० ३२७ 
काशीरामदास २१६ 
कासभमी, अहमद नदीम ६५, ६६ 
कासिम ३७९ 

काहनसह २०५ 

कितेल' ८२ 

किदवई, शौक ५४, ६१ 
किन्निगोलि ९१ 


कादरी, हामिद हसन, प्रो० ७१, किर्लोस्कर, बी० पी० २४५ 


७२, ७३ 

काम्रेटकर, वसन्‍्त २७१ 

कारनेटकर, श ० के० २५४ 

कान्त १२८ 

कान्स्टेबल' १६५ 

कामिल ११०, १११, १२१, १२२, 
१२३ 

कारन्त ८८, ९१५, ९८, ९९ 

कारूर २८९ 

कालिदास ७, ३२, ३३, ८१, 
२११, २७५, २९०, २९६, 
२९९, ३०२, ३४८, २५४, २७१ 

काले, एम० आर० ३०९ 


किशनचद बेबस, मास्टर ३८०, 
३८१, ३९३ 

कीट्स ७८, २२१ 

कीय ८१ 

कीरनान, विक्टर जी० ७५ 

कृत्तिवास २१६ 

कपलाती, आचाये ४६२ 

कुृंशनचन्दर ६४, ६५, ६६, ६८, 
७०, ४०८ 

कृष्णकुमार ८९ 

कृष्णदास, कविराज २१६ 

कृष्णदेव राय १७५, १७८ 

क्ृष्णन, के० एस०, डॉ० १६५ 


४३८ 


कृष्णन, एम० ४४८ 

कृप्णनटू, एम० ३६४ 

कृष्णमाचारियर, एम० ३०७ 

क्ृष्णणाचारियर, झआर० ३२८, 
३१ 

क्ृष्णणाचारियर, झर० बीं० 
३२८, ३३४, ३६८ 

कृष्णमाचार्य, के० ३३ 

कृषप्णमात्रार्य, श्रार० २३३, ३४८ 

कृष्णमाचार्लू, टी० १७७, १८३, 
१८७ 

कृप्णमू्ति ९० 

कृष्णमूतति, जी० ३६७ 

कृष्णमूति मट्टिपोलु १९१ 

कृष्णमूति भास्त्री, के० वीं० 
३४३, २४४ 

क्रृष्णमूति थास्त्री, 


३६२ 


के० एस० 

कृष्णम्माचार्य, कायी ३६८ 

इुप्णराम ३१४४ 

कृष्णराय, मुकमडी ७८ 

कप्णराव, एं० एन० ८७, ८८, 
९, ९५, ९८ 

कृष्णराव, गोपाल ८९ 

कृष्णाराव, मावराजु १८८ 

कृष्णगर्मा, एम० ८९,९ 

कृप्णभास्त्री, डी० वी० १७४७, 


ग्राज का भारतीय साहित्य 


235८, 23, १८३ 
कृष्णस्वामी, एस ० वाई० ४६० 
कृष्णावाई (5० दीक्षित मुक्तावाई) 
कुददस, गुलाम २३५ 
कुट्टिकृप्णन, पी० सी० २८९ 
कुन्दनगार ९० 
कुमार, गुर ४४६ 
कुमार, सुरेद्रनगाथ २३८ 
कुमारप्पा, भारतन्‌ ४४९ 
कु मारस्वामी, आनन्द ४४८ 
कुरिगामी, प्रकाशराम ११३ 
कुरुप्प, ओ० एन० वी० २८७ 
कुरुप्प, जी० गकर २८५, २८७, 

२९५, २९६, २९८ 
कुरुप्प, वेण्णिकुलम्‌ गोपाल २८७ 
कुरुप्प, सी० गोविन्द २९६ 
कुरेणी, इश्तियाक हुसेन ७१ 
कुरेगी, फजल हक ७१ 
कुलकर्णी, डी० एम० ३४२ 
कुलकर्णी, एन० के० ८९, ९२ 
कुलकर्णी, वा० ल० २७३ 
कुलभूषण ३२७ 
कुमुमाग्रज॒ (दें० 

वि० वा० ) 
कल्ड्रे, ओस्वाल्ट, प्रो० १८१ 
केजमिया १५० 
केतकर, श्री० व्य०, डॉ० २६०, 


गिरवाड़क र, 


नामानुक्रमणी 


२६५ 
केदारनाथ सिंह ४२७ 
केरल वर्मा, कोट्टापम 
२३७७, २७८, २७६१, 
२८२, २९१, २९३, २९८ 
केरूर ८७, ८८ 
केलकर, नवरसिह चिन्तामणि 
२४६, २५१, २६२३, २६५, 
केवलराम सलामतराय ३८४ 
केशवदेव, पी० २८९ 
केशवन, सी० २९२ 
केदवसुत २४२, २४३, २४५ 
केसरी ४२६ 
कंकिणी, पी० झार० ४४७ 
कैकिणी, वी० एम० डाँ० ३१५ 
कैक्सटन ८२ 
कैरे, विलियम २१७ 
कलागचन्द्र, म० म० ३१४ 
कैलागनाथ ३३४ 
कैलामसन, ठी० पी० ८०, ८८, 
९२५, ९८, १००, ४४८ 5 
कोलवस ३८४ 
कोलरिज ७९ 


७, 


कोल्हटकर, अच्युत बलवन्त २५१ 


३०३ 


कोल्हटकर, श्रीपादकृष्ण २४६ 
२५७, २६३ 


४७९ 


कौटिल्य २७३ 
कौडामल चन्दनमल ३८३, ३८४, 
३८०, ३८६ ३८८ ३९२ 


कौर, राम २०० 


ला, जाफर श्रली ६०, ६१ 

खा, नैयद अहमद, सर ५२, २२९ 

खाडेकर वि० स० १४८, २६०, 
२६१, २६१३१, २६४ 

खरे, वानुदेव भास्त्री २४७ 

खबरदार, ए० एफ० ३५९ 

खाकी (दे० लीला रामसिंह) 

खाडिलकर, क्ृष्णाजी प्रभाकर 
२४५, २५७ 

खातून, हब्वा ११४ 

खादिन (दे० सदारगाणी, हरू) 

खारवेल ३९ 

खासनीत, ए० वी० ३५७ 

खियरदानस फानी ३८२ 

खिस्ते, नारायण गास्त्री ३१४ 

खैयान, उमर ८, ६५९ 


४८० 


खरी, राशिदुल ६८ 

खोत, एन० एस० ३५३ 

ग 

गगोपाध्याय, २३८ 

गगोपाध्याय, नारायण २३४, २३५ 

गाबीजी ३९, ५०, ८४, ९१, 
९४, १२८, १२९, १३८, १४४, 


5 थे 
2५६, २९६, १२३, ३३१, 
३६०, ३६३, ३६४, ३६७, 


हू 
४५१, ४५०, ४५३, ४६२ 
गाघी, मनृुवेन १४५ 
गांवी, प्रभयास १४४ 
गास्वर्थ, जान ४४३ 
गास, एडमण्ड ४३५७ 
गरुइ ८८, ८९% 
गजनी, महमूद, ३११ 
गज़ाली ३८४ 
गदकरी, रामगणणंण 
ब्रज २४३, २४४, 7४६ 
गइनाणक, राधामोहन ४३ 
गदगकर ९२ 
गफ्फार, अच्दुल, काड्डी 3०, 3२ 
गये, चन्रकान्त १६ 
गलगनाथ ७९ 
गलागलि, पदारिनाथाचार्य ३६३ 
गाजरिया, वलदेव २८२ 


गोविन्दा 


आ्राज का भारतीय साहित्य 


गाइगिल, गगावर २६८, २६९ 

गामी, महमूद ११२, ११३ 

गालिव, मिर्जा ५२, ५४, ५५, 

५७, ७३ 

गाल्सवर्दी २३४ 

गार्गी, वलवन्त २११ 

गिरीन्र मोहिनीदास २३६ 

ग्रिय्सन, जी० ए०, सर २३, ४७, 
७५, 2०७, १०९१, १२४, १५१, 

२१३, २३९, २७४, 


गुणादूय १७४ 

गृण्ड्प डी० वी० ८७, ८८, ८१, 
5६६९, १०२ 

गृप्त, अतुलचन्द्र २३७ 

गुप्त, ईव्वर २१७ 

गुप्त, जगदीय ४२६ 

गुप्त, नलिनीकान्त ४५६ 

गुप्त, मैथिलीगरण ४०५, ४११ 

गृप्त, सियारामभरण ४१४, ४१८ 

गुप्त, बी० नारायण मुरलीवर 
२४४ 

गुमनाम (दे० गाजरियां, बलदेव ) 

गुरवक्गाणी, होतचन्दर ३८७, 


३८९ 


नामानूक्रमणी 


गुल मोहम्मद, खलीफा ३७८, ३८१ 

गुलाम हुसेन ३८४ 

गृह चौधरी, ह्विजेन्द्रनाथ ३१६ 

गृह, नरेश २३३ 

गुहा ठाकुरता, पी ०सी०, डॉ० २३९ 

गैरीबाल्डी ४९ 

गोकाक, वि० कु० ७६, ८०, ८८, 
८९, ९०, ९१, ९२, ९३ ९४, 
९६, ९८, १०४, १०७, ४४८ 

गोखले, अरविन्द २६९ 

गोखले, गोपालकृष्ण ३६३, ४४२, 
४४३ 

गोखले, आर० वी० ३५९ 

गोगोल २७२ 

गोपालाचार्य, ए० वी० ३३३ 

गोपाल, एस० ४४९ 

गोदवर्मा, के०, डॉ० २९४ 

गोयटे १४८, ३४९ 

गोरखपुरी, फिराक ७१ 

गोरखपुरी, मजनू ७१ 

गोर्की १४८, ४०९ 

गोरी मुहम्मद ३४ 

गोरे, ना० ग० २७० 

गोरे, नीलकठ गास्त्री ३२० 

गोलाणी, आनन्द ३९१ 

गोले, चिन्तामणि माधव ३३७ 

गोल्डस्मिथ ७८, ७९, ४०३ 


४८१ 


गोवर्धन १२७ 

गोविदससिह, गुर १९९, २०३ 

गोविंद दास २१५ 

गोसावि ९० 

गोस्वामी, प्रफुल्लदत्त १७ 

गोस्वामी, राधिकामोहन १७ 

गोस्वामी, शरत्‌चन्द्र १७ 

गोस्वामी, सुप्रभा ९ 

गोस्वामी, हेमचन्द्र ४, २२ 

गोस्वामी, त्रेलोक्यनाथ १७, १८ 

गोहाई बरुआ, पदुमनाथ ४, ११, 
१२, १५ 

गौरम्मा, श्रीमती ८९ 

घ 

घाल, गोलक बिहारी ४५ 

घोष, अमरेन्द्र २, ३५ 

घोष, अ्रश्विनीकुमार ४४ 

घोष, काशीप्रसाद ४३५ 

घोष, गिरीशचन्द्र २३७ 

घोष, नारायण २३५ 

घोप, मनमोहन ४३१, ४४० 

घोप, सुजीन ४५७, ४५८ 

घोप, सुबोध २३४ 

न 

चडीदास २१५ 

चद्रगुप्त ३११ 

चद्रशेखर २४५ 


४८२ 


चाँसर ९१, ९५, १२५, ४३० 
चात्रिक, पनीराम २०१ 

बाको, श्राई० सी० २९१, २९७ 
बावड़ा, किसनपिह १३९, १४० 
ब्रावला ३९१ 

चक, यूसफ गाह ११३ 

चकबस्त १४ 

चक्रवर्ती, श्रमिय ९, ४४८ 


श्राज का भारतीय गाहित 


३५७, रे८४, २९१ 

चर्जी, शरतृवद्ध (४८, (८४, 
२२९५, २२६; १२७, ९२३३ 
२३५, २४९, २६९०, २१७, 
चटर्जी, सुवीतिवुमार, डोँ० २३७, 
२३८, ४२९ 

चट्टोपाध्याय, देवेद्रनाथ ३३९ 
चद्रोपाध्याय, हरेद्रवाथ ४४६, 


चक्रवर्ती, ए० राजगोपाल ३१७,३३७ ४४८ 


चक्रवर्ती, गोविन्द २३३ 

चक्रवर्ती, तारणिकात्त ३३५ 

चकध्वर्ज तह ११ 

चक्रवर्ती, विहारीलाल २२१ 

चक्रवर्ती, मुकुद्दराव, कविकंकण 
२१५ | 

चगताई, इस्मत ६४, ६१, ६६, 
६८, ६९, ७० 

चतुर्वेदी, मालनलाल ४११, ४१८, 
४२१ 

चद्रशेखरम, वेलूरि १८७ 

चन्दूर, मालती १८५ 

चटठर्णी, के० पी० ३२८, ३३६, 
३६० 

चदर्जी, वंकिमचद्ध १५, २८, ७९, 
रेट, १७७, १८९, २१७, 
२१९, २२०, २२१, १२२, 
२२६, २४९, २९६, २४५, 


चरणपिह २०१९ 

चिढ्ा, ए० आर० ४६४ 

चितढे, के० उल्यू० ३६१ 

चित्तात, ९२, ९४ 

चिल्तामणि, सी० वाई० ४६२ 

चिप्लूणकर, विष्णुशासत्री २४४, 
२५०, २५१ 

चित्रगृप्त २५२ 

चेखव ६४, १४८, २८९, ४०४ 
चेटटू र, जी० के० ४४९ 

चेनराय, फूलचन्द ३८० 
चेनचैव्या, पी० १९३ 

चेल, मधुर ७९, ८२, ८७, ८९, 
१८, (१०४ 

चेस्टर टन २० 

पेरूपरी २७६ 

चैतन्य, श्री २१६, ३१३, ३२१, 
२३५७, ३२७४ 


तामानुक्रमणी 


चैपमन, जे० ए० २३८ 

चौधरी, नगरेद्र नारायण १७ 

चौघरा, नीरद सी० ४४९ 

चौधरी, प्रमथ ४०, २३७ 

चौधरी, प्रसन्‍नलाल ८, १३ 

चौधरी, बहिणावाई ३६८ 

चौधरी, मोतहर हुसैन, सैयद 
२३७ 

चौघ री, रघुनाथ ७ 

छ 

छुज्जूराम ३४५ 

छाबडा, ब० च०, डाँ० २३२, 

३४०, ३६४ 

छाबरिशआा, बिहारी ३९१ 

छायादेवी, ए० १९३ 

ज 

जगन्नाथ, पडितराज १७६ 

जडबी ५८, ६२ 

जयदेव २२१ 

जलीस, इश्नाहीम ६५, ७० 

जसुआ, जी० १८३ 

जसीमुद्दीन २२९ 

जहागीर ३४८ 

जहानावादी, सरूर ५४ 

जहीर, सज्जाद ७१, ७४ 

जान्सन, डॉ० ७८, ३८४, ४४८ 

जाफरी, सरदार ६२ 


४८३ 


जालधरो, हफीज़ ६१ 

जावडेकर, श० दा० २६५ 

जाजें, के० एम०, डॉ० २९१, 
२९४, २९८ 

जाजे, पचम ३०९ 

जिगर ५७ 

जिनविजय, मुनि १४९ 

जीवलसिह ३७७ 

जेठमल परसराम ३८८, ३९०, 
३९४ 

जैकिशन मिसिर ३८५ 

जैनेन्रकुमार ४१४ 

जोग, एन० जी० ४४८ 

जोग, नाना २७१ 

जोन्स, विलियम, सर ४३० 

जोयो ३८७ 

जोला ४०४ 

जोणी, इलाचन्द्र ४१७, ४१८ 

जोगी, उमाशकर १३२, १३३, 
१३४, १३९, १४३ 

जोशी, चि० वि० २६४ 

जोशी, मनोहर श्याम ४२७ 

जोशी, महादेव शास्त्री २७० 

जोगी, य० गो० २६३ 

जोशी, रा० मि० २७२ 

जोशी, वामन मल्लहार २४९, 
२५९, २६०, २६५ 


४८४ 


जोशी, शिवकुमार १४० 

जोसेफ, पोटन ४४८ 

उवादग, स्टीफन १८१ 

ज्यायस, जेम्स ६९, ४५८ 

ज्वालाप्रसाद ३२३ 

भा 

भवेरी, के० एम० १५१ 

भमरमल नारुमल ३८४ 

भवेरी, मनसुखलाल १२५ 

भा, भ्रमरनाथ ४४८ 

भाला, जी० सी० ३६७ 

भा, जी० सी० ३४० 

भा, बद्रीनाथ ३६७ 

ट 

ट्रम्प, डॉ० ३७२, ३८४, ३९३ 

टाठाचार्य, डी० टी० ३२८, ३३९, 
३४५ 

टाड २२० 

टाल्सटाय ७९, १४८, १७१, 
२९६, ४०४, ४६१ 

टीपू सुल्तान ३१० 

टिलक, कमलाबाई २६२ 

टिलक, ना० बा०, रेवरेड २४३, 
२६९५ 

टिलक, बालगगाधर, लोकमान्य 
१८८, र४४, २४६, २४९, 
२५०, २५१, २५२, २३३१, 


आज का भारतीय साहित्य 


३६३, ४३९, ४४३, ४४९, 
४६२ 

टिलक, लक्ष्मीबाई २६५ 

टेनीसन ३४९ 

टैगोर (दे० ठाकुर, रवीन्द्रनाथ) 

टैगोर, शुमो ४४७ 

ठ 

ठाकुर, श्रवनीद्धनाथ २३६ 

ठाकुर, द्वारिकानाथ ४०३ 

ठाकुर, देवेद्रनाथ २३७ 


ठाकुर, रवीन्द्रनाथ १७१, १७८ 
२१५, २१८, २२१, २२२, 
२२३, २२४, २२५, २२६, 
२३२, २३३, २३५, २३६, 
२३७, २३८, २९६, २३५७, 
३५८, २८२, २८३, ३९०, 
३९२, ४३१, ४३२, ४३९, 
४४० 

ड 


डागे, सदागिव ३५९ 
डोगरकेरी, एस० आर० ४४६ 
इफ, डॉ० ४९ 

ड्राइडन ४०३ 

डिकेन्स ७८ 

डी विवन्सी ४४१ 

डेका, टलोराम १८, २१ 
डरोज़ियो, हैनरी ४३५, ४३७ 


नामानूक्रमणी 


डेमिंग, डब्ल्यू० एस० २७३ 

ड्यूमा ४०३ 

ते 

तेडुलकर, विजय २७२ 

तटूटी, वी० एम० ८६ 

तनवीर, हबीब ७१ 

तनहा ७२ 

तपोवनम्‌, स्वामी ३१५ 

तबस्सुम ५९ 

तमहानकर, डी० वी० ४४९ 

तम्युरान, आपन २८८, २९५ 

तम्युरान, कोच्चुण्णि २७९ 

तम्युरान, कोड््‌डल्लूर कुच्चिकुट्टन्‌ 
२७८, २९७ 

तकंत, मावेलिक्करा कोच्चीप्पन 
२७९ 

तकरत्न, पचानन ३४७ 

तसनीम ६५ 

ताज,सैयद इम्त्याज भ्रली ७१ 

ताजवर सामरी ७० 

ताडपत्रीकर, एस० एन० ३४९, 
३६४ 

ताताचार्य, एम० के० ३६१ 

ताताचायं, शैल ३३८ 

ताम्बे, भास्कर रामचन्द्र २४४, 
२५५, २६७ 

तारानाथ १०३१ 


४८५ 

तारापोरवाला, आई० जे० एस०, 
डॉ० ३५९ 

तालिब ७० 


ताल्‌कदार, देवचन्द्र १३, १५ 

तासीर ६१ 

तिक्‍्कनन १७५ 

तिम्मप्पयूय, मुलिय ८६ 

तिरुवल्लुवर १५८ 

तिरुवाययूर, मेधाश्री नारायण 
शास्त्री ३४२ 

तिरुवेकटाचार्य, के० ३५०, ३५८ 

तिलक (दे० टिकक ) 

तीरथ वसत ३९० 

तीर्थनारायण १७६ 

तेगबहादुर, गुरु १९७ 

तेलग, एम० आर० ३५७ 

तुकाराम २४०, ३१३, र२े७४ 

तुरमरी ८१ 

तुर्गंनेव ४०४ 

तुलसीदास २७६, २५८, ३७६, 
३८५, ४०० 

तोटूट मेरी जौन ३८६ 

त्यागराज १७६, १९३, २१४ 

थ 

थधाणी, एन० वी० ३८०, ४४६ 

थधाणी, रेवाचन्द ३९२ 

थप्पी, ईरायिम्मन २७६ 


४८६ 


थम्पी, पी० के० ३५० 

धामपुरन, कोट्टारक्‌कर ३७६ 

थियोफ्रेस्टस ४३८ 

थेकरे ७८ 

द 

दडी ३१५ 

दाडकर, गो० नी० २७१ 

दाते १४८ 

दवे, बालमुकुन्द १३३ 

दवे, ज्योतीन्द्र १४६ 

दवे, मार्कड १३३ 

दत्त, श्रजिल २३२ 

दत्त, भ्रदिवनीकुमार २३७ 

दत्त, भ्रार ४३७ 

दत्त, श्रार० सी० ४४९, ४६४ 

दत्त, के० ईदवर ४४८, ४४९ 

दत्त, तौर ४३७, ४६४ 

दत्त, नन्दलाल २३८ 

दत्त, भमाइकेल मधुसूदन ६, १३, 
२१९, ४३६ 

दत्तमूति, देसाई ९५ 

दत्त, रमेशचन्द्र १८५, २२१ 

दत्त, सुधीद्रनाथ २३२, ४४७ 

दयानन्द, सरस्वती ३१३, ३१८, 
३४५ 

दयाराम १२६ 

दयाराम गिदूमल ३८१, ३८३, 


भ्राज का भारतीय साहित्य 


३८५, ३८६, ३८८ 
दरया खान ३७७ 
दरयानी, के० एस० ३८३ 
दलपत २३७७ 
दलाल, जयन्ती १३९, 

१४८ 
'दशेक' (मनुभाई पचोली) १३६, 

१५२७ 
दस्तुर, पी० ई० ४४९ 
दत्तिणामू ति, पी० एस० ३५२ 
दाउद पोदा ३८७ 
दाग ५४ 
दादू दयाल ४०० 
दाशरथी १९० 
दास, गोपबध्‌ पडित ३६, ३७, 

३८, ३९, ४४ 
दास, चन्रमणि ४३ 
दास, जीवनानद २३१, २३२ 
दास, जीवनानन्‍्द ९ 
दास, जोगेश १६, २० 
दास, दिनेश २३३ 
दास, नीलक० ३७, ३८, ४१, ४५ 
दास, प्रफुल्लकुमार ४६ 
दास, फटिकलाल ३५७ 
दास, रमा १८ 
दास, लक्ष्यहिरा ९ 
दास, सजनीकान्त २३७ 

आरा-8३० 


(४३, 


नामानुक्रमणी 


दास, सूर्यतारायण ४४ 

दास, सी० भ्रार० ४४४, ४६२ 

दासगुप्त, पुलिनविहारी ३४१, 
३४४ 

दिधे, २० वि० २६३ 

दिवाकर ७९, ८० 

दिवाकर, भ्रार० भ्रार० ९५, १०३, 

४४९ 

दिवाकर, कृष्ण २६३ 

दिवेटिया, नरसिहराव 
4१४९, १५० 

द्विवेदी, आर० ४२९ 

द्विवेदी, महावीरप्रसाद ४०२, 
४०५ 

द्िवेदी, मणिलाल १२८ 

द्विवेदी, हजारीप्रसाद ४१६ 

दीक्षित, के० यज्नगारायण ३५७ 

दीक्षित, मथुराप्रसाद, म० म० 
३४७ 

दीक्षित, मुकताबाई २६२, २७१ 

दीक्षितार, ले ३४८ 

दीक्षितार, मुत्त्स्वामी ३१४ 

दीक्षितुलु, चिन्ता १८४ 

दीन मोहम्मद वफाई ३८७ 

देवल, गो० व० २४५ 

देशिकर, वेदान्त १५४ 

दे, विष्णु २३२ 


१४५, 


४८७ 


देवुड ८७, १०२ 

देशपाडे, आ० रा० 'अ्निल' २५५, 
२६६ 

देशपाडे, कुसुमावती २६२, २६४, 
२७२ 

देशपाडे, गृु० ह० २५६ 

देशपाडे, ना० घ० २५६ 

देशपाडे, पी० एल० २७२ 

देशपाडे, पु० य० २६२ 

देशमुख, गो० ह० २४२ 

देशमुख, सी० डी० ३६९४ 

दे, एस० के०, डॉ० २३८ 

देसाई, दिनकर १०० 

देसाई, महादेव ४५० 

देसाई, भूलाभाई ४५३ 

देसाई, रमणलाल १३६, १४४ 

देसाई, रणजीत २६९ 

देसाणी, जे० बी० ४५८ 

दुभआारा, यतीन्द्रनाथ ७, ८ 

दुर्गानद, स्वामी ३१५ 

दुर्गासहाय 'सरूर' ५३ 

दुग्गल, करतारसिह २०९, २१० 

दूलामल वूलचन्द ३९३ 

दोहुमनि, एस० १०० 

ध्‌ 

पीरेन्द्रनाथ ३५८ 

धीरो १२६ 


४८८ 


श्रुव, रेगवबलाल १२८ 

घूमकेनु १३६, १३७, १३९, (४४ 

न 

नवूृतिरी, ई० वी० रामण ३५७ 

नवृद्रिपाद, एम० कृप्णन ३४५ 

ननन्‍्दीराम ३८५ 

ननन्‍्दा, रामनाथ, ३१२ 

नन्‍्दा, ईव्वरचन्द्र २११ 

नन्‍नय्य १७५, १७६, १९३ 

नम्पृतिरिष्पाइ वेण्मणि 
२७९ 

नम्बियार, कुचन २७७ 

नमंदायकर, कवि (नर्मंद) १२५, 
१२७ 

न्यायतीर्य, जीव ३५२ 

नदवी, अव्दुस्सलाम ७२ 

नदवी, सैयद सुलेमान ७३ 

नज़रुल इस्लाम ३८२ 

नज़ीर अकवराबादी ५२ 

मरसिहैया, सी० डी० ४४८ 

नरमिंहाचार्य ३१५, ३३८ 

नरसिहाचाय॑, पु० ति० ८७, ८८, 
८९, ९६, ९८, १०२ 

नरसिहाचार्य, एत० जी० ८६ 

नरसिहाचारी, एम० ३३८ 

नरसिंहमूति, के० १२ 

नरसिहराव १२८ 


२७८, 


आज का भारतीय साहित्य 


नरेश ४२६ 

नरेंद्र धर्मा ४१३, ४१८ 

नसला, सुरिन्दर्सिह २०९ 

नलिनीवाला देवी ८, ९ 

नवलराय ३८५ 

नवीनचन्द्र २२० 

नवीन” वालक्ृष्ण शर्मा ४११, 
४२१ 

नवी-वर्ण वलूच ३८७ 

नाग, गोकुल २३१ 

नागर, अ्रमृतताल ४२७ 

नागराज, के० के० एस० ३१३ 

नागराजन, के० ४४६ 

नागराजन, के० एस० 
३६३ 

नागार्जुन ४०८, ४२७ 

नागराणी, जेठानद ३८३, ३८७ 

नाजिम ११४ 

नाडिग ९२ 

नादकर्णी, एम० के० २७३ 

नादिम ११०, ११६, १२१, १२२, 
१२३ 

नादिर ५४ 

तानक, गुर १९६, १९७, १९८, 
२०३, ३७४ 

तानाभाई १४४ 

नानालान १२८, १४३ 


३५६, 


नामानृक्रमणी 


नामदेव २४०,२७३ 

नायडू, सरोजिनी ३६३, ४४२, 
४६४ 

नायर, के० आर० ३५३ 

नायनार, कुज्मिरामन्‌ २७९ 

नायर, पालाई नारायणन २८७ 

नायर, पी० के० परमेश्वरन २९१ 

नायर, पी० कुज्जिरामन्‌ २८८ 

नायर, पी० वी० कृष्णन ३५९ 

नायर, मूर्कोत्तुकुब्ञप्पा गरुप्तन 
२९१ 

नायर, सी० नारायण ३५६ 

नायर, एम० आर० २९२ 

नायर, एस० के०, डॉ० 

नायर, पी० एन० ३२६, २३६७ 

नायर, इड्डश्शरी गोविन्दन २८७, 
२९० 

नायर, टी० एन० गोपीनाथन 
२९० 

नायर, उन्नि ४४९ 

नारायण, आर० के० ४४५, ४४६, 
४४८, ४५७ 

नारायणदास, श्रादि माटल ३५९ 

नारायण, केम्पु ७७ 

नारायण, जगन्नाथ ३८५ 

नारायण इयाम ३८२ 

नरायणराव, भ्रइवत्था ९० 


४८९ 


नारायगराव, एच० ८७ 

नारूमल ३९३ 

नासिख ५५ 

निग्नोग, डिम्बेश्वर ८ 

निश्नोग, महेश्वर, २२, २३ 

निजामी, खलीक भ्रहमद ७३ 

नियाज फतेहपुरी ६४, ७०, ७१, 
७३ 

निर्मला ३५८ 

निरमलदास फतेहचन्द ३८६, 
३८७ 

निकल्स ४३१ 

निरुपमा देवी २३६ 

निराला ४०५, ४०६, ४१८, ४१९ 

निशिकान्तो ४५६ 

नीरद बरन ४५६ 

नीलिमा देवी ४४७ 

नेहरू, जवाहरलाल २९६, ३६३, 
३८९, ४४९, ४५०, ४५१, 
४५३ 

नेहरू, मोतीलाल ४४४ 

नोल्स, जे० एच० १२४ 

नौशेरवान, खुसरू ३०४ 

प्‌ 

पचमुखि, आर० एस० १०१ 

पचतीर्थ, सुरेन्द्रमोहन ३५० 

पजवाणी, राम ३८०, ३८४, 


४९० 


३९०, ३९१ 

पण्डया, यथवत १४३ 

पडित, ओआ० एस० ३२४ 

पडित, प्रवोध १४९ 

पहित्त, बेचारदास १४९ 

पडित, गकर पाडरग ३१५ 

पतुनु, के० वेव टरत्नम्‌ ३२१ 

पतुलु, गिड़गु राममूर्ति १७९ 

पाचाली १६१ 

पाडेय ४१९ 

पाल, एम० पी० २८७, २९०, २९१ 

पुजलाल ४५६ 

पंढरकर, य० दि० श्रयगवत २५४ 

पेडसे, श्री० ना० २७० 

पटनायक, भ्रनन्त ४२ 

पटनायक, कालीचरण ४४ 

पटनायक, बैकुठनाथ ४० 

पटनायक, भिखारीचरण ३९ 

पदमनजी, बाबा २४२ 

पदमराजु, पी० १८५ 

पवलर १६८ 

पद्मनाम १२६ 

पटवर्धन, मा० तू ०, माधवनूलियन 
२५४ 

'पट्टाभि १८३ 

चट्टिनतार ३५५ 

चथटल, धीरुबेन १४८ 


आज का भारतीय साहित्य 


पटेल, पन्‍नालाल १३६, १३९ 

पटेल, पीताम्बर १३६ 

पटेल, वल्लभभाई, सरदार ९४, 
३६३ 

पटेल, सरदार १४५ 

पणिक्कर, झआर० नारायण २९३ 
पणिवकर, बी० सी० बालडइंष्ण 


२८३ 

पणिवकर, सरदार का० मा० 
२८४, २८८, २९२, २९६, 
४५७० 


पति, रत्नाकर ४४ 

पन्‍्त, सुमित्रानन्‍्दन ४०५, ४०६, 
४१८, ४१९ 

पत्तर, पी० एस० सुब्बाराम ३२७ 

पत्नी, पूर्णेन्द्र २३६ 

पप्पुकुट्टि, केडमगलम्‌ २८७ 

पम्प ७६ 

परमानन्द ११३ 

परमानन्द मेवाराम ३८५, ३८६, 
३९२, ३९३ 

परशुराम २३७ 

परसराम जिया ३७९ 

पराजपे, ज्षि०ण म० २४८, २५१ 

परिव्राजक, ब्रह्ममुनि ३२२ 

परीख, नरहरिं १४५ 

परीख, गीता (कुमारी कापडिया ) 


नामानृक्रमणी 


१४८ 

परे, वहाब ११३, ११४ 

प्रकाशम, टी० ४४४ 

प्रजाराम १३३ 

प्रतापसिंह, राणा ३१२, ३४७ 

प्रभावती देवी २३६ 

प्रहराज, गोपालच न्द्र ४४, ४५ 

प्रसाद, जयशकर १९२ 

पर्वत वाणि ९२ 

पाउण्ड, एज़रा ४२, ४२६ 

पाठक, जयत १३३ 

पाठक, प्राणजीवन १४३ 

पाठक, रमणलाल १४० 

पाठक, रामनारायण 
१३९, १४९ 

पाठक, श्रीधर ४१९ 

पाडगावकर, मगेश २६७ 

पाणिग्राही, कालिन्दीचरण ४१ 

पाणिनि ८१, २९७,२९९ 

पाणी, वैष्णव ३९ 

पालग्रेव ७९ 

पाल, विपिनचन्द्र २३७ 

पाल, विपिन ४४३ 

पार्थसारथी, एस० ३५८ 

पारीख, जे ० टी० ३४६ 


(ह्िरेफ) 


४९१ 


पिनाकिन ठाकोर १३६ 
पिललई, ई० वी० क्रृष्ण 
२९२ 

पिल्लई, इलकुल कुज्जन्‌ २९३, २९४ 

पिल्‍लई, ईइप्पल्ली राषवन २८४ 

पिल्लई, ए० बालकृप्ण २८७, २९०, 
२९१ 

पिल्ले, ए० वैयापुरी १७२ 

पिललई, चड्डम्पुपा क्रप्ण २८३ 
२८४ 

पिल्लई, के० रामकृष्ण २९० 

पिल्‍लई, केनिवकरा पद्मनाभ २९० 

पिल्‍्लै, एम० एस० पूर्णलिगम्‌ 
१७२ 

पिल्ले, ति० पी० मीनाक्षिसुन्दरम्‌ 
१५२ 

पिललई, एन० कृष्ण २९० 

पिल्‍ले, एन० गोपाल ३५७ 

पिल्‍लई, एन० नीलकठ ३३४ 

पिल्‍लई, तकपी जिवशकर २८८, 
२८९ 

पिल्‍लई, पी० के० नारायण २७९, 
२९०, २९१, २९२ 

पिल्लई, पी० गोविन्द २९३ 

पिल्‍लई, रामकृष्ण ४३८ 


२९०, 


पितले, डी० एम०, नाथमाघव पिल्लई, सी० वी० रामन २७९, 


२४८ 


८८२, २९०, २९१ 


४५९२ 


पिल्ले, सुन्दरम्‌ १६८ 

पिल्लई, सूरनाद कुम्भन्‌ २९१ 

पिपारेडि, श्रदटूर कृष्ण २९४ 

प्रिमदास २८९ 

प्रियम्वदा देवी २६६ 

प्रियोलकर, ए० के० २७३ 

प्रीतम, प्रमता २०६, २०७, २०८ 

प्रीतमदास ३८५ 

प्रीतमसिह, सफीर २०८ 

पृथ्वीनाथ पुरुष १०८ 

पृथ्वीनद्र ४१६ 

पृथ्वीराज ३१२ 

पृदुण्ण, एम० एस० ८६ 

पृद्रप्प, डी० बी० ८७, ८८, ८९, 
९१, ९६, ९८, १०३ 

पुराणिक के० टी ० ९२ 

पुराणी, भ्रम्वालाल ३२३ 

पुरोहित, वेणीभाई १३३, १४० 

पृष्करमान ११० 

पूजालान १३१ 

प्र्णासिह २०५ 

पूर्णानन्द ३२४ 


पेटलीवर, ईग्वर १३६, १३७, १३९ 


पेदल्न १७५ 

पेददत्ना, भ्रल्लस्तणि ३५७ 
पेन, टामत ४९ 
पेरिवलीज १७८ 


भ्राज का भारतीय साहित्य 


प्रेगड, यर्रा १७५ 

प्रेमचद २९, ६२, ६४ ६८, १४८ 
१८७, ४०२,४०७, ४०८, ४०९, 
४१० 

प्रमानन्द १२६ 

प्रेमी ११६, ११८ 

पै, गोविन्द ८७, ९१, ९२, ९३, 
९५, १०२ 

पो ७९ 

पोकरदास ३९३ 

पोट्टेक्काट्ट,एस ० के ० २८९,२९२ 

पोतन्न १७५ 

पोनन ७६ 

पोप ४०३ 

पोपिगार १५४ 

प्यारेलाल 'आाशोब' ५१ 

प्लेटो १४८ 

फ 

फ्रासिस, सन्‍्त १६० 

फडके, ना० सी० २६०, २६१, 
२६३, २६९४, २६५, २७१ 

फेरवाणी, लीलाराम ३८३ 

फाजिल ११६, २७९ 

फानी ५६ 

फारूकी, ख्वाजा अहमद, डॉ० ४८ 

फारुकी, एहसन ६९ 

फार्स्टर ४३१ 


तामानुक्रमणी 


फिक्रे तौसवी ७० 
फिदज़जेराल्ड २९६ 
फिरदौसी ६१, ११३ 
फिराक ५७, ५८, ६२, ७१ 
फिशर, एच० ए० एल० ४३७ 
फुटंडो, जोसेफ ४४६ 

कुले, ज्योतिराव २४२ 
फूकन, चन्द्रकान्त १४ 
फूकन, नीलमणि ५ 

फूकन, लक्ष्मीनाथ १८ 
फ्रेजर, जे० एन० २७३ 
फंस ५८, ५९, ६२ 
पुलायबेर ४०४ 


क्ल्‌ 

बकिमचद्र (दे० चटर्जी, बकिमचद्र ) 

बगरस्वामी, ग्रार० ४४८ 

बदोपाध्याय, ताराशकर, २३४ 

बदोपाध्याय, माणिक २३४, २३५ 

बच्चन, हरिवशराय ४१२, ४१८, 
४२५ 

बडाल, शअ्रक्षयकुमार २२५ 

बडबरुआ, कृपावर २१ 

बडबरुआा, हितेश्वर ६ 

वनफूल २३४ 

बनर्जी, विभूतिभूषण २३३ 

बनर्जी, श्रीकुमार २३७ 

बरकाकती, रत्नकात ८ 


४९३ 


बरगोहाई, हेमेत २० 

बरदले, रजनीकान्त १४ १५ 

बरदलै, रद्रराम ११ 

बरा, मही १८ 

बरा, सत्यनाथ २१ 

बरुआ, गुणानिराम ११ 

बरुआ, चद्धधर १३ 

बरुआ, देवकान्त ८ 

बरुआ, नवकान्त १०, १६ 

बस्आ, प्रीति ९ 

बरुआ, बिननन्‍दचन्द ८ 

बरुआ, विरिचिकुमार, डॉ० १, 
२२, २३ 

बरुआ, बीना १८ 

बरुआ, हरिनारायण दत्त २२ 

बरुआ, हेम १० 

बरुआ, हेमचद्र ११, २१ 

बरुआनी, धर्मदवरीदेवी ९ 

बरो, टी० ३०० 

बर्क ७८, ४३६ 

बकले ३२४ 

बडे ३०९ 

बल, नन्‍्दकिभोर ३५ 

बलरामदास ३२ 

वबलवन्तराय १२८ 

बलवन्तसिह ६४, ६५ 

बगीर २८८, २८९ 


४९४ 


वेसव ९२ 

वसवनाल ९०, ९५ 

वेसु, काली हरदास ३१३ 

बसु, प्रतिमा २३६ 

वध, वृद्धेव ९, २३१, २३२, 
२२५, २३७, २३९ 

बसु, मनोज २३५ 

बसु, मोनीद्पात्न २३५ 

बसु, योगीद्धनाथ २३६ 

बसु, लतिका ४६४ 

बसु, समरेश २३५ 

बसु, सुनिर्मत्त २३६ 

बाइरन २२१, ४०७ 

वागेवाडिकर, वासुदेव शास्त्री 
२६३, ३६५ 

बाण २९९, ३१५, ३७७ 

वापट, बसंत २६७ 

वापिराजू, थ्राडिवि १७७, १८१, 
१८५, १८६ 

बावर, आग ६५ 

बावानी, कौरत ३९१ 

बोरेकर, वा० भ० २५५, २६७, 
२४० 

बारोट, सारंग १३६ 

वार्थोतोक्यू, ग्रार० एल० ४४७ 

बालाकवि २४४ 

बालजाक ४०४ 


प्राण का भारतीय सोहित्य 


वाबाणी, तोब्राराम ३८३ 

वासवेल्र ७९ 

वीचि ९९ 

विदने्वर (एन० रघुनाथ ऐपर) 
४४८ 

विल्हुण १६१, ३४७ 

विश्वी, प्रथमनाथ २ ३७ 

वृद्ध, गौतम ९२, १६१ 

वुर-दनपित्री ३८२ 

वृदिहाल मठ १०३ 

वृलचंद कोइमल ३८५ 

वेकन ३२४, २८४ 

वेकस ३७७ 

बेग, फरहतुल्ता ७० 

वेग, रज्जव अ्त्ती ७ ३ 

वेजवह्प्रा, लक्ष्मीनाथ ४,५, ११, 
९२, १७, २०, २ १, २२ 

बेटाई, सुन्दरणी १३२ 

बेटिगेरी ८७, ८८ 

बेडेकर, दि० करे २७३ 

वेडेकर, मालती (दे०' शिंएरकर 

विभावरी) 

वेडेकर, विश्राम २६२ 

वेदिल ३७७, ३७९, ३८७ 

वेदी, राजेदरसिह: ६४,-६५,२ १३ 

बनजीव शाह ५४ 

बेद्र ८२, ८३, ८७, ८८; ८९, 


नामानृक्रमणी 


९१, ९४, ९६, ९७, ९८, १००, 
१०१ 

बेन्द्रे, एल० जे० ९२ 

बेबस (दे० किशनचद मास्टर) 

बेलेप्टाइन, डॉ० ३२० 

वेसेण्ट, एनी ८४ 

बेहुरा, बी० के० डॉ० ४५ 

बनर्जी, करणानिधान २२५ 

बनर्जी, चारुचन्द्र २२५ 

बैनर्जी, राखालदास ३७४ 

ब्राउन, सी० पी० १८१ 

ब्राउनिंग २२१ 

ब्राउन, टामस, सर ४४१ 

ब्राउनिंग, राबट ८ 

ब्राउनिंग, श्रीमती ४४३ 

ब्रान्सन ४ 

ब्रैडले ७९, १६५ 

बोकिल, वि० वि० २६३ 

वोरा, महेन्द्र 

ब्रोकर, गुलावदाम १३९, १४०, 
१४३ 

बोस, सुभाषचद्र ९३, ३६३, ४६२ 

ब्लैवट्स्की २२० 

व्योनंसन २५८ 

भ 

भगत, निरजन १३३ 


४९५ 


भगवद्गीतादास ३२० 

भगवदाचायं, स्वामी २६४ 

भगवानदास, डॉ० ३१९ 

भेंट, एम० रामइंप्ण ३२२, ३२८, 
३३२, 3३3४, ३६६ 

भट्ट, तारायण ८९ 

भट्ट, वि० जी० ९९, १०२ 

भट्ट, विश्वताथ १४८, १४९ 

भद॒टाचार्य, सजय २३७ 

भट्टाचायें, कमलाकान्त ५, १४ 

भट्टाचायं, जतीन्द्रनाथ ३४० 

भट्टाचायं, हृषिकेश ३२७ 

भट्टाच यं, भवानी ४५७, ४५८ 

भट्टाचायं, एम० एम० ४४८ 

भट्टाचार्य, विधुशेखर, मभ० म० 
३६० 

भट्टाचार्य, वीरेन्द्रकुमार १६, २० 

भट्टाचार्य, एम० पी० ३३२ 

भट्टाचार्य, सुकान्त २३६ 

भम्भानी, नारायण ३९० 

भरत ३७१ 

भवभूति, विद्यारत्न ३३५ 

भाटिया, गोविंद ३८० 

भाटे, जी० सी० २७३ 

भादुरी, सतीनाथ २३४, २३५ 

भानु, चि० गो० २४८ 


४९६ 


भायाणी, हरिवल्लभ १४९ 

भारतचन्द्र २१६ 

भारती, धर्मवीर ४२६ 

भारती, नित्यानंद ३२२ 

भारती, सुत्रह्मण्य १५५, १५६ 
१५९, १६०, १६२, १६६ १७१ 

भारतेन्दु, हरिदचन्द्र ४०२, ४०३ 

भारद्वाज ३२५ 

भालण १२६ 

भावे, विनोवा ३६५ 

भावे, य० दि० २६८, २६९ 

भास, २९७ 

भास्करन, पी० २८७ 

भास्कराचद, स्वामिन ३५७ 

भिसे २४९ 

भिक्षराम ३६३ 

भीम १२६ 

भीमभट्ट, एन० ३६७ 

भुद्दया, नकुलचद्ध १३, २२ 

भुइया, सूर्यकृमार २२, २३ 

भूषण, जग्गू बकुल ३४६ 

भूषण, पी० एन, प्रो० १९३ 

भूषण, वी० एन० ४४६ 

भेरूमल मेहरचन्द ३७७, २३८८, 
३८९, ३९२ 

भोज, १७८ 

भोजो १२६ 


ग्राज का भारतीय साहित्य 


स्‌ 

मगेशराव, पजे ८६, ८७, ९५ 

मठो ६५ 

मडाल, चन्दलाल कौल ११० 

मुड्ब्शेरी, जोसेफ २८७, २८९, 
२९०, २९१ 

मृणी, क० मा० १३६, १३७, 
१३९, १४२, १४४८, १५१, 
३२८, ४४९, ४६२ 

मृथयी, केतन १३९ 

मशारमाणी, दयो ३८२, ३८६ 

मकवूल अ्रहमदपुरी ६१ 

मजनू गोरखपुरी ७१ 

मजूमदार, बी० सी० ४७ 

मजूमदार, मोहितलाल २२५, 
२३७ 

मजूमदार, आर० सी० ४४९ 

मजूमदार, लीला २३६ 

मजरूह ५८ 

मजाज ६२ 

मद॒दू, वली उल्लाह ११२ 

मडिया, चुनीलाल १३६ १२९, 
१४३ 

मर्ढकर, वा० सी० २६७, २७१ 
२७२ 

मणियार, प्रियकान्त १३३ 

मणीसिह १९९ 


नामानृक्रमणी 


मनवलली, गगाधर शास्त्री ३१४ 

मनकाड, दोलाराय १४९ 

मप्पिल्ले, कडतिल बर्गीस २९५ 

मराठे, के० बी० २७३ 

मराठे, चि० य० २७२ 

मरार, कुट्टीकृष्ण २९१ 

मलकाणी, नारायणदास ३९० 

मलकाणी, मघाराम ३८१, ३८३, 
३९०, ३९१ 

मलिक, श्रव्दुल २० 

मल्लिक, कुमुदरजन २२५ 

मल्लिक, गुरदयाल, सत ४४७ 

मल्लिकार्जुनराव, वाई० ३५६ 

महजूर ११४, ११५, ११६, ११९, 
१२२ 

महन्त, गोविन्द १६ 

महन्त, मित्रदेव १३ 

मह॒व्वाणी, गोरषन ३८२ 

महरूम ५९ 

महादेवन, पी० १७२ 

महादेवी वर्मा ४०६ 

महान्ती, श्रात्तंतल्लभ, डॉ० ४६ 

महान्ती, कान्ट्चरण ४३, ४४ 

महान्ती, गोपीनाथ ४३, ४४ 

महापात्र, गोकुलन द ४५ 

महापान्र नित्यानत्द ४३ 

महामुनि, मनवाल १५४ 


४९७ 


महाव्रत २४८ 

महेता, चनद्धवदन १४२, (४४ 

महेता, धनसुखलाल १३९, (१४४ 

महेता, नर्रसह १२५, १२६ 

महेता, लामुबेन १४८ 

महेता, बबलभाई १४५ 

महेद्नाथ ६५ 

मशरूवाला, किशोरीलाल' १४९ 

मसरूर ३७९ 

मसरूर, हाजरा ६५ 

मसानी, रुस्तम, सर ४४८ 

मस्तूर, खादीजा ६५ 

माटे, श्री० म० २६४, २६५ 

माड्खोलकर, ग० व्य० २६१ 

माड्यूलकर, ग० दि०२६ ८ 

माडगूलकर, व्यकटेश २६९ 

माणेक, करसनदास १३३, १४७ 

माथुर, गिरिजाकुमार ४१३ 

माथुर, जगदीगचन्द्र ४२८ 

माधवकदली १ 

मानकुमारी देवी २३६ 

मानटेत ४४८ 

मानसिह, भायाधर २४ 

मान्वि ९० 

माप्पिला, कट्टठकयत्तिलचेरियान 
२८६ 

मामतोरा, आसानन्द ३८९ 


४९८ 


मारीवाला, चेतन ३८९ 

मारीवाला, हरीराम ३८२ 

माकसे, काले ४१ 

मार्कण्डेय ४२७ 

मा्कंण्डेय, कमला ४५७, ४५९ 

मालइ, अल्लि अरशाणि १६१ 

मालवाड ९० 

मालवीय, मदनमोहन ३६३ 

मालिकराम ७२ 

माल्टी, गोविन्द ३९१ 

मावलकर, जी० वी० १४० 

मास्ति, वेक्टेश झआयगर ७, ८, 
८८, ८९, ९१, ९५, ९७, ९८, 
१०२, १०७ 

मित्र २४९ 

मिश्र, गोदावरीश ३७, ३८, ४४ 

मिश्र, कृपासिधु ३७, ३८ 

मित्र, दीनबधू १२ 

मित्र, दीनबन्धु २१७, २३६ 

मित्र, नरेन्द्र २३४, २३५ 

मित्र, प्रेमेद्द २३१, २३२२, २३४, 
र्२५ 

मित्र, सजूमदास दत्तिणारजन, 
२३६ 

मिराशी, वी० वी०, याम० ३४४ 

मिरासदार, डी० एम० २६९ 

मिर्जी ९२ 


आज का भारतीय साहित्य 


मिल ४९, ७९, ८१ 

मिल्टन ६, ७, ८, १४८, ३८२, 
४०३, ४३६ 

मिश्र, कामपाल ३९ 

मिश्र, केशवप्रसाद ४२७ 

मिश्र, वैद्यनाथ ४६ 

मिश्र, मनमोहन ४२ 

मिश्र, योगस्यान ३२५ 

मिश्र, लक्ष्मीनारायण ४२८ 

मिश्र, भवानीप्रसाद ४२५, ४२६ 

मिश्र, विनायक ४४, ४५ 

मिश्र, साधुशरण ३६४ 

मीर ५२ 

मीरहसन ५२ 

मीराजी ६२ 

मीराबाई १२६, ३१३ 

मुकुन्दराज २४१ 

मुक्तेश्वर २४१ 

मुक्तिबोध, शरत्चद्र २६७ 

मुखर्जी, आशुतोष ३६३, ४५० 

मुखर्जी, प्रभातकुमार २२५, २४९ 

मुखर्जी, भूदेव ३२६ 

मुखर्जी, शेलजानन्द २३३, २३४ 

मुखर्जी, सौरीद्ध मोहन २२५ 

मुखोपाध्याय, धूजंटीप्रसाद २३७ 

मुखोपाध्याय, ब्रजलाल ३२० 

मुखोपाध्याय, भूदेव २३७ 


नामानूक्रमणी 


मुखोपाध्याय, विभूतिभूषण २३४, 
२२५ 

मुखोपाध्याय, सुभाप २३६ 

मुगलि, श्रार० एस०, डॉ० ८७, 

८८, ९०, ९३, १०४, १०७ 

मुदबीड ८६ 

मुदलियार, टी० के० चिदम्वरनाड 
१६६ 

मुदलियार, टी० वी० कल्याण- 
सुदरम १६३, १६६ 

मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी ४५० 

मुदलियार, सबद १६८, १६९ 

मुहृण्ण ८६, ९५ 

मुमताज़ मुफ्ती ६५ 

मुमताज़ शीरी ६५ 

मुमताज़ हुसैन ७१ 

मुराद ३७७ 

मुलवागल' ८१ 

मृसह॒फी ५४, ५६ 

मुसोलिनी ३५१ 

मुहम्मद, के० टी० २८ 

मूर, पी० एच० ४ 

मूतिराव, ए० एन० ८९, १०२ 

मृलचद, लाला ३८० 

मेइकडार १५४ 

मेधाब्रत ३३८ 

मेैधी, कालिराम २२ 


४९९ 


मेनन, कुडूर नारायण २८५, २८६ 

मेनन, कै० पी० केशव २९२ 

मेनन, के० पी० पद्मनाम २९४ 

मेनन, चन्तु २७८, २७९ 

मेनन, टी० के० कृष्ण २९८ 

मेनन, वालप्पाटु नारायण २८३, 
२९८ 

मेनन, बैलोप्पल्ला श्रीधरा २८७ 

मेनन, सी० भ्रच्युत २९४ 

मेनन, सी० नारायण ४४८ 

मेनेजेस, भ्रार्मेण्यो ४४६ 

मेलाराम ३९३ 

मेहता, नरेश मेहर, गुलाम रसूल 
७२ 

मेहर, गगाधर ३५, ४१, ४५ 

मेकनिकोल, निकोल २७४ 

मेंकाले ७८, ७९, १६६, ४३३, 
४४३ 

मेक्समूलर ८१, ३६८ 

मंजिनी ४९ 

मंत्रेयीदेवी २३६ 

मैसकरेनहस, लेम्बर्ट ४५७ 

मोईनुद्दीन, शाह ७३ 

मोकाभी, दि० बा० २६९ 

मोडक, पी० के० ३५९ 

मोडक, सीरिल ४४७ 

मोतीप्रकाश ३८२ 


५०० 


मोदी, होमी, सर ४४८ 

मोपासाँ, गाय द ६४, १४८, 
२८९, २९१, २९६, ४०४ 

मोमिन ५६, ५७ 

मोलियर ४०३ 

मोहनसिह २०६ 

मोहनसिह, डॉ० २१३ 

मोहम्मद मुजीव ७१ 

मोहम्मद शीरानी ७२ 

मोहम्मद सिद्दीक मेमण ३८९ 

मोहम्मद, हजरत ३८९ 

मोहम्मद हुसैन ७१ 

मोहानी, हसरत ५४, ५५, ५६ 

मोरियो ३७८ 

मोरियाणी, बशीर ३८२ 

मोरेस, फ्रेक ४४९ ४५० 

भोरोपत २४१ 

मोरोपन्त ३५७ 

मोहिउद्दीन, अख्तर ११० 

मोद्‌दी, मौलाना ७३ 

म्यूर, जान ३२० 

म्हसकर, के० एस० ३२६ 

य 

युग १०२ 

यलदरम ६४ 

यशपाल ४०८, ४१६ 

याज्ञिक, इन्दुलाल १४४ 


झ्राज का भारतीय साहित्य 


याज्ञिक, म० म० ३४७ 

याजवन, ब्वेतारण्यम्‌ नारायण 
३२४ 

यायावर २३७ 

यूसुफ हुसैन, डॉ० ७५ 

योगानद, परमहस ४४९ 

र्‌ 

रगण्ण ९०, १०२ 

रगलाल २१७ 

रगाचारी, श्रार० ३३५ 

रगाचारी, शान्ता, ४४८ 

रगाचाय॑ ३३५ 

रागणेकर, मो० ग० २५९ 

रागेय राधव ४१६ 

राजर ३४० 

रघुनाथ २४१ 

रघुवीर सहाय ४२६ 

रजा ६१ 

रत्नाकरवर्णी ७७, ८२ 

रन्‍न ७६ 

रमण, महपि ३२२, ३२३ 

रमाकान्त १०१ 

रमेशचद्र ४३७, ४३८ 

रविश ५८ 

रवीन्द्रनाथ (दे० ठाकुर, रवीच्नाथ्‌) 

रशीद, आदिल ७० 

रसूल मीर ११४ 


नामानृक्रमणी 


रसेल १६५ 

रसेल, बट्रेण्ड ८१ 

रसेल, आर० ७५ 

रहमाव १९२ 

रहमीन, फैज़ी ४४८ 

राइडर ८१ 

राइस, ई० पी० ८२, १०७ 

राइस, लेविस ३१५ 

राउतराय, सची ४२ 

राघवन, वे० २९९ 

राघवन, ए० श्रीनिवास, प्रो० 

राघवाचार, के० वी० ८८ 

राजन, बी० ४४७ 

राजगोपालाचार्य, 
१६५, १७३, ४५१ 

राजदान, कृष्ण ११४ 

राजमन्तार १८८ 

राजरत्तम्‌ ८७, ९०, ९७, १०१ 

राजखोबा, शैलवर १३ 

राजराज १६९, १७६ 

राजराज वर्मा ३४८ 

राजराज वर्मा, ए० झार० २७९, 
२९१, २९४, ३१६ 

राजराज वर्मा, वडक्कुक्क्र २८६, 
२९४ 

राजा, के० के० २८८ 

राजा, सी० कुजत, डॉ० २७५, 


सी० १६४, 


५०१ 


३३२, ३६६, २३६७ 

राजानक, गोविन्द ३११ 

राजाराम स्वामी ३०९ 

राजाराव ४४६ 

राजु, पी० टी०, डॉ० १९३, ४४९ 

राजन्द्रप्रसाद ३६३, ४४९ 

राजेश्वरी, प्रो० १६५ 

राधाकृष्णन, सर्वपल्ली 
४४९, ४५१, ४५४ 

राधारानी देवी २३६ 

रानाडे, महादेव गोविन्द २४७, 
२५१, ४४९ 

रानाडे, रमावाई २५१ 

रानाडे, भ्रार० डी० २७३, ४४९ 

रामकृष्ण २३७ 

रामकृष्ण, तेनालि १७५ 

रामकृष्ण, परमहस ८४, १०३, 
३१३, ३२२, ४२३६ 

रामक्ृष्ण, मोचेल ३६२ 

रामकृष्ण, लाजवन्ती २१३ 

रामचन्द्र, कोराड, कवि ३१५, 
३४१ 

रामचन्द्र, प्रो० ५१ 

रामगोपाल ४४९ 

रामदास २४०, ३१३ 

रामदास, गुरु १९७ 

रामप्रसाद २१९ 


३६३, 


+.] ह।( 


रामदास, बेटनमकोरा १९१ 

राममृत्ि, भ्ार० २३९ 

गाममोटनरागम, राजा ८३, २१७ 
२८, ४०३, ४३३, ४६५ 

रामराज भूषण १७५ 

रागराम ३६६ 

रामचर्मा वयलार २८७, ३१६ 

गरामरवरप ३१८ 

रामस्वामी ३५९ 

गमाचद्राचार्य ३४० 

रामाचायं, जी० ३३ 

रामानद सागर ६९ 

ग़मानूज १५४ 

रामानूजन, ए७ के ४४७ 

रामाराब, दिगमूति १९१ 

रामाराव, बी० ८६ 

रामाराव, एम०, ठॉ० १९२ 

गमाराब, शान्‍ना ४५०, ४५९ 

गाय, प्रन्नदाशवर ४० २३४ 
२३७, २२५९ 

राय, प्रणीम २३६५ 

राय, कामिनी २३६ 

राय, कालिदास २२५ 

राय, गिरिजाशकर ४५ 

राय, चिक्‍कदेव ७७ 

राय, दिलोपकुमार ४५५, ४५६ 

राय, द्विजेद्रलाल २३७ 


7 


प्राज का भारतीय साहित्य 


राब, वाणी २३६ 
राय, मणीन्द्र २३६ 
राय, एम० एन० ४४९, ४६२ 
राय, राधानाथ ३०, ३१, ३२ 

३३, ३४, ३५, २६ ४४ 
राय, रामशकर ३९, ४४ 
दास, कुज बिहारी, डॉ० ४३ 
गाय, शशिभूषण ४४ 
राय, सुऊुमार २३६ 
रायचोौधुरी, भ्रम्बिकागिरि ६, ७ 
रायचौबवरी, उपेन्द्रकिशोर २३६ 
रायचीध री, सरोज २३४ 
रायचोधुरी सुचित्रता ९ 
राव ९२, ९६ 
राव, अब्बूरी रामकृष्ण १७९ 
राव, कर्णगाज शेपगिरि १९२ 
राव, कविकोडल वेकट १८१ 
राव, काटूरि वेकटेग्वर १८२ 
राव के० रामकोटीग्वर १७४ 
राव, के० वी० लक्ष्मण १८८ 
राव, कोम्यूरि वेनुगोपाल १९१ 
राव, चेलापति ४४८, ४५० 
राव, टी० राजगोपाल १९३ 
राव, तारिणीचरण ४४ 
राव, दार्मेल रामा १८१ 
राव, मधुसूदन ३०, ३५, ३६ 
राव, नागेंज्वर ३३ 

आ-११ 


नामानृक्रमणी 


राव, नालें वेकटेशवर १८८ 

राव, पानृगटि तरसिह १८७ 

राव, वालकृष्ण ४१२ 

राव, वी० वबी० एल० नरसिंह 
१९२ 

राव, मल्लवरपुविश्वेश्वर १८३ 

राव, मुनिमाणिक्यमू_ नरसिह 
१८४, १९२ 

शराब, रामा ३१३, ३१४, ३३६, 
३४८, ३५०, ३६३ 

राव, वी० वेकटेश्वर १९२ 

राव, श्रीकृष्ण १८८ 

राव, श्रीरगम श्रीनिवास १८२ 

राव, सी० नारायण, डॉ० १७४ 
१९३ 

राव, सी० वीरभद्र १८८ 

राव, सुखलता २३६ 

राव, स्थानम नर्रासह १८७ 

राव, हरिप्रसाद १८७ 

राव, वहादुर, एच० भुजन १९३ 

रावल, श्रनन्तराय १४९ 

राशिद ६२ 

राशिडेकर (दे० शास्त्री, श्रप्पा) 

राही ११६, १२१, १२२, ३८२ 

रिज़वी, मसूद हुसन ७१ 

रियाज़ ५५ 

स्केया, वेगस (मिसेज झआार6 


१०३ 


एस० हुसैन) २३०,२३६ 

रुद्र ४२७ 

रुसवा, हादी ६८ 

रूथनास्वामी, एम० ४५० 

रे, पी० सी० ४४९ 

रे, लीला २३९ 

रे, शिवनारायण २३७ 

रे, एस० आर० ३०९ 

रेऊ, विश्वेश्वरनाथ, म०म० ३१९ 

रेगे, पृू० शि० २६७ 

रेगे, सदानद २६९ 

रेड्डी, दुव्बूरि रामि १८१ 

रेड्डी, पी० श्रीरामुलू १८९ 

रेड्डी, सी० नारायण १८९ 

रेड, सी० आर० डॉ० १८३, 
९२, ४३२, ४५० 

रेणदेवी ३३८ 

रेणू, फणीब्वरनाथ ४२७ 

रोड़ीग्यस, भेनुएल सी० ४४६ 

रोशन ११०, ११६, ११८, १२१, 

१२३ 

रोहल ३७७ 

ल 

लक्ष्मी श्रम्मालदेवी ३६२ 

लक्ष्मीकान्तमू, पिगलि १८१, १८२ 

१९२ 
लक्मीनरसिंहमू, चिलकमूर्ति १७६, 


५०४ 


१७७, १८५ 
लक्ष्मीनारायण, वुन्‍्नव, १८६ 
लक्ष्मीवाई, रानी ३३१ 
लक्ष्मीश ७७ 
लक्ष्मेश्वर, बि० के० ९५ 
ललल दुयद ११२, १११ 
लॉक ३२४ 
लृत्फरहमान २३० 
लाजपतराय ४४४, ४६६ 
लान, पी० ४४७ 
नारेन्स, डी० एच० ९९ 
नादू २७८ 
नीलाराम वातणमल ३९४ 
लीलारामतिह ३७९, ३८२ 
लीलाशक १७६ 
लेगुई १५० 
लेखराज ग्रजीज ३७९ 
लेखारू, उपेन्द्र २२ 
लेडेन ४३० 
लेवी, निधि ४ 
लेसिंग ३४९ 
लैक्सनेस, हेल्डोर ४६ 
लेवब ७९, ३४९ 
लोकाचाये, पिल्‍ले १५४ 
लोन, भली मोहम्मद ११०, १११ 
लोबोप्रभु, जे० एम० ४४८ 
लियाल, अल्फ्रेड, सर ४३० 


आज का भारतीय साहित्य 


तब 

वद्योपाध्याय, इच्धनाथ ३२९ 

वेकटनारायण राय, विजयानगरम्‌, 
के० वी० ३४२ 

वेकट रमणस्या, सी० ३४२, ३४६, 
३४९ 

वेकट रमणाचाय, एम० ३४९, 
३५५ 

वेकट रमणी, के० एस ३६०, 
४४४, डंडैं५, ४५९, ४६6 

वेकटरामय्य ८८ 

वेकटरामय्या, सी० ३२५, ३६० 

वेकटरामय्य, सी० के० ९८ 

वेकटाचलम्‌, गुडिपाटी १८५ 

वेकटाचार्य ७९ 

वेकटेश, मास्ती झायगर १८४ 

वेकण्णा १०० 

वकील, व्यकटेश २७२ 

वठावे, बाबा दीक्षित ३४५ 

वत्सराज २९६ 

बदूद, काजी अब्दुल २१४ 

वरगिरि ९२ 

वरदाचारियर, एस७ टी७ जी० 
३१६, २५६, २६१ 

वरदराज हर्मा, सी० ३५० 

वरलक्ष्मम्मा, कनुपर्ती १८५ 

वरेरकर, मामा २५७, २५८, 


नामानुक्रमणी 


२६०, २७१ 

वर्की, पोनकुन्त २८९ 

वजिल १४८ 

वडस्वर्थ ६, ७८, ७९, ३८२, 
४०७०७ श 

वर्णेकर, एस० बी० ३४० ३६३, 

वर्मा, भगवतीचरण ४१२३, ४१८ 

वर्मा, वुन्दावनलाल ४१७ 

तर्मा, रामकुमार ४२८ 

वली, जगन्नाथ ११० 

वली, शेख नुर॒हीन (नुन्द ऋषि) 
११२ 

वर्तक, श्री० वी २५८ 


घलल्‍लत्तोल, नारायण मेनन २८१, 
२८२, २८५, २९५, २९६, 
२९८ 


वल्लभाचार्य ३१३ 

वशिष्ठ, मुनि (दे० शआास्त्री, 
काव्यकठम्‌ गणपति) 

वश्षिष्ठ सत्यदेव ३६४ 

वसुराय १७६ 

वाइल्ड, भास्कर ७९, ४४० 

वाक (खासा सुब्वाराव) ४४८ 

वाजपेयिन, अ्रप्पा ३५५ 

वाडप्पि ९२ 

बातवे, एत० एम० ३२६ 
वात्स्यायन, मदन ४२६ 


१०५ 


वात्यावन, सच्चिदानद ३९५, 
४२३ 

वाधुमल गगाराम ३८६ 

वामन २४१ 

वामनाचार्य ३१३ 

वारियर, कुत्रन ३१६ 

वारियर, ए० वी० कृष्ण ३१६ 

वारियर, एन० वी० कृष्ण २८७ 

वारियर, पी० एस० ३२६ 

वारियर, वी० के० कृष्ण २९५ 

वारियर, उनन्‍नय्य २७६ 

वाल्टेयर ४९ 

वाल्मीकि ४५२ 

वासवाणी, टी० एल> 
३८१, ३८२, ३९४ 

वासवाणी, फतेहचद, मगतराम 
३९३ 

वासिफ ३७९ 

वासुमल, जयरामदास ३८५ 

विकटनितम्बा ३५४ 

विक्टोरिया ३०९ 

विवलकर, एस० आर० २७० 

विजयतुग, जे० ४४७ 

विजयानद ३४७ 

विज्जिका ३५४ 

विट्वल गास्त्री ३२४, ३२५ 

विट्वुलाचार्य, मुदुदु ३४४ 


३८०, 


५०६ 


विद्यानाथ १७६ 

विद्यापति २१५ 

विद्यालंकार, मृत्युजय २१७ 

विद्युत्मभा देवी ४७ 

विनायक (दे० गोकाक, वि०क्ृ० ) 

विनायके २४३, ३०९ 

विनोदिनी नीलकठ १३९, १४८ 

विपुलानन्द, स्वामी १६६, २५८ 

वि, कुलवन्तसिह २१० 

विवेकानद १०३, ३२२, ३६३, 
४३६ 

विश्वनाथ नागेश ४३८ 

विश्वम्‌, विद्वात्‌ १८९ 

विश्वेश्वर ३२५ 

विश्वेश्वर दयाल ३३६ 

वीरसिंह भाई १९६, २०१, २०३२, 
२०३, २०४, २०५ 

वीरेंद्र बहादुरसिह ३१५ 

वीरेशलिगम्‌ १७६, १७८, १८५ 

वृन्दावनदास २१६ 

वैद्य, चि० वि० २४८ 

वेद्या, विजयराय १४९ 

वोडाग्गर, कृष्ण ३१५ 

व्यास ४५२ 

व्यास, अबिकादत्त ३१२ 

व्यास, हरि ४२६ 

व्हिटमैन, वाल्ट ४१, २२८ 


आज का भारतीय साहित्य 


शं 

शकर १५४ 

शंकरदेव १, २ 

शंकरराम ४४५ 
शंकराचार्य ३१३, ३२१, ३४१३ 
शंभूनाथ सिह ४२७ 

शुगलू, कृष्ण ४४७ 
शक्तिभद्र ३७१ 
शफीवुरंहमान ६५ 
शस्स-उन-नाहर बेगम २३६ 
शम्सुह्दीन बुलबुल २७९ 
शमशेर बहादुर लिह ४२५ 
शरर, अब्दुल हलीश ६७, ६८ 
शरीफ साहब ८६, ९५ 

शर्ट ३८४ ३९३ 

शर्मा ९१, ९२, १०२ 
शर्मा, भ्रप्पा ३४२, ३४५ 
शर्मा, अ्रखिलानन्द ३२२ 
शर्मा, अखिलानन्द ३१३ 
शर्मा, भ्रायनाथ १६ 

शर्मा, इच्धजीत ६१ 


शर्मा, गोपीनाथ ४५ 


शर्मा, गिरिजाप्रसाद ३१७ 
शर्मा, गिरिघर ३५९ 
शर्मा, चद्धभूषण ३१४ 
शर्मा, डी० एस० ३६४ 
शर्मा, दीनानाथ १९ 


नामानृक्रमणी 


शर्मा, दुर्गेश्वर ५ 

णर्मा, देवकीनदन ३६६ 

दर्मा, नलिन विलोचन ४२६ 

शर्मा, परशुराम ३३८ 

शर्मा, पी० वी० वरदराज ३३५ 

शर्मा, पुन्नसेरि नीलकठ ३२८, 
४५३, ३४८ 

शर्मा, पुरुषोत्तमदास ३१५ 

शर्मा, बटुकनाथ ३५३ 

शर्मा, वालभद्र ३३७ 

शर्मा, बी० एन०, डॉ० 

शर्मा, वेचन ३१४ 

शर्मा, मथरानाथ ३०८, ३६६ 

शर्मा, वी० वी० ३३४ 

शर्मा, मधुसूदन ३०९, ३१७ 

शर्मा, एम० वी० राय ४६० 

शर्मा, रवीद्ध कुमार ३२६ 

शर्मा, रा० अनन्तकृण्ण १९२ 

शर्मा, रामावतार, म० म० ३११, 
३२१ 

शर्मा, रालपलली अ्न तकृष्ण ३१५ 

शर्मा, लट्मीनाथ १८ 

शणभोग, लक्ष्मीनारायण ३६६ 

वर्मा, लक्ष्मीधर १९ 

शर्मा, वाई० नागेग ३४३ 

जर्मा, वेणुधर २२ 

शर्मा, श्रुतिकात ३३०, ३३१ 


५०७ 


शर्मा, सत्येद्रनाथ २२ 

गर्मा, सुदरसेन ३१४ 

शर्मा, सुदरेश २४७ 

शर्मा, सोमगंखर १८८ 

था, वर्ना्ड ७९, १४८, १६९ 

जानतकवि ८६ 

गान्तादेवी २३६ 

शापेनहावर ८१ 

गामल १२६ 

शास्त्री, भ्रनन्तक्ृपण, म० म० 
३०९, ३१८ 

गास्त्री, अप्पा १११, ३१८, ३२५, 
३२७, ३३१, ३३७ 

गास्त्री, इलत्तूर रामस्वामी ३२५ 

शास्त्री, उमामहेण्वर ३१३ 

गास्त्री, ए० वेकटराम ३३४ 

गास्त्री, कत्याणराम ३३८ 

गास्त्री, काव्यकठम्‌ गणपति ३०८, 
३११, २३२३ 

गास्त्री, वुक्‍्के सुन्नह्मण्यम्‌ ३४१ 

शास्त्री, के० जी० नठेण ३१८ 

बास्त्री, के० एल० वी० ३३४, 
३५१ 

शास्त्री, के० एल० वी० ३१७, 
३६७ 

गास्त्री, के० एस० इप्णमूर्ति, 
म6 म० २४० 


५०८ 


शास्त्री, केदारनाथ ३२७ 

शास्त्री, के० आर० शकरनारायण 
शे३५ 

शास्त्री, गणपति, म० म० ३३१ 

शास्त्री, गडियाराम शेष १८४ 

शास्त्री, गोपाल ३३८ 

शास्त्री, गौरीनाथ ३२१ 

शास्त्री, चिदम्बर ३३८ 

शास्त्री, जध्याल पापय्या १८३ 

शास्त्री, जगदराम ३३९, ३५८ 

शास्त्री, टी० वी० कपालि ३२३, 
३६०, २६९२ 

शास्त्री, तिर्पति १७७ 

शास्त्री, दामोदर, म० म० ३१५, 
३६२ 

शास्त्री, द्िजेल्रनाथ ३१७ 

शास्त्री, दु्गशिकर १४९ 

शास्त्री, नारायण ३३८ 

शास्त्री, नोरि नरसिह १८६ 

शास्त्री, पतुल श्रीराम १८९ 

शास्त्री, परवस्तु लक्ष्मीनरसिह 
३१२ 


न्‍न 


श्राज का भारतीय साहित्य 


शास्त्री, पी० पचापकेश ३१३ 

शास्त्री, यज्ञ स्वामी, म० म० 
३१४ 

शास्त्री, पी० पी० एस० ३१७ 

णास्त्री, पी० एस० सुब्रह्मण्य, डॉ० 
१७३, २६० 

शास्त्री, पी० शिवराम ३३४ 

शास्त्री, पोतकूचि सुब्रह्मण्य १९२ 

शास्त्री, पोल्लाहमराम ३२२ 

शास्त्री, बसवप्प ८१ 

शास्त्री, बुच्चि सुदरराम १८३ 

शास्त्री, भट्ट श्रीनारायण ३०८ 

शास्त्री, मथुरानाथ, कवि, ३१६, 
रे४०, रे४३, २५८ 

शास्त्री, मयूरम विश्वनाथ ३६६ 

शास्त्री, एम० एम० टी० गणपति 
३१० 

शास्त्री, एम० रामा ३४१ 

शास्त्री, भोक्‍कपाटि नरसिह १९० 

शास्त्री, राजू (त्यागराज), 
म० म० ३१४ 

शास्त्री, राजवल्लभ ३१३ 


शास्त्री, प्रभुद्त ३४१, रे४८, शास्त्री, भश्रार० एस० वेंकटराव 


२३६६९, २६८ 
शास्त्री, श्रीनारायण ३४६ 
शास्त्री, पिलका गणपति १८३ 
शास्त्री; पी० गजपति ३१८ 


३१६ 
शास्त्री, आर० सामा ३१६, ३२५ 
शास्त्री, राधामगलम नारायण ३०८ 
गास्त्री, रामकृष्ण (तात्या) ३१४ 


नामानृक्रमणी 


शास्त्री, रामसुब्बा ३२१ 

जास्त्री, लक्ष्मीनाथ ३११ 

शास्त्री, लटकर ३५७ 

शास्त्री, वशगोपाल ३२६ 

शास्त्री, वाई० महालिगम्‌ ३३४, 
३४०, ३४२, ३२४७, 3५२, 
३५४, ३५६, ३६० 

णास्त्री, विद्याधर ३१५ 

शास्त्री, वी० जगदीश्वर ३२३ 

शास्त्री, वी० ए० लतकर ३१२ 

गास्त्री, विद्यावर ३२६ 

शास्त्री, वी० एस रामस्वामी 
३३१ 

शास्त्री, वी० सु्यंनारायण ३६३ 

शास्त्री, वेकट १७७, १८३ 

शास्त्री, वेकट राघव ३२१ 

शास्त्री, वेदुम वेकटराय १७७, १८७ 

शास्त्री, वेदुल सत्यनारायण १७९ 

शास्त्री, वी० वेकेटराम ३५६ 

गास्त्री, गकर सुव्रह्मण्य ३५५ 

शास्त्री, जिवकुमार ३ १४ 

शास्त्री, शिवशकर १७९ 

शास्त्री, जेप वेकटाचल ३१८ 

शास्ती, सखाराम भागवत ३१२, 
३३२, २५७ 

शारत्री, एम० के० रामनाथ ३५१ 

जारती, एस० नीलकठ ३१८, 


५०९ 


२५५ 
जास्त्री, सा० मा०, डा० ३४९ 
गास्त्री, सी० पाइरग ३६४ 
गास्त्री, सी० एन० राय ३०८ 
शास्त्री, सुखदेव ३४३ 
शास्त्री, सुब्रह्मण्य ३५५, ३५६ 
गास्त्री, हरप्रसाद, म० म० १४९, 

२१४ 
गाह (दे० श्रव्दुल छतीफ ) 
गाह, कानतीलाल १४५ 
गाह, चुनीलाल वी० १३६ 
णाह, बुल्ले २०० 
शाह, राजेन्द्र १३६ 
गाह, वारिस १९७, २००, २०७ 
गाह, सी० आर० ३४८ 
गाहिद अ्रहमद देहलवी ७१ 
शहीदुल्लाह, मोहम्मद, डॉ० २२७ 
शितिकठ १०९, १११ 
जगिवली ७३ 
शिरवाडकर, वि० वा०, 'कुसुमाग्रज' 

२५६, २७० 
शिरूरकर, विभावरी २६२, २७० 


शिवप्रसादसिह ४२७ 
शिवयोगी, निजगण ७७ 
शिवराम ९५ 


विवराम, कुलकुन्द ९२, १०० 
निवस्द्रप्प ९२ 


११० 


शिवाजी १८४, ३१२ 

श्र 

श्री ८८, ९८ 

श्रीकठयूय, टी० एन० ८९, ९० 

श्रीकदयया, वी० एम० ७९, ८७ 

श्रीधर ९१ 

श्रीधराणी, कृष्णताल १३३, ४४९ 

श्रीनाथ १७५ 

श्रीनिवास, एम० एच० ४४९ 

श्रीनिवासचारी, पी० एन० ४४९ 

श्रीनिवास देगिकाचाये, टी० एस० 
३०८ 

श्रीनिवासन, के० ३३४ 

श्रीनिवासराघव, आर० ३१७ 

श्रीनिवास गास्त्री, वी० एस० 
४४९, ४५० 

श्रीनिवासाचार्य, तत्ति ३०८ 

श्रीनिवासाचार्य, तिरुमल बृबक- 
पट्टनम्‌ ३०९ 

श्रीनिवासाचार्य, 
म० म० ३२२ 

शूद्रक ८१, ३०२, २४८ 

शेख, वाई० के० ३८२ 

वेक्सपीयर ६, ७८, ७९, ८८, 
१४८, १६४, २४६, ३४८, दरे४९, 
३८३, ३८८ 

दोट्ट, वेकट ९५ 


लक्ष्मीपुरम्‌, 


का... 


ग्राज का भारतीय साहित्य 


शेरीडन ७९, ३८३ 

शेली ७८, २२१, ४०७ 

शेवक भोजराज ३८९, ३९२ 

शेषाद्रि, पी० ४४६ 

शौकत सिद्दीकी ६६ 

व्यामा (दे० निर्मला) 

सं 

सजयन (दे० नायर, एम० आर०) 

सजाना, जे० $० १४९ 

संपूर्णानन्द, डॉ० ३२४ 

सयोगिता ३११ 

सागी ३७९ 

साक्ृत्यायन, राहुल ३५८, ४१६ 

साडेसरा, भोगीलाल १४९ 

सिगेरियागार ३१५ 

सिंह, खुगवन्त १९४, २१३,४५७ 
३६०, ४६१ 

सिह, ग्यान २०० 

सिह, गुरदयाल २११ 

सिंह, गुरमुख, 'मुसाफिर २१२ 

सिंह, गुरवर्श २०८, २०९ 

सिंह, जसवन्त, 'कव॒ल' २०९ 

सिंह, तारा, मास्टर २१२ 

सिह, नबतेज २०९ 

सिंह, नानक २०९ 

सिह, रतन, भू गु २०० 

सिह, सतोख २०० 


नामानुक्रमणी 


सिह, सोहन, 'जोश' २१२ 

मेट्सवरी १५० 

सक्सेना रामबाबू, डॉ० ७२, ४५ 

सक्सेना, सर्वेष्वरदयाल ४२६ 

सचल ३७६, 

सच्चिदानन्द सरस्वती ३२१ 

सत्यनारायण ३१३ 

सत्यनारायण, स्षी० डॉ० १९२ 

सन्यनारायण, विच्वनाथ १८१, 
2८४, २१८६, १८७ 

गद्रगाणी गृली ३९० 

सदारगाणी, हह ३८६ 

सदाणिवराव, पी6 ८७० 

सन्त, इन्दिरा २६७ 

सन्त, ना० म० २६४ 

मन्‍्म, ८८ 

सब हरिदास ८२ 

सवंज ७७, ८२ 

सर्वातीस २९ 

सरकार, जदुनाथ ४८५ 

सरधार, रतननाथ ६७, ६८ 

सरनानन्द हासोमल ३८९ 

प्रो० सरवरी ७२ 

सरमस्त (दे० सचल) 

सरूर जहानावादी ५४ 

मसस्वतीदेवी, इल्लिन्दला १८५ 

सलदना, एल ० एल २०४ 


३७७ ३८१ 


न] 9 है 


सलीम वहींउद्दीन ५४ 

सहगल नग्रनतारा ४४९ 
महस्रव॒द्रं, सी० आर> ३४६ २१०८ 
साकिव ५४ ५५ 

सागर निजामी ६? 

साकोरीकर द्री० टी> ३ _ 
सादी ३८४ 

सान्‍्याल, प्रवोधकुमार २६" 
साने, गृझजी १४८, २६२ 

साने गीता २६२ 

साबत, कुन्तलाकुमारी डॉ ४६ 
साबित, भ्रनीगाह ३३८ 

सामी ३७६, ३७७ ३८१ ३८९ 
सारलदास ३२, ४१ 

साराभाई, भारती ४४८ 
साराभाई मृणालिनी ४४८ 
सालि ८०, १०२ 

सालिक ५९ 

सावरकर, वेर्स्टिर ४४५९ 
सावरकर वि० दा० २६५ 
साहिर ५९ 

साहीं, विजयदेव नारायण ४२६ 
सिद्धान्त एन० के० ४४८ 
सिद्दीकी अच्चुल सत्तार 3२ 
सिद्दीकी, महमूदां खातून २३६ 
सिहीवी, रघीद श्रहमद ७०, ३२ 
सोतलवाद, चिमनलाल ८४४९ 


५११२ 


मीतादेवी २३६ 

सीतादेवी ३५० 

सीतादेवी, वी० १९१ 

सीतारामय्य, वी० ८७, ९०, ९३, 
१९६, १०२ 

मीतारमैया, पद्टामभि 
४६२ 

सीतापति, जी० वी०, डॉ० ३५६ 

सीमाब ६० 

सील, बृजेन्द्रनाथ ४४९ 

सुखलालजी, पडित १४९ 

सुब्बाराव, के० वाई० ३२१ 

सुब्बाराव, त० रा० ९२ 

मुब्बाराव, नडूरि १७७ १८० 

सुब्बाराव, नायनि १७९ 

सुब्बाराव, रायप्रोलु १७७, १७९, 
१८२, १८३ 

सुब्या राव, एस० वी०७ 

बाबू) १८६, १९१ 

सुदरराज कवि, इलत्तूर २६१ 

सुन्दरम्‌ (त्रिशुल) १३२, १३३, 
१९३९, १४९ 

सुदर्शनपति ३४७ 

सुधाकर ३६७ 

सुभद्राकुमारी चौहान ४१४, ४१८ 

सुमन, शिवमगलसिह ४१२ 
सुरदेव, गोविन्द ३९ ४४ 


४४४ 


(बुच्चि 


झ्राज का भारतीय साहित्य 


सुरेद्रनाथ ४४३ 

सुरेन्रमोहन ३५२ 

सुहरावर्दी, शाहिद ४४६ 

सुहैल ६५ 

सूबेदार, मनु २७४ 

सूरन, पिगलि' १७५ 

सूरदास ३७६, ४०० 

सूरि, तेन्नेटि १९१ 

सूरि, मल्लिनाथ १७६ 

सेवक, नवनीत १४६ 

सेवाराम २०० 

सेवहाणी, फतेह मोहम्मद ३८७ ' 

सेटना, के० डी० ४५५ 

सेट, श्रादि के० ४४७ 

सेन, उपेन्द्रनाथ ३३७ 

सेन, गणनाथ कविराज ३२६ 

सेन, गिरीशचन्द्र २३७ 

सेन, दिनेशचद्र, डॉ २३७, २३. 

सेन, देवेन्द्रनाथ २२५ 

सेन, प्रियरजन ४७ 

सेन, केशवचन्द्र २३७ 

सेन, शशाकमोहन २३७ 

सेन, सुकुमार, डॉ २१५, २१ 
२३९ 

सेन, क्षितिमोहन, प्रो० २३७ 

सेनगुप्त, अचिन्त्य २३९, २२५ 

सेनगृप्त, जितीन्द्रनाथ २२५ 


